प्रकाशक : 

जैन बवेताम्बर तेरापंथी महासभा 
३, पोर्चुगीज, चचे स्ट्रीट 
कलकत्ता-१ ह 

छ 


प्रथमावृत्ति : 
१६६२ 
छ 


प्रति संख्या : 


१००० 


पृष्ठांक : 
४०७० 


मूल्य 
सात रुपये 


मुद्रक 

इयामकुमार गर्ग 
राष्ट्रभापा प्रिन्टर्स 
कचींस रोड, दिल्‍ली 


समर्पण 


मेरे अहंद्‌ व सम्यक्‌ संबोधक 
तथा 
न्याय व औचित्य के अनन्य निर्वाहक 
श्रीमत्‌ काढृगणी 
को 


सम्पादकीय 


आचायंश्री भिक्षु को जो तत्त्व-दर्शन मिला, वह उनके लिए सहज उपलब्धि 
थी । लोगों को लगा, यह उनके मस्तिष्क की अ्नहोनी उपज है। ज्यों-ज्यों समय 
वातता जा रहा है, वह तत्त्व-दशन वहुजन योग्य बनता जा रहा है। स्वस्थ और 
तटस्थ चिन्तक उसे आसानी से पचा पा रहे हैं। अनहोनी लगने वाली बात यथार्थता 
की कसौटी पर खरी उतरने लगी है। साम्प्रदायिक व्यामोह से मुक्त मानस आज 
यह समभने लगा है, आचायेश्री भिक्षु ने अहिसा का जो स्वरूप बताया, दया-दान 
की जो व्याख्याएं दीं, वह भगवान्‌ श्री महावीर द्वारा उपदिष्ट ही थीं। मुनिश्री 
नगराजजी ने प्रस्तुत पुस्तक में इस विषय को तार-तार कर खोल दिया है। 

यह मानने में संकोच नहीं होना चाहिए कि लोकोत्त र पक्ष की संसिद्धि में 
लगे संसार में लौकिक पक्ष को बहुत ही उपेक्षित बना दिया था। लोग समाज में 
रहते हुए भी ऐहिक जगत से इतने पराड-मुख हुए कि समाज और धर्म का सन्तुलन 
ही विगड़ने लगा। उसका ही परिणाम हुआ कि लोगों ने परोक्ष को गौण कर 
प्रत्यक्ष को उभारने का उद्घोष बहुत जोरों से उठा लिया। लोग परोक्ष की साधना 
भूल गये और प्रत्यक्ष ही अथ और इति बन गया। परन्तु प्रत्यक्ष की चिन्ता न 
करना जितना घातक हुआ उससे भी बढ़कर घातक वर्तमान की जड़ उपासना 
बन रही है। आगे चलकर यह और भी भयावह प्रमाणित हो सकती है। श्राव- 
इ्यकता ऐसे दर्शन की है जो प्रत्यक्ष जीवन और परोक्ष जीवन में सम्यक सन्तुलन 
बिठा सके। मुनिश्री नगराजजी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक में ऐसे दर्शन को मूर्त करने 
का सफल प्रयास किया गया है। 

अब तक ऐसे विषयों पर जो भी लिखा जाता रहा है, वह विवादात्मक 
पद्धति से लिखा जाता रहा है । झोध-दृष्टि का विकास इस युग की देन है। प्रस्तुत 
पुस्तक में जो कुछ विवेचनात्मक लिखा गया है, वह समय शोध पद्धतियों पर ही 
आधारित है। दया-दान आदि विषयों पर लिखा गया अपनी शैली का यह प्रथम 
अन्ध ही माना जा सकता है। 


अनुकम्पा चौपई आचार्यश्री भिक्षु का एक मान्यता ग्रन्थ है। तेरापंथ की 
मान्यता का वह एक मौलिक शास्त्र है। उसका हिन्दी अ्रनुवाद कर व अहिसा- 
पर्यवेक्षण शीर्षक से उस पर एक विवेचनात्मक उपोद्घात लिखकर सिद्ध-हस्त 
मुनिश्री ने इसे जन-भोग्य और विद्वज्जन भोग्य एक स्वाध्याय ग्रन्थ बना दिया है । 
सम्पादन कांये में यतृकिचित्‌ योगभूत होकर तेरापंथ द्विशताव्दी समारोह पर 
मैं भी श्रद्धास्पदआचार्यश्री भिक्षु को श्रद्धाज्जलि दे पाया, इस बात का मुझे परम 


हे है। 
२०१८, पौष शुक्ला पंचमी मुनि महेन्द्रकुमार 'प्रथर्मा 


कठौतिया भवन, दिल्‍ली। 


अनुक्रम 


अहिंसा-पर्य वेक्षण 33 
आगमिक धारणा 
मानव-सम्यता का उदय 
वेदिक संस्कृति और श्रमण-संस्क्ृति 
ऐतिहासिक दृष्टि ४-१२ 
आर्यों का आगमन 
प्रागू-पार्य॑ सम्यता 
त्रिमुख मूर्ति 
शिव या शान्ति जिन 
प्रागाये-वंश 
नवागत संस्कृति और श्रीकृष्ण 
घोर आंगिरस अर्थात्‌ नेमिनाथ 
महावीर और बुद्ध की अहिंसा का मूल'उद्गम 
प्रागार्य और आयें-संस्क्ृति में विनिमय 


विभिन्‍न मतों में श्रहिसा का स्वरूप श्स्श्श्‌ 
शांकर भाष्य और पातञ्जल भाष्य में अहिसा-दुष्टि ु 

योगदर्शेन में करुणा १५-१६ 
दुःखापनयन अर्थात्‌ आत्मोन्नयन 


भगवान्‌ भरी महावीर 
निरामिषता और अ्रहिसात्मक यज्ञ 
अहिसा का उग्र निरूपण और सूक्ष्म समीक्षा 
दानपरक करुणा 
जगज्जीव-रक्षा का स्वरूप 
जीवन और मृत्यु की निरपेक्षता 
आत्मोपचायक जीव-रक्षा 


१७-२६ 


स्व और पर की अपेक्षा में भ्रहिसा का विधि-पक्ष 
आझगमिक और औपनिषदिक स्वरूप 
आत्म-उन्नायकता से देहोषचायकता की श्रोर 
श्रात्मोन्‍्तायक अश्रहिसा में देहोत्नायकता कब से और क्यों ? 
निवर्तक और प्रवर्तक : एक संदिग्ध दाव्द-प्रयोग 
अगवान्‌ बुद्ध और महायान-सम्प्रदाय की करुणा 
गौतम बुद्ध के विधायक उपदेश 
हीनयान और महायान के मोक्ष सम्बन्धी विचार 
महायान-सम्प्रदाय का करुणा व लोकोपका र-सम्बन्धी श्रभिमत 
भगवान्‌ बुद्ध और क्षुधात्तें व्यक्ति 
सम्राट्‌ अशोक के शिलालेखों में 
महायान और लोक-संग्राहकता पर लोकमान्य तिलक 
गीता की लोक-संग्राहुक दृष्टि 
भक्तिवाद की भ्रूमिका में अच्तर 
ग्रनासक्ति के नाम पर भोगवाद का आलम्बन 
गीता प्रवृत्तिमार्गी ग्रन्थ या निवृत्तिमार्गी 
'ईसाई धर्म का प्रभाव 
अहिसा के अ्रपवाद और पृण्य-मान्यताएं 
अहिसा-विभक्ति के दो कारण ८ 
वेदिक परम्परा में श्रपवाद-संयोजन 
जन परम्परा में श्रपवाद-संयोजन 
श्राधाकर्म दूषित आहार व मांस 
हँस तेल की भी ग्राह्मता 
विरोधी को श्रप्रत्यक्ष मृत्यु दण्ड 
कोंकंणदेशीय साधु द्वारा तीन सिंहों की हिसा 
ब्राह्मणों का सामूहिक वध 
अपवाद-संयोजन में भाष्यकार और चूणिकारों का योग 
अन्नह्म-सेवन व प्रायश्चित्त-विधान 
आअहिसा-विभक्ति का दूसरा कारण 
पुण्य-मान्यता का हेतु 
असंयति दान व अनुकम्पा-दान 
पुण्य-निष्पत्ति के कारण 


२६-२६ 


२६-३३ 


३४-३८ 


३६-४० 
४०-४० 


४२१०-२७ 


अनुकम्पा दान व धर्म दान 
जैनाचार्यों द्वारा लोक-प्रवाह को मोड़ 
लोंकाशाह द्वारा मोक्षाभिमुख अहिसा पर बल 
अहिसा-स्वरूप का विकास या विपर्यास 
साहित्य में रागात्मक तत्त्वों का आविर्भाव 
साहित्य से राष्ट्रीय जागृति के क्षेत्र में 
उपयोगिता के साथ यथार्थता का निर्वाह अपेक्षित 
अहिसा शोर धर्म का प्रयोजन 
ऋन्तदर्शोी आचार्यश्री भिक्षु 
निष्ठा और परिभाषा 
धर्म की कसौटी--आराज्ञा और संयम 
अविभकक्‍त अहिसा 
परम कारुणिक 
तो एकेन्द्रिय जीवों ने कब कहा था ? 
मात्स्य न्याय 
सामाजिक जीवन की अपेक्षा में 
स्थावर-भ्रहिसा का विवेक 
धर्म के दो स्‍्वरूप--अ्राधिभौतिक और श्राध्यात्मिक 
धर्म शब्द का प्रयोग : एक समस्या 
महात्मा गांधी के शब्द-प्रयोग 
तिलक और धर्म का उभयात्मक स्वरूप 
लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म की विभवित 
प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वित मार्ग 
धर्म के दो विभाग 
हैष और राग की परख 
एक सन्तुलित'जीवन-दर्श न 
तक और चिन्तन के राजपथ पर 
विवेचन की परिपाटी 
जीवन : सराय का बसेरा 
नये जीवन-दर्शन का ज्वलन्त प्रइन 
समाज-धारण के आधार-सूच 
नि्ेतुक भय 


५७०६५ 


६०-६२ 
६२०६६ 


3७छण०नन्‍७प८ 


उघन्पपफ 


सामाजिक परिणाम भी असुन्दर 
करुणा और सेवा 
सेवा और दान की श्रपेक्षा नहीं 
आधुनिक समाज-शास्त्र में 
दान-पुण्य श्लौर जनतन्त्र व्यवस्था 
दान और मनुष्य का स्वाभिमान 
समाज-कल्याण का श्रथ॑ 
समाजोपयोगिता श्र अ्रध्यात्म 
घर्मोपदेशकों की जागरूकता 
रक्षा और उसका विवेक ८प-६३ 
दया का श्राध्यात्मिक और लौकिक स्वरूप 
साध्य और साधन का विचार 
दो मर्यादाएँ 
तीन दुष्टान्त 
अल्प हिला और श्रतल्प रक्षा &६४-१०० 
हिंसा और उन्मुक्तता 
सांप और पड़ोसी 
इन्द्रियवाद को मान्यता 
अहिसक का उद्देश्य 
मिश्र धर्म पर दो और उदाहरण 
साधारण जीव-जन्तु और मनुष्य का भरण-पोषण 
हिंसा के बिना धर्म नहीं होता 
राजाज्ञा और श्रहिसा १०३-१०४ 
गअमारिपड़ह' 
रेबती और मांस-भक्षण 
संम्राट्‌ अशोक का शासन काल 
राज्याधिका रियों का दौरा 
राजाओं का परम्परागत आचार | | 
गांधीजी श्र अहिसा . १०४-११६ 
सत्याग्रह-विचार 
चीनी, खादी और चाय 
माता का शिक्षु-प्रेम 


रामायण और महाभारत 
मछली, वनस्पति और जल-जन्तु 
शिक्ष के लिए सिंह-बध 
खटमल, मकड़ी का जाला व पतंगे भ्रादि 
व्यवसाय और खेती 
अहिसा और उपयोगितावाद 
भावना और कार्य 
ज्ञानपुर्वक दया 
तत्त्व-निरूपण और लोक-धारणा 
आचार्य भिक्षु का उम्र सत्य 
गांधीजी की स्पष्टवादिता 
मत-विभिन्‍नता भी 
कथनो फरनी में भेद 
श्रागमों सें अनुकम्पा-प्रसंग 
झाचार्य भिक्षु श्रौर प्रनुकस्पा चौपई 
शनुकम्पा चौपई श्रौर भ्रहिसा-परयं वेक्षण 
अहिसा-पर्यवेक्षण' क्‍यों श्रौर कब ? 
अनुवाद कार्य 
श्रहिसा-प्य॑वेक्षण में प्रयुक्त ग्रन्थ 


ख्रनुकम्पा चौपई 
ढाल: १ । 
ढाल: २ 
ढाल: ३ 
ढाल: ४ । 
ढाल: ५ ४ 
ढाल: ६ 
ढाल: ७ 
ढाल ४: ८ 
ढाल: & 
ढाल : १० 
ढाल : ११ 


११६-११६ 
१२०-१२४ 
१२४-१२८ 

१२६ 

श्२६ 
१३०-१३२२ 
१३२-१३६ 


श्३रे८ 
१४६ 
१४० 
१६० 
१६४ 
१७० 
श्प० 
श्श्ड 
२१३ 
र३२ 
रध्८ 


अहिसा-पर्यवेक्षण 


प्राणीमात्र की जिजीविषा' और भव-सप्ुमुक्षु की कषाय-विजिगीषा' से झ्रावि- 
भूत यह अहिसा की धारा कालक्रम के साथ नाना अवरोहों और आरोहों में सतत 
प्रवाही रही है । इतिहास के राजमार्ग पर लाकर इसके उन्मेष और निमेषों का जब 
हम चिन्तन करते हैं तो इसकी दार्शनिक जटिलताएं दूर हो जाती हैं और इसका 
सह॒ज स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। इतिहास केवल अ्रतीत की काल-गणना 
का ही व्यौरा नहीं देता, कभी-कभी वह वर्तमान की यथार्थता का भी मानदण्ड 
बन जाता है। 


श्रागसिक धारणा ह 
झागमिक और पौराणिक धारणा के अनुसार उत्सपंण और अवसर्पण के 


रः 


प्रत्येक काल-चक्रार्ध में चौवीस तीर्थंकर होते हैं भौर वे सभी उपदेश करते हैं--प्राण, 
भूत, जीव, सत्त्वों की हिंसा न करो, उन पर शासन मत करो, उनको पीड़ित मत 


१. के. सब्बे जीवा थि इच्छन्ति, जीविउं न मरजिउं। 
तम्हा पाणिवहूं घोरं, निग्गन्था चज्जयन्तिणं ॥ दस० ६. १० 
ख. सब्बें पाणा पियाउया सुहसाया दुह् पडिकूला श्रष्पियवहा पिय 
जीविणो जीविउ कामा। सब्वेसि जीचियं पियं, वाइवइज्ज किचण्णं । 
““आचा० १. २. ३. 
ग. जिजीविषा पर विशेष---अ्रहिसा भ्रौर धर्म का प्रयोजन प्रकरण में। | 
२. क. कोहोय माणों य श्रणिग्गहीया माया य लोभो य पवड्दसाणा । 
चत्तारि एए कप्तिणा कपाया सिब्चन्ति मूलाईं पुणच्भवस्स ॥ 
“-देस ० ८. १०५ 
ख. यः खलु क्षषाययोगात्‌ प्राणानां द्रव्यभावरूपाणां । 
व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिसा।॥॥ 
“पुरुषा्थ सिद्ध पाय इलोक ४३ 
गे. फपायमुक्तिः किल मुक्तिरेव 


छ अहिसा विवेक 


करो, उन पर प्रह्मार मत करो, यही धर्म शुद्ध है, नित्य है श्ौर शाश्वत है ।* 

वर्तमान कालचक्रार्ध के प्रथम तीन अब्यायों (आरों) में इस कर्म भूमि पर 
यौगलिक सभ्यता रही। उस समय सभी लोग भाई-वहिन के युगल में पैदा होते 
और तारुण्य पाकर वही युगल दम्पति रूप में वन जाता । कल्पवृक्ष ही उनकी 
इच्छाएं पूरी करते। वे रोगी नहीं होते। उनका मारणान्तिक रोग एक छींक व 
एक जम्भाई होता । वे वहुत सुन्दर होते । कपाय-चतुष्क की अ्रल्पता में उनका 
प्राकृतिक जीवन बहुत सुखी होता | उनमें सहज संबोध होता, पर जीवन-व्यवहार 
में उनके न तो धर्म-विवक्षा होती और न धर्म-शुश्रूषा । तात्पयं उन तरुवासी 
युगलों के जीवन में नतो हिंसा की प्रवलता थी और न अ्रहिसा का विहित 
विकास ।* 


सानव-सभ्यता का उदय 


इस कालचक्रार्ध के तीसरे अध्याय के अन्त में यौगलिक सभ्यता समाप्त हुई 
और मानव-सभ्यता का उदय हुआ प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ प्रभु ने अपने 
शासकीय जीवन से लोगों को कर्म का प्रशिक्षण दिया, जो कि इस मानव-सम्यता 
के प्रथम राजा थे। तभी से कृषि, वाणिज्य, क्षात्र तथा शिल्प प्रभृति कर्मों का 
प्रारम्भ समाज में हुआ | श्रादिताथ प्रभु ने ही अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को वह॒त्तर 
कलाओं का, द्वितीय पुत्र बाहुबली को शरीर-लक्षणों का, पुत्री सुन्दरी को गणित 
का तथा ब्राह्मी को सर्व प्रथम लिपि का ज्ञान दिया ।* कहा जाता है, वही ब्राह्मी 
लिपि अ्रव तक प्रचलित है और ताना लिपियों के रूप में उसका विकास हुआ है। 





१. सब्बे पाणा, सब्बे भूया, सब्ये जीवा, सब्बे सत्ता न हंतव्वा, 
न अ्रज्जावेयव्वा, न परिघेतव्वा, न परियावेयव्वा, न उद्दवेयव्बा । 
“+आचा० १. ४. १ 
२. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, कालाधिकार तथा त्रिषष्टिशलाका पुरुष० पर्व १ 
सर्ग २ इलोक १०६ से १२५८ 
३. क. त्रिषष्टिशलाकायुरुषचरित्र पर्व १ सर्ग २इलोक ६२५ से ६७० 
ख. तेवट्टि पृब्वसय सहस्साईं महाराय वासमज्मे वसइ, तेवट्टठि पृष्वसय 
सहस्साइईं महाराय वासमज्भे वबसमाणे लेहाइश्राश्नो गणिश्रप्पह्मणाश्रो 
सउणरुभ्र पज्जवसाणाओ बावत्तरियकलाश्रो चोसदिठ महिला गुणे, 
- सिप्पसयंच कस्माणे तिण्णिवि पयाहआ्राए उवदिसइ। 
*“जम्बद्ीपप्नज्ञप्ति, कालाधिकार 


अहिसा-पर्यवेक्षण ३ 


भ्रव तक के समाज में अहिंसा धर्म का उपचरित उदय नहीं था, पर वाणिज्य आ्रादि 
कर्मों के साथ-साथ उसके उदय की अपेक्षा समाज में श्रवश्य हो चली थी। राजा 
ऋषभ ने कर्म-प्रवर्तन के अ्रनन्तर ही धर्म-प्रवर्तन का वीड़ा उठाया और वे राज्य, 
स्त्री, पुत्र, स्वण, रजत भ्रादि को छोड़कर इस श्रमण संस्कृति के प्रथम श्रमण बने । 
सुदीर्घ तप: साधना से कैवल्य प्राप्त कर तीर्थंकर बने और अहिसा धर्म का प्रवर्तन 
किया । उसके वाद काल-प्रवाह के साथ-साथ मनुष्य की भोगैषणा समय-समय पर 
' बढ़ती रही व अश्रहिसा धर्म का अपवर्तत होता रहा और एक के वाद एक होने वाले 
तीर्थकर उसे उद्वर्तन देते रहे। यह है अहिसा के निमेष और उसन्मेष की जैनी 
गाथा। 
वदिक संस्कृति ओर श्रमण संस्कृति 


जैन-धारणा के अनुसार वैदिक संस्कृति भी श्रमण संस्कृति से बहुत दूर की 
वस्तु नहीं रही है। ऋषभनाथ स्वामी के युग में ही भरत चक्रवर्ती ने उनकी वाणी 
का चार वेदों के रूप में संकलन किया और उसने ही ज्ञान, दर्शन और चारित्र के 
प्रतीक यज्ञोपवीत का प्रवर्तन किया ।* वे वेद बहुत वर्षों तक श्रमण संस्कृति के 


१. ज्ञानदर्शनचारित्रलिड् रेखान्नयं नुपः। 
वेकक्ष्यमिव का्किण्या, विदधे शुद्धिलक्षणम्‌ ॥ 
अद्धंवर्ष5द्ंचवर्ष च, परीक्षां चक्तिरे नवा:। 
श्रावकाः काकिणीरत्नेना$पलम्बयन्त तथव हि ॥ 
तल्लांद्ना भोजन ते, लेभिरेड्याइपठन्तिदम्‌ । 
जितो भवानित्पाद्‌ च्चे माहनास्ते ततोइड्भवन्‌॥ 
निजास्यपत्यरूपाणि, साधुभ्यो ददिरे च ते। 
तन्मध्यात्‌ स्वेच्छया केडिचदू, विरक्तेत्रेतमाददे॥ 
परीषहासहैः क्श्चिच्छावकत्वमुपाददे । 
तथंव बुभुजे तेब्च, काकिणीरत्नलांछितेः ॥ 
भूभुजा दत्तमित्येश्यो, लोको5पि श्रद्धया ददौ । 
पूजिते: पूजितो यस्मात्‌, केन केन न पुज्यते ? 
शहंत्स्तुतिमुनिश्नाद्धतामाचारीपवित्रितान्‌ । 
भ्रार्यानू वेदान्‌ व्यधाच्चक्नी, तेषां स्वाध्यायहेतवे ॥ 
ऋ्रमेण माहनास्ते तु, ब्राह्मणा इति विश्वुता:। 
काकिणीरत्नलेखास्तु, प्रापुर्यक्षोपवीतताम्‌ ॥ 
“भिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम पर्व १ सर्ग ६ इलोक २४१ से २४८ 


हैः ु श्रहिसा विवेक 


आधार ग्रन्थ रहे । धीरे-धीरे रूपान्तर पाते हुए एक स्वतन्त्र संस्कृति के आदि 
शास्त्र बन गए" और दोनों परम्पराओं की हिसा और अहिसा की व्याख्याओं में 
बहुत बड़ा श्रन्तर थ्रा गया । सम्भव है, इन पौराणिक उदसन्तों में अधिक यथार्थता 
नः हो, पर जबकि आज हम उस युग की यथार्थताश्रों को खोजने सुमेरियन और 
बाबिलोनियन” सभ्यता के पुरावे ढूंढ़ते हैं और उनके आधार पर अपनी कल्प- 
नाएं जोड़ते हैं तो यह उचित नहीं कि भारतीय परम्पराश्रों में मिलनेवाले तथा 
प्रकार के उदन्तों को केवल पौराणिक कल्पनाएं कहकर यों ही छोड़ दें) हो सकता '* 
है, उन अभिमत कल्पनाशओों के नीचे भी कोई यथार्थ आधार निकल आए और हमें 
किसी वास्तविकता तक पहुंचने के लिए वह एक ऐतिहासिक तथ्य बच जाए। 


ऐतिहासिक दृष्टि 


भ्रार्यों का आगमन 


मेक्‍्समूलर तथा अन्य पाश्चात्य विद्वानों की गवेषणाग्रों ने यह तो सर्वेसम्मत 


१. वेदाइचाहेत्स्तुतियतिश्राद्ध धर्म सयास्तदा । 
पश्चादनार्या: सुलसायाज्ञवल्स्‍्पादिनति: कृता : ॥२५६॥। 
-+त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रस्‌ पर्व १ सगे ६ 
२५ 50776 #06 शक ॥6९9 (9०006 ० पञ005 लंशंटक्ाां०7) 
ज6ए6 706 5६76 35 76 5णए6/क्रा5, एर।8 00675 0]0 धार ॥6फ9 
शलश्ाल फाबएंतंक्रा53, 90०76 8887 720॥60ए० 80 6856 श० श076 
06ग्राए्वा,. 680००0काए 60 ॥75$ ए०ए, 6 फावशंतांक्ा53 870 076 
06 7789॥760 (6 ए06 07 पाता, ००478 06 शिप्मुंब), शिंगर् 
था उद्योप्रतमा डबरा, 3270 ए/80703॥9ए खांशाशा०0 40 ९६०००४7॥7१४०. 
प्रफ७ ४० पद्वा 76 फग्णंतांदा बगा8088० 75 हगी] 59०८० 759 76 
छात्राएं 970096 0 फ्रबपरगांशिद्वा 8 ला क्‍0 7606 87शाहा। 40 [78 
शंल्ण़, +-वैयागंधा ]043 (4॥ 46ए०7००१० प्रां॥079 ०0तविएती३-?2४६ ) 
99 (/०४॥००४०४7, 7२8ए (3००४५ 2१० ९, , ])7008, (0. 88 
३. बैदिक संस्कृति की उत्पत्ति बाबिलोनियन संस्कृति से हुई है। मेरा यह 
पूर्ण विश्वास है, बाबिलोनियन भाषाओं का श्रच्छी तरह श्रध्यपन किए बिना 
बहुत-सी चेंदिक ऋचाओं का वास्तविक श्रर्थ समझे में नहीं झ्राएगा । इन्द्र की पुजा 
सोमपान-विधि श्रादि की जड़ बाबिलोनियन संस्कृति में ही है । 
“भारतीय संस्कृति शरीर श्रहिसा पृष्ठ ५१, पुर्ण विवेचन पृष्ठ १ से ५१ 


अहिसा-पर्यवेक्षण ५ 


रूप से प्रमाणित कर ही दिया है कि किसी युग में उत्तरी क्षेत्रों से वंहुत बड़ी संख्या 
में आये लोग भारतवर्ष में आए । उन लोगों की एक व्यवस्थित सम्यता थी। 
यहां के आ्रादिवासी लोगों को उन्होंने सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि सभी 
क्षेत्रों में परास्त किया और उत्तर से दक्षिण तक समग्र देश में अपनी संस्कृति का 
प्रभाव बढ़ाया । यह वही सभ्यता है, जिसे लोग वैदिक सभ्यता के नाम से अभि- 
हित करते हैं। ६ 

प्राग-आरय सभ्यता 


इस गवेषणा के साथ अब तक यह तथ्य भी जुड़ा हुआ था कि आर्यो के आग- 
मन से पूर्व इस भारतवर्ष में कोई समुन्तत सभ्यता या संस्कृति नहीं थी। जैन और 
वौद्ध परम्पराएं भी इसी संस्कृति की उत्क्रान्तियां मात्र हैं। इन दिनों में जिस 
प्रकार इतिहास एक करवट ले रहा है, उससे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आरयों 
के आगमन से पूर्व यहां एक समुन्तत संस्कृति श्नौर सभ्यता विद्यमान थी।? वह 
संस्कृति श्रहिसा, सत्य और त्याग पर ग्राधारित थी। यहां तक कि उस संस्कृति में 
पले-पूसे लोग अपने सामाजिक, राजनेतिक व धामिक हितों के संरक्षण के लिए भी 


युद्ध करता पसन्द नहीं करते थे। अहिसा उनके जीवन-व्यवहार का प्रमुख अंग 
थी।* 


]. "986 शाह 35 ॥ ॥97ए, ॥076 45$ ॥04 ६6 ]९890 6009६ 036 ए९ 
एथा ॥0 [0.867 ३०९९७ गिर ए6एछ, 70ग्न आाध49 ॥606, ।व4 ५९१॥० 
(रागय्था0775 6 506 ठिणार्व3प०ा 0 थ। 5प०5९०0००ण लंएं।२०- 
(05 ॥7 परठ8, 7॥9॥ 6 एा0प्र5 ए३॥७ए टांजीटबा0ा 068०८८०७०९० 
800५6 85 96809 3 एज गाए0ण800 ०0एए00६07ए7 [80070 ६0 (॥6 
डश70ए॥ बाते 46ए९[०क्ुणशा ० लगता 7 5 ०0०एए 0795 
0७१ 90 000७६.” 
नशा वात3, (व क4ालंथा मांडा0ताए 0 गताब--एशा ) 
99 क्षिप्राएपंश, ऐिछ७ (३०१४9 270 &., ॥९, 70009, 9. 23. 
2, वा कीं उतंद्व 0 #्रांघाइ8 07 ए्र0-एशंणथार८ छ४$ (९ 
9929० ए7ण०फरी ण श॒िर-काओला एंशीडबाॉता पा पा0॑9३ 45$ 0एछ9 (0 
दाल 50ी०!85 एशा० द्यारणिए हण्वा50 पाल वात एशालए (परज्ारब- 
पंणा 95 इ९ए्टबे्पत 99 पी ट्बरवा0णा5 ्े शणाला-]0-0870 47० 
प्धाणए09., ॥॥67९, [0 धी6 ६8 उइणए756 0 ॥॥6 €:एथ5, (6५ 
ए०णपा ग0 एल्वए9०ण7५5 0 6 एए7छ056 णी 0०7९९ धात॑ 066०८, 


६ - ह अहिसा विवेक 


भौतिक विकास की दिशा में भी वे लोग प्रगति के शिखर पर थे। उनके 
आवास, उनके ग्राम और उनके नगर बहुत व्यवस्थित थे और हाथी व घोड़ों की 
सवारी भी वे करते थे । उनके पास गमनागमन के यान भी थे ।" यहां तक कि उनमें 
भक्ति” और पुनर्जन्म के विचारों का भी विकास था। 


त्रिमुख सूर्ति 


मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से मिलने वाले पुरातत्त्वावशेष उप- 
रोक्त धारणाश्रों के श्राधार बनते हैं । इन अवशेषों में एक योगासन स्थित त्रिमुख 
योगी की प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है। उस मूर्ति के सम्मुख हाथी, व्याप्न, महिष 
ओर मृग आदि पशु स्थित? हैं । इस मूर्ति के विषय में विद्वानों द्वारा नाना कल्प- 


एएणआ 76 ब98९2706 00065(0प ०९९७ 4779&76958, [6 ९५७४7६ ॥8४6 
९0776 40 776 ००ग्रणपरशंगा धक्का ॥8 ए९०06 ०॥6 475 ५४०५४ 
एाजाशएबांतगा ठंद गठ ्रा।टा65४6058ए९५७ ] एशा।॥ए जार एाती 
279909१9, 87987700 99 धाला शांशा टप्रांप्रा'5ह 870 टाशास्‍श4707॥, 4९9 
500थ0फ्ा ए47700 0॥ शी 3वथ्ि[$---800३), छणी[08] बात वश- 
श0705$ ज़रां7004 ॥70ए78 8786९]५658 | 79 फ़क्थ'$ 
--%6 एलांहा0ा ०8७58 99 2704. ७, (#वब्वात8ए७7॥, ।४. 8.0. 7. 
१. ॥४6 ए9९०फाी० व्णप्रशक्ष्त 76005 0 धो, 74560 ०86९, 
(9766 ६6 ॥0786, ॥38700०955606 (6 99[7007 40 490-ए)॥8०)४९ ९४॥$, 
गाव 8प78॥ (06 ९[९०।४76 [0 ८279 9प्रः0०॥5. 
नजाणावाजुं०-पैद्धा० ॥06॥7605 एटांसएर2/०0) [ 98)५0!. 3, 
97. 93-86. 
२, वशवांट्वाणा 0०4॥6 €हां5-68008 ० ॥6 8॥व607-07ॉ., 300 6ए६८॥ 
रण 8076 छं]056कशञा॥्रर्यवा (0०7776$8 76 (६७(९770590008$, 78५० 
850 9687 ०0पव व 'श०णाट८ा-[०-487०. 
+--+-ह87णंगा वा! (4॥ /ै॥ग्ंथा। प्रांड09 0 ]69--9क7 ) 
589 /४थग्रवाण, रि०ए (शह्रप्0379 8276 हू, ।6, ])प609., 90. 27 
३. पि6& ॥85 8 (९६४ 7076 ब्रा ॥88 76 ९6३एणगबां, ।9 परंहेथ', 
ग6 एंगा।008005, दावे (76 9प्रीह्घि० 27070980 70070 #[फा, 
“-चिणाणानु०-त80 800 6 वात एपंज्रााट4707 (93) ५०, 
,97. 84-83. 


अहिसा-पर्यवेक्षण ७ 


नाएं की गई हैं। वहुतों का कहना है--यह पशुपतति शिव की मूर्ति है'। यह भी 
सोचा गया है कि योगसूत्र---श्रहिसा प्रतिष्ठायां तत्‌ सन्निधो वैरत्याग:” के सूचक 
किसी पहुंचे हुए योगी की मूर्ति है।* 


शिव या शाच्ति जिन ? 


न्रिमुख मूर्ति के अवलोकन से अहहत्‌-अतिशयों से अभिज्ञ व्यक्षित के मन में यह्‌ 
कल्पना भी सहज रूप से होती है कि समवसरण स्थित चतुर्मुख तीर्थंकर का ही वह 
कोई शिल्प-चित्रण है । उसकी वनावट के साथ एक मुख का अदृश्य होना स्वाभा- 
बिक है । यह विशेषता तो तीर्थंकरों की स्वयं सिद्ध है ही कि उनके सान्लिध्य में 
व्याध्न, गज, मृग आदि नित्य-विरोधी पशु भी मैत्रीपूवेक बैठते हैं। मृग की भ्रवस्थिति 
ठीक वैसे ही है, ज॑से वर्तमान युग में शान्तिनाथ प्रभु की मूर्तियों में हुआ करती है । 
मृग सोलहवें तीर्थंकर का लांछन भी है। यह्‌ कल्पना इसलिए की जा सकती है कि 
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में कुछ अन्य मूर्तियां तथा मुद्राएं उपलब्ध हुई 
हैं, जिनसे जैन तीर्थंकर भ्ौर जैन संस्कृति का भ्राभास मिलता है, ऐसा विद्वानों का 
अभिमत है ।* ह 

त्रिमुख मूर्ति के विषय में उपयु वत कल्पना एकाएक भले ही कुछ दूर की लगे, 


१. श्णाह पील/शाए$ 0 8 ॥लांशिंएपड जीशबएला ठणिणाएं 8६ 
शि०णाएानु१-१800 8ए९ ॥0 09 गी8ए॥765 066 70067 800068$ 
एछण 250 4807९8 09 पर्व 900, ७॥0 5 [0 97007 706 07 ॥॥6 
]9070 8४9. 

“-रचगीलाजुं०-१80 जात पा ० परत १४ छांशीरशां०ा (98) ५४०, 4, 

99. 52-83. 

२. ववा5 शायतत65 प$ 0 6 धि]005 ४0249 475878 39075॥7 

'ांता 895 त0 छा वीए वा वी 9768०0९ 08 ४0ए॥ ९४०४४०॥8॥6०१ ॥7 


धंा53. (॥07-श0थाए०), ९एशा ॥6 शि0०थं०प४ शार॥5 8ए७ पर 
पीशो ग्रीीशिया प्रो छत॥059. 


+--+॥59 ॥ 709 (एछॉाएः2. 


09 90. |एशा।्रेतं ॥9॥9, /४. &., 0. ]40. 

३. कथा शिववप्यते उशा। गा जी छएथए0७ए गा ९ ए0०० ता 

खैवा59, वंविशाप्क्ाव रिच्द्व०0406०ए०४ 59०००) प्रात, एण. पता 
२०, 8-4: 'ाणा-2ै97., 057, 00. 52-6. 


घर श्रहिसा विवेक 


पर उस सम्बन्ध से शिव की कल्पना करने में भी विद्वान्‌ पूरा निर्वाह नहीं कर पा 
रहे हैं। उनका कहना है' तीन नेत्रों के स्थान पर तीन मुख हो सकते हैं और त्रिशूल 
के द्योतक मूर्ति में दिखलाए गए दो सींग हो सकते हैं । सचमुच ही यह कल्पना बहुत 
ही लचीली और खींचातान की सी है | कुछ भी हो त्रिमुख मूति से इतना तो निवि- 
बाद है ही कि आारयों के आगमन से पूर्व उस प्रदेश में ध्यान और मुनित्व का 
श्रस्तित्व वर्तमान था ह 


प्रागाये वंश 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रोगए० चक्रवर्ती का कहना है “ऐसा कहा जाता है, भग- 





4. 07 006 फुट 569], 6 ४2७05 [0 98 76.07650760 85 
56860 4॥ (6 9५०29 008[प्र९, $प्राव0प0760 9ए धा।79]9. 796 ॥85 
॥766 शंधआ०96 [806७8, भाव (ए० ]0775 07 एछ०0 8068 0 3 49] ]68त- 
6:685$...... 39 9 ए6]] [070 7), 9ए8 48 7९887060 85 9 ४३५०४९॥7, 
870 78 8968१ ?88॥7020 07 06 070 0798885, 478 ९०॥४ 87779 0|65 
ए0७थंगह 76९ ९५७४ 8700 ६06 77775$0०४७...... ९०५७ ॥6 37एधाधा।: ४028 
90४06 ० 6 वीशप-8 थ॥ श०7ाशानु०-08700 |0४४6$ 6 व्यहा 
६9908॥, थाव (6 क्‍8फ788 0०0 ा।7॥988 ए०प्रात ॥0 ०5७77 6 
९ए06 ?285पएव7.,.. ॥॥6 ॥॥766 48005 07 [॥6 गी8प76 7089 70 06 
पा॥00776066 ज्ञात ४8 6७" ए००७०॥४07 07 ॥768 ०५७३, 3 (॥6 
छ० 40778 जाग 06 2॥ ॥826-0:०85 798॥ 9५6 88 ॥9 8ए७॥ 786 
क्‍0 06 ९०07००७(०॥ ०३ हत्या (77508 ), छत ०४8 एछ0785. 
--#गागंगा। पाती8 ( &॥ 30ए४॥००१ म्लांछ्णज णतरातंइ-शिश्वा। ! ) 

ए५ ७वर|ंपाग087, रि8ए (फ््बप्त॥7ए 8270 7, [(, 707॥8. 9. 20 

2, ॥.076 ए8॥9798 75 ७[ उ5 50 40 ॥8ए6 9867॥ 8 ४0४- 
उ्रध्वाक्षा8 थाएला0ए वा 076 0 5 ए760ए०णाड$ 97॥7, प6व5 520 40 96 
० छाद्रबाता ला, ४०४ ण पा प्रषांताक्याद्वा3 फल] 0 [पा 
ज्ध्शाएबट्ए. छा, कला. 00प्राब्ाब. फ्वांटाए॥ ऐेपां 870॥9, 
ए07(श79707व्वाज् 0 'शक्यीबशं३, 32078 60 075 ॥08४ए87/07 ०७॥. 
रिक्या4 एणाओंतद्ाढत 40 96 7 ठ6ैएादाब शिप्राप्रआ॥9, 280 90]078$ (0 
पांड छपआआाएबरातप टैब, कफ 656, 70 78 छु७॥० (8॥ 76 250 ए4 ८7 
व्॒ग्र4४ए ए88 0००एग्रंगड़ 4 99806 0 7070प7 77 क्ारणंगरव्य 7478., 


अधहिसा-पर्यवेक्षण ६ 


वबान्‌ ऋपभ इक्ष्वाकु वंश के थे। अन्य अधिकांश तीर्थंकर भी इसी वंश के थे। भग- 
वान्‌ श्री महावीर के समकालीन शाक्‍्य मुनि गौतम बुद्ध भी इसी इक्ष्वाकु वंश के 
थे | अवतार पुरुष माने जाने वाले राम भी इक्ष्वाकु वंश के थे। इस प्रकार यह 
स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में इक्ष्वाकु वंश का एक सम्मानित स्थान 
था। बहुत सम्भव है, इक्ष्वाकु लोग प्रागाय॑ थे; क्योंकि वेदिक संहिताओं में उन्हें 
उस देश के प्राचीन लोगों में से माना है। यद्यपि भगवान्‌ ऋषभ इध्षवाकु वंश के थे 





970989ए 069 ज्रद्मा6 850 ए78-ठ8ए४7 7००%७5९ (09 ६6 590०॥ 
०ी॥ (6 एटताए 87785 85 8 एथए एंड 06096 06 ४6 [&॥76, 
प॥रठणशा 7.00 |राजा्गजाह 96७०३ 0 था$ ४>४ाएश्ोपप ऐश, 6 
फथाएं्त & एातब्रताबाब 9एीा0९55, पगरक्र्श078 795 पदृषध्था क्षायव 
प्राणालः णी छत्वा॥8, 6 ग5६ दगा9०707 ० 6 ]॥॥0, ए85 #7०7 & 
एातप्रब्ाधा4 एुंशा,. ल्‍िठा 5 4. ॥3फ7 56 शत एिध (6 
छापगीए॥ए त9889 ाव 6 ए6980॥98735 ए९/6 ]ए78 7 ६6 976- 
तिजशा एचॉ०त० 270 गरदाएशारत 7070]9 एचद्ा07 85 45 €एंतंधा०6० 
99 79(0[7079] 3[98॥06, 

(06 ०ाश ए97९-0798॥ ०४० ॥ ॥0॥8 7राप५. 98 ॥006९0 ॥९076. 
ए96०एा6 9 ध०णाशांगए (० जा शा रत 9 6 ए९३९एा-॥05 
फएब7 एी तीर वात, 9ी ६५9१8 38७० 7.00 0 ७&79॥9 ऐं८एणत, 9000 
0९णा९ (० (8 छ8पं घच्चञा58., रिणेटा5 0७०शंग्र/ [0 (5 ल४० 8६० 
950 87095 35 (॥86 666676675$ 0 7070-70]87 480, 7707 [75 
0ए75079 5ताए७५ 0 06 ॥9079 66 ४0० ७887. 45 06६7३ (४8 4755 
लि ४४५ ए/6ए2लशा गा धीढ वशात लाबाएं060 579 ॥6 7णाणट 
शि0068 ०एशा ए७०76॥॥6 36एथा 0 79975 धवत 90990 4 ए85 
ती6 5ग्वाल स्‍शशिणा  ए0005 एक एत 6 ०200एए.. 7्न८ छ76- 
डाज्शा ४0980॥9985 ७0 एए७7४ 76४0075776 07 ॥]6 एा०्-२ाएव7 
एंयॉरबांगर बात ०0प्रपार 376 855९० (0 88 (8९ ४0०८०५०१६ 00 (॥6 
छा9ए09भा5... 7 वंड ३चछयएपेणा तीर ठ्तंगातश इटा0ा8एड5 45 
38०९९०९0, धीशा ए2 ॥8ए९ [0 ८0॥०ए०१6६ गा 4 45 853 शिव 0 
गणा-शंतगदां 0जॉ एीएणी छए३४ पील 0प्रात॑बांगा 90 था6 गारल॑व्या 
ाग्रंदाणा वार 006 ठंसार३तं0च, 


+--756६ एशाहश०7 40)53, 90, 37-38. 


१० अहिसा-विवेक 


तथापि एक विद्याधर राज-कन्या से भी उन्होंने विवाह किया था। इसलिए उनकी 
रानी और देश के प्रथम चक्रवर्ती की माता विद्याधर वंश की थी। इससे यह 
प्रमाणित होता है कि इक्ष्वाकु और विद्याधर प्राग-आर्यकाल में यहां रहते थे आर 
उनमें मेत्री सम्बन्ध था, जो उक्त विवाह-प्रसंग से जाना जाता है। 

/एक और प्रागाये वंश पर भी हमें यहां ध्यान देना चाहिए । हरिवंश के लोग 
देश के पश्चिम भाग में रहने वाले थे। श्रीकृष्ण और भगवान अरिष्टनेमि दोनों 
हरिवंश के थे । इस वंश के राजा अहिसा धर्म के रक्षक होने के रूप में सुविश्यात 
हैं । इतिहास के इस सिहावलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रार्यों के आने से 
पहले भी अहिसा धर्म इस देश में व्यापक था और वह राज-परिवारों के द्वारा 
समादृत था । सम्भव तो यह भी है कि वह देश के बहुत सारे भागों में राजधर्म भी 
था। प्रागाये विद्याधर, जो कि प्रागार्य सभ्यता और संस्क्ृकि के मूल पुरुष थे, 
द्राविड़ लोगों के पूर्वज माने जाते हैं। यदि पुरातत्त्व-गवेषक विद्वानों की यह 
मान्यता स्वीकार हो जाती है तो इस निश्चय पर पहुंच ही जाते हैं कि वह अहिंसा 
धर्म ही है, जो प्राचीन द्वाविड़ संस्कृति और सभ्यता का आधार था।* 

डा० ए० सी० सेन, एम० ए०, एल-एल० बी०, पी-एच० डी० (हैम्बुर्ग) 
का भी भ्रभिमत है '--बुद्ध और महावीर के विचार बैदिक संस्कृति से स्वतन्त्र रूप 
में विकसित हुए हैं और यह बहुत सम्भव है कि इनमें से बहुत सारे विचारों का 
प्रारम्भ प्राचीन प्रागार्य और प्रागू वेदिक युग में हो चुका था। 


नवागत संस्कृति ओर श्रीकृष्ण 


इतिहास और अनुसन्धान के क्षेत्र में यह तो निविवाद है ही कि अ्रार्य-संस्क्ृति 
लोक॑पणा-प्रधान थी। आत्मा, पुनजन्म, मोक्ष, भ्रहिसा, सत्य तथा त्याग जेसी 
मान्यताएं उसमें नहीं थीं । विभिन्‍न देवों की हिंसा-प्रधान यज्ञों से उपासना करना 
और अपना भौतिक इष्ट मांगना, उस संस्कृति का प्रमुख स्वरूप था। अहिसा- 
मूलक झौर तप:प्रधान श्रमण संस्क्ृति, जेसा कि बताया गया, इस ब्राह्मण संस्कृति 
के आगमन से पूर्व यहां वर्तमान थी। दोनों संस्क्ृतियों का यह मेल बहुत ही 
संघर्पात्मक रहा है। एक दूसरे के प्रभाव को न्यून या समाप्त कर देने के लिए 
ना उपक्रम चलते रहे हैं। वासुदेव कृष्ण को यह नवागत संस्कृति मान्य नहीं 
थी। वासुदेव कृष्ण और श्रार्यों के श्रधिनायक इन्द्र के बीच ज्वलन्त संघर्ष रहे हैं । 


१. डिश्यिशा3 0 उ8757, 9.2. 
२- भारतीय संस्कृति और श्रहिला के श्राधार से 
३. के. भगवान बुद्ध पू० २६ खत. ऋगवेद ८-६६. १३-१५ 


अहिसा-पर्यवेक्षण ११ 


घोर आंगिरस श्रर्थात्‌ नेमिनाथ 


उपनिपदों के अ्रनुसार श्रीकृष्ण घोर श्रांगिरस ऋषि के अनुयायी थे। घोर 
आंगिरस ने वासुदेव कष्ण को आत्म-यज्ञ की शिक्षा दी थी। उस यज्ञ की दक्षिणा 
तपदचर्या, दान, ऋजुभाव, अहिंसा तथा सत्य वचन रूप थी।'* 

धर्मानन्द कौशांबी का कहना है--जैन-अन्यों में अनेक स्थानों पर इस बात 
का उल्लेख है कि कृष्ण का गुरु (भाई) नेमिनाथ नाम का जन तीर्थंकर था। 
इससे वह और घोर आंगिरस के एक ही व्यक्ति होने का सन्देह होता है।* 


महावीर और बुद्ध की अहिसा का सूल उद्गस 


इतिहास ज्यों-ज्यों स्पष्ट होता जा रहा है, वाईसवें तीर्थकर श्री शभ्ररिष्टनेमि 
प्रभु भी कुछ एक विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक पुरुष सोचे जाने लगे हैं ।” तेवीसवें 
तीर्थंकर श्री पाश्वेनाथ प्रभु तो ऐतिहासिक पुरुषों की कोटि में आ ही चुके हैं। 
अधहिसा के इतिहास में उनके चातुर्याम धर्म का अध्याय अपूर्व कोटि का माना 
जाता है। यह भी भव निविवाद-सा होता जा रहा है कि भगवान्‌ श्री महावीर 
और भगवान्‌ बुद्ध की सुविकसित अहिसा का मूल उद्गम पाइवे प्रभु का चातुर्याम 
धर्म ही है।* भगवान्‌ श्री महावीर ऐतिहासिक पुरुष हैं और यह माना जाता है 
कि अ्रहिसा का सर्वागीण विवेचन और सर्वागीण विकास उनके युग में हुआ है । 


प्रागार्य और श्राय संस्कृति सें विनिमय 


ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार वैदिक संस्कृति में पहले पहल पुनर्जन्म, 
अहिसा आदि के विचार नहीं थे, पर सहस्रों वर्षो के दन्द्द में दोनों संस्क्ृतियों का 
एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। संघर्ष की स्थिति में भी दो सभ्यताएं 
एक दूसरे से बहुत कुछ ले लेती हूँ। श्रार्यो के इन्द्र, वरुण आदि देवों को किसी न 


१. श्रतः यत्‌ त्पोदानमार्जवमहिसासत्यवचनसिति ता श्रस्य दक्षिणा । 
ऊ5छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३. १७. ४- 
२. भारतोय संस्कृति और अहिसा पु० ५७ 
३. ॥॥6 छऐे८॥९909॥ ०६ &॥॥59, 9. 4. 
४. सब्दातो पाणातिपातियाश्रो वेरमणं, एवं मृस्सावायाओ्रो बेरमण्णं, 
व्वातो झ्रादिन्‍तादाणाओ्रो चे्‌रमर्ं, सब्वातो बहिद्धादाणाओ वे रमणं। 


--5ाणांग सूच् ठा० ४ 
५- पाइवेनाय का चातुर्याम धर्म पु० २८-२६ 


१३ प्रहिसा विवेक 
किसी रूप में वहां की प्राग्‌ झ्रार्य-संस्कृति ने माना और आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष 
आदि अध्यात्म विचारों को आर्य-संस्क्ृति ने अपनाया । यही कारण हो सकता है 
कि ऋषभ), अ्ररिष्टनेमि" आदि अनेक जैन तीर्थकरों को बंदिक मन्त्रों में भी 
प्रणाम किया जाना मिलता है। दोनों संस्कृतियां नाना भेदों और नाना पअभेदों 
का संयुक्त रूप बनकर जी रही हैं। वेदिक-परम्परा में उपनिपद्‌-सन्दोह में आत्म- 
वाद और अहिसा का पर्याप्त विकास मिलता है । वहां हिसात्मक यज्ञ अहिसा की 
राह पकड़ लेते हैं, सांसारिक भोगोपभोग की कामनाएं, हेय हो जाती हैं। मैत्रेयी 
याज्ञवल्क से पूछती है--यदि यह सारी पृथ्वी धन से भर जाए तो क्‍या मैं उस धन 
से अमृत बन जाऊंगी ? याज्ञवल्क कहते हैं--नहीं, धन से भ्रमृत प्राप्य नहीं है । 
मैत्रीयी की भावना में अमृत ही उपादेय है, इसलिए वह कह देती है, जिससे मैं 
अमृत नहीं हो पाती, उस सबसे मुझे क्या ? 


विमिन्‍न मतों में अहिंसा का स्वरूप 


भगवान्‌ श्री महावीर अहिसा के अ्रप्रतिम विवेचक रहे हैं। यही कारण है, 
जैन धर्म भ्रहिसा का धर्म कहा जाता है।* वह युग अहिंसा की पराकाष्ठा का युग 
माना जाता है। भगवान्‌ श्री महावीर की अहिसा जितनी विस्तृत थी, उतनी 
गम्भीर भी थी। भ्रब हमें यह देखना है, उस युग की अहिसा का स्वरूप क्‍या था ? 
वह निषेध-प्रधान थी या विधि-प्रधान ? उसका सम्बन्ध आत्मा के उन्नयन से था 
या देह-पोषण से ? उसका उद्देश्य श्रेयोष्वाप्ति था या लौकिक अभ्युदय ? 


१. अ्रंहोगुच॑ वृषभं यज्षियानां, 
विराजंतं प्रथममध्वराणाम्‌। 
श्रपा नपातमश्विना हुं वे, 
घिय इन्द्रयेण इन्द्रियं दत्तमोज:॥। 
--अ्रथवेवेद कां० १६-४२-४ 
२. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्षवाः, 
स्वस्ति नः पृषा विश्वदेवा:। 
स्वस्ति न स्ताक्ष्यों अ्ररिष्दनेमिः, 
स्वस्ति नो वृहस्पतिदंधातु ॥ 


--सामवेद प्रपा० € श्र० रे 
रे. बृह॒द्‌ श्रारण्यक उपनिषद्‌ २-४-२ 
ड. सत्य की खोज सें पृ० ५७ 


अहिसा-पर्यवेक्षण १३० 


हिंसा शब्द हनतनार्थक हिंसि धातु से बना है। हिंसा का अर्थ है--भसद्‌ 
प्रवृत्ति या असद्‌ प्रवृत्ति पूर्वक किसी प्राणी का प्राण-वियोजन । इसके विपरीत 
हिंसा न करना, किसी जीव को दुःख या कष्ट न देना अहिंसा है। यह अहिंसा की 
व्यौत्पत्तिक व्याख्या हुई, जो कि अहिंसा के नकारात्मक रूप को अ्रभिव्यक्त करती 
है। अहिंसा की विविध परिभाषाश्रों में भी हमें उसका पाप-निवर्तक रूप ही 
मिलता है। 

भगवान्‌ श्री महावीर कहते हैं--'प्राणिमात्र के प्रति संयम अहिंसा है।* 

भगवान्‌ बुद्ध कहते हैं --'जंगम और स्थावर प्राणियों का प्राणघात न स्वयं 
करे, न किसी अन्य से करवाए और न किसी करने वाले का अनुमोदन करे।”' 

पातंजल योग-दर्शन के अनुसार अहिसा का स्वरूप है--सव प्रकार से सब 
कालों में सब प्राणियों के प्रति अनभिद्रोह 

ईदवर गीता के श्रनुसा र--- मन, वचन तथा कर्म से सर्वेदा किसी भी प्राणी 
को क्लेश न पहुंचाना अहिसा है ।* 


महाभारत के अनुसार--मन, वाणी और कर्म से किसी की हिंसा न करना 
अहिसा है।* 


१. अ्रसत्मवृत्त्या प्राणव्यपरोपणं हिसा। अ्रसत्परवृत्तिवाँ । 
--भी जैन सिद्धान्त दीपिका प्रकाश ७ सू० ४, ५ 
२. श्रहिसा निउणा दिट्ठा सब्ब भूएसु संजमो । 
“5देस० श्र० ६ गाथा & 
३. पाणे न हाने नच घातयेय, व चानुमन्या हनतं परेसं। 
सब्देषु भूतेसु निधाय दण्ड, ये थावरा ये च तसन्ति लोके ॥ 
| --पुत्तनिपात, घम्मिक सुत्त 
४. तत्न भ्रहिसा सर्वदा सर्वभूतेषु अनभिद्रोहः । 
-“पातंजल योगसुत्न भाष्य २.३० 
५. फर्मणा मनसा वाचा, सर्वेभूतेषु सबंदा। 
घपलेश जनन प्रोकता, अ्रहिसा परमपिभि: ॥ 
६- फर्मणा न नरः कुर्देन्‌ हिसा पाथिव सत्तम । 
वाचा च सनसा चेंब ततो दुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
पूद॑ तु मनसा त्यक्त्वा त्यजेद वाचाघ कमंणा 


“+भ्रनुशासन पर्व १७६.३ 


१४ । अहिंसा विवेक 


शांकर भाष्य और पातञ्जल भाष्य में अ्रहिसा दृष्टि 


लगभग सभी परिभाषाओं का हार्द एक है और वह निकेवल निवृत्ति-प्रधान 
है। लोकोपकार, सेवा, दया, करुणा के रूप में अहिसा का जो विधि-पक्ष श्राज के 
समाज-प्रधान चिन्तन में माना जाने लगा है, उसकी छाया भी उक्त परिभाषाओं 
में कहीं प्रतिविम्बित नहीं होतो। व्याख्या-ग्रन्थों में यत्र तत्र उन लोकोपकारक 
प्रवृत्तियों की भव-मुमुक्षा के वियय में अ्रनहँता भी स्पष्ट रूप से मिलती है। 
ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य में 'तत्तु समनन्‍्वयात्‌” (४) सूत्र की व्याख्या करते हुए ईष्ट' 
और 'पूर्त” को दक्षिण मार्ग-गमन अर्थात्‌ अनुपादेय कहा है।'* वहां ईष्ट' शब्द से 
आतिथ्य आदि को और “पृ”? शब्द से वापी, कूप, तटाक, अन्नदान को अभिहिंत 
किया है। वतंमान युग में जैसे कि कहा जाने लगा है, तन मारना अ्रहिसा है और 
मरते को बचाना या उसका दु:ख दूर करना दया है, यह हू ध भी प्राचीन व्याख्या- 
कारों की मान्यता में क्वचिद्‌ ही रहा हो। पातंजल योगसूुत्र के भाष्यकार कहते हैं- 
जो अहिसक है, वही दयालु है श्र जो दयालु है, वही अ्रहिसक है। अ्रहिसात्मक 
दया का ही भगवत्‌-प्राप्ति रूप फल होता है। सर्वभूत मित्र भी उसे कहा गया है, जो 
मांस नहीं खाता और किसी जीव की हिसा व घात नहीं करता ।* इसका तात्पयें यह 
नहीं कि श्रहिसा के प्राचीन विवेचनों में बचाने रूप दया का कोई उल्लेख ही नहीं 
है। वैसे उल्लेख भी मिलते हैं, पर बहुत कम । जैन पुराण साहित्य में कपोत को 
बचाने के लिए अपने शरीर का मांस देने वाले मेघरथ राजा का वर्णन आ्राता है । 
ग्रवश्य वह एक रोमांचक घटना है, पर झ्रागमोक्त न होने के कारण वह केवल एक 
कहानी रह जाती है। उस कहानी के विषय में यह कह सकना भी कठिन है कि 
मूलतः: वह किस परम्परा की है और कब रची गई है। यह कहानी शिवि राजा के . 
उपाख्यान के रूप में महाभारत में मिलती है । बौद्ध साहित्य में भी जीमृतवाहन 
के नाम से कुछ प्रकारान्तर से यह कथा मिलती है। इस कथा में भी मेघरथ राजा 





१. तथा च याज्ञाद्य्‌ नुष्ठायिनामेव विद्यासमाधिविशेषादुत्तेण पथाग्मन 
केवलेरिष्टापूर्तदत्तसाधने घू मादि ऋ्रमेण दक्षिणेव पथा गसतस्‌ । 

२. श्रग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदना चानुपालने। 
श्रातिथ्य॑ वेश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥॥ 

३. वापीकृपतडागादि देवतायतवानि च। 
श्रन्तप्रदानमाराम: पुर्त मित्यभिधी यते ॥॥ 

४. पातंजल योगदर्शन भाष्य---साधनपाद .सूच ३४५ 

४. पातंजल योगदर्शन भाष्य--साधनपाद सूत्र ३५ 


अहिसा-प्यवेक्षण १५ 


ने वाज का वध कर कवृतर को वचाने की वात नहीं सोची, जवकि एक या श्रनेक 
जीवों का वध कर दूसरे जीवों को वचा लेता भी लोग अ्रहिसा के अन्तर्गत मानने 
लगे हैं । 


योगदर्डान में करुणा 


योगदर्शनोक्त करुणा-भावना* का हाद भी सम लेना अत्यन्त आवश्यक है। 
तत्त्वार्थ सूत्र) और विशुद्धि मार्ग में भी मैत्री आदि उन्हीं चार भावनाओं का उल्लेख 
है। योगदर्शन भाष्यकार ने दुःखी प्राणी के प्रति दुःखजिहीर्पा की भावना से 
परापकार-चिकीर्पा-कालुष्य-मल से चित्त का निवृत्त होना वतलाया है। महपि 
पतंजलि की दृष्टि में श्रविद्या, अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेश ये पांच क्लेश हैं, 
दुःखानुशयी * हेप हैं और दपमूलक अभिनिवेश है; भ्रतः यही करुणाशील की दुःख- 
जिहीर्पा है भ्ौर यह नितान्त अ्रहिसात्मक है। देहिक दुःखोपचार वहुधा रागानुशयी 
हो जाता है; अतः वह चित्त-मलों का निवारक नहीं हो सकता | श्री के० सी० 
भट्टाचार्य कहते हैं--करुणा का ततात्पय है, दर्प और ट्वेप से पीड़ित लोगों के प्रति 
समुद्भूत तटस्थता को दूर करना । दूसरों के दुःख को अपने दुःख के समान अनु- 
भव करने से स्वयं द्वेप या दुःख के भय से दूर हो सकता है ।* 


१. मंत्रीकरणाम्‌दितोपेक्षाणं सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातब्चित्त- 
प्रसादनम्‌ 
“+योगदर्शन १३३ 
२- मंत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि सत्वगुणाधिकक्लिश्यमाना विनेयेपु । 
“-तत्त्वाये सूच्र ७६ 

३- विशुद्धिमग्ग, बहा घिहार निहेस & 

४. दुःखधिएयेपु दुःखितेषु रजोंडशमात्रान्वितेपु फरुणां स्वस्मिन्निव परत्र 
दुःस-प्रहाणानिलापां भावयतः पुरुपस्य परापकारचिकीर्षाकालुप्यं निव- 
तेते चित्ततत्य 

>पोगदर्शन भाष्य पाद १ सूत्र ३३ 

५. श्रधिद्याईस्मितारागद्ेपाईभिनिवेश्ञा: बलेशा: । 

>थोगदर्शन २५ 
६. दुःखानुशयी द्वेप: । 
+-घोगदर्शन रा८ 
७. जएपी65)म एग05099, ५6 , छ, 307 


१६ . श्रहिसा विवेक 


दुःखापनयन श्रर्थात्‌ आ्ात्मोन्नयन 


दुःखी के आत्मिक दुःखों के निवारण में ही अन्योन्याश्रित चार भावनाएं विशुद्ध 
रह सकती हैं। देहिक दुःख-मोचन में हिसा, राग, भ्रसंयम-पोषण अ्रादि दोषों के 
कारण चारों भावनाओं की सुरक्षा सम्भावित नहीं रह जाती। आचाय॑े बुद्धघोष 
एक रोचक उदाहरण के साथ विश्लेषण करते हैं--किसी स्थान पर जिसने मेत्री- 
भावना सिद्ध करली है, ऐसा साधक बँठा है। वहीं उसका बुरा चाहने वाला एक 
शत्रु, उसका हित चाहने वाला एक मित्र तथा एक तटस्थ; ये तीन व्यक्ति बैठे हैं । 
एक झाततायी झ्ाया और वोला--चा रों में से किसी एक को मुझे अ्रवश्य मारता 
है । ऐसी परिस्थिति में वह साधक क्या सोचे ? यह तो वह सोच ही कैसे सकता 
है कि इन तीनों में से किसी एक को वह ले जाए । साथ-साथ वह यह भी न सोचे 
कि बधक मुझे ही ले जाए, जिससे तीनों के प्राण बच जाएं । ऐसा सोचने से मंत्री- 
विरोधी पक्षपात का आपात होता है।? यह बात आचाय॑ बुद्धघोष ने मेत्री-भावना 
के परीक्षण में कही है। यदि इसे करुणा-भावना की कसौटी बनाई जाए तो भी 
फलितार्थ वही होगा | दुःखापनयन की बात आ्रात्मोन्‍्नयन से ही जुड़ी रह सकती 
है। उपाध्याय श्री विनयविजयजी ने अपने भावना ग्रन्थ 'शान्तसुधारस' में इस 
यथाथंता को श्रौर भी स्पष्ट कर दिया है। वे करुणा-भावना के प्रसंग में कहते 
हैं--जो हितोपदेश का श्रवण नहीं करते, धर्म का स्मरण नहीं करते, उनके रोग 
कंसे दूर किए जा सकते हैं ? क्योंकि रोगापनयन का तो एकमात्र मार्ग धर्म ही 
है।' हे श्रात्मन्‌ ! इस भव-कान्तार में अपार व्याधि-समृह को क्‍यों सहता है ? 
जगदुपकारक जिनेश्वर का अनुसरण कर । वे ही रोगापहारक वैध है।* 


१. विशृद्धिमग्ग, ब्रह्म विहार निहेस ६ 
२. श्रृण्वन्ति ये नेब हितोपदेशं, न घर्मलेशं मनसा स्मरन्ति। 
रजः कथयइकारमयाउपनेया, स्तेपामुपायस्त्ययमेक एव ॥ 
. -शान्तसुधारसभावना गोतिका १५ इलोक ६ 
३. सह्यत इह कि भवकान्तारे, गदनिकुरम्बमपारम्‌। 
प्रनुसरता5:हितजगदुपकारं, जिनपतिमगवदकारम्‌ ॥ 
“--शान्तसुधारसभावना गीतिका १५ इलोक ७ 


प्रहिसा-पर्यवेक्षण १७ 
मगवान्‌ श्री महावीर 


निरामिषता और अहिसात्मक यज्ञ 


गवेपकों की दृष्टि में यह विपय अत्यन्त निविवाद हो गया है कि भारतीय अहिसा- 

चिन्तन में जैन धर्म का अद्वितीय अनुदान रहा है। २२वें तीर्थकर अरिप्टनेमि प्रभु 
विवाह-प्रसंग पर होने वाले पशु-वध से अ्रनुकम्पित होकर सदा के लिए विवाह से 
ही मुंह मोड़ लेते हैं ।" २३वें तीर्थंकर पाइवे प्रभु पंचार्ति जेसी हिसा-प्रधान तप- 
स्थाओं का रहस्योद्घाटन अ्रपनी कुमारावस्था में ही कर देते हैं।* भगवान्‌ श्री 
महावीर हिसात्मक यज्ञों का विरोध करते हैं और अहिसा, तप आदि रूप यज्ञों 
का निरुपण करते हैं ।* भारतीय श्रहिसक समाज आज उनका क्ृतज्ञ है, यह मान- 
कर कि उवत तीर्थंकरों ने निरामिपता, वैवाहिक अनारम्भता, अहिसात्मक तप: 
साधना भौर अ्रहिसात्मक श्रात्म-यज्ञ की विधि उसे सिखलाई। 


भ्रहिसा का उग्र निरूपण ओर सूक्ष्म ससीक्षा 


भगवान्‌ श्री महावीर ग्रहिसा के जितने उग्र निरूपक थे, उतने सूक्ष्म समीक्षक 
भी। उनकी प्रहिंसा के हार्द को पा लेना सहज नहीं है। एक ओर शास्त्रकार नि:संकोच 
भाव से कहते हँ--भगवान्‌ ने समस्त जगत्‌ के जीवों की रक्षात्मक दया के लिए 
प्रवचन कहा दूसरी और भगवान्‌ कहते हैँ --किसी राह भूले गृही को साधु मार्ग 
बताए तो चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।* नावास्थित साथु किसी छिद्र से जल-प्रवेश 


- उत्तराध्ययन सूत्र प्रध्यपन २२ 

» पाइवेचरिद्र 

* तदो जोई, जोबो जोइठाणं, जोगा घुया, सरीरं कारिसंगं। 
फस्मेहा! संजमजोगसन्‍्तोी, होम॑ हुणासि इसिएं पतसत्य॑ं॥ 


जड़ 3 #० 


“उत्तराध्ययन सूत्र १२. ४४ 
- इमे च ण॑ सन्दतगजीवरदणदयट्ठयाएं पादयण्ण भगवया सुकहिय॑। 
+भ्रश्नव्याकरण सूत्र संवरद्वार 
* जे निषपू प्रण्य उत्वियाणं वा गारत्यियाणं वा नट्ठाणं मूढा्ण विप्परिया- 
छियाणं रग्यं दा पदेएइ, संधि पदेएड, मग्गाप्रो दा संधि पवेएइ, संघौप्नो- 
पा भर्गं पदेएड, पदेएंत्त दा साइज्जदइ 


टप 


“निशीयसूत्र उद्देशक १३ यो २८ 


१८ अहिंसा विवेक 


देखकर नावास्थित श्रन्य जनों से कहे तो चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।) अ्रनुकम्पावश 
किसी त्रस॒प्राणी को बन्धन-मुक्त व बन्धन-युक्त करे या करने का अनुमोदन करे 
तो चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।* नमि राजषि कहते हैं--मैं मिथिला की ओर गश्रांख 
उठाकर क्यों देखूं ? मैं तो सुख में बसता हूं, सुख में जीता हूं, मिथिला के 
जलने से मेरा अपना कुछ भी नहीं जल रहा है।* चुलनीपिता श्रावक पौषघ 
व्रत में श्रपने ही सामने किसी अनार्य पुरुष के द्वारा अपने तीन पुत्रों को मारे जाते 
देखता है, वचाने के लिए उठता नहीं, तब तक उसका पौषध व्रत भ्रखण्ड है। ज्यों 
ही वह भ्रपनी माता को बचाने के लिए उठता है, उसके नियम, न्नत, पौषध आदि 
भंग हो जाते हैं । 'नन्‍्दन मणिहारा लोक-सुख के लिए उद्यान बनाता है। मरण- 


१. से भिव्खू वा (२) णावाए उत्तिंगेणं उदय आसवमाणं पेहाए उचरु- 
रि णावे कज्जलावेसाणं पेहाए णो परं॑ उबसंकमित्तु एवं बया श्राउसंतो 
गाहावइ एयं ते णावाए उदय उत्त्तिंगेणं श्रासवत्ति उबरुवारि वा णावा 
कज्जलावैति एतप्पगारं मर्ण वा बाय॑ बाणो पुरश्नो कदुं विहरेज्जा 
श्रप्पुस्चुए श्रवहिलेसे एगंति गएणं श्रप्पाणं विपोसेज्ज समाहीए। तश्रो 
संजपामेव णावा संतारिमे उदए श्राह्ारियं रियेज्जा। 

“श्राचारांग सूत्र श्ु० २ श्र० ३ उ० १ 

२. जे भिक्‍खू कोलुण पडियाएं श्रप्णयरियं तस पाण जाय॑ तेण पासएण वा 
मुंजपासएण वा कट्ठपासएग वा चम्मपासएण वा वेत्तपासएण वा 
रज्जुपासएण वा सुतक्तपासएण वा बंबइ बंधतं वा साइज्जइ । 
जे भिक्‍खू वंधेललयं वा मुयइ मुयंतं वा साइज्जइ। 

““निश्चीथ सूत्र उद्देशक १९ बोल १-२ 

३. सुह बसामी जीवामो जेसि से नत्यि किचणं । 
मिहिलाए डज्कममाणीए न में डज्कइ किचणं। 
चत्त पुत्त कलत्तस्स निव्वाबारस्स भिक्‍्खुणो । 
पिय॑ न विज्जद किचि श्रप्पियं पि न विज्जह । 

“एउत्तराध्यन सूत्र श्र० & गाथा १४-१५ 

४. द्वेणं तुम इदापि भग्ग बए, भग्य नियमे, भग्ग पोसहो ववासे विहरसि, तेण 
तुम पुत्ता ! एयस्स ठाणस्स पघ्रालोएहि जाव पायद्धित्तं पडिवज्जाहि ॥ १७॥॥ 
तएपं चुल्लणी पिया समणोवासएए श्रम्नगाए भद्दाए सत्ववाहीणिए तह॒त्ति 
एयमरटट्द दिणएगे पडियुणेद पडिसु्णेइता तस्स ठाणस्स श्रालोएड 
साव पश्िवज्जद ॥ १८॥। 

“उपासकदसादू सूत्र श्र० ३ 


अहिसा-पर्यवेक्षण । १६ 


काल में पोडश रोगों से आ्रातंकित होता है और वहां से मरकर स्व-निर्मापित 
पुष्करिणी में ही दर र-योनि में उत्पन्त होता है ।* ५ 

न 4 
दानप्रक्ष करुणा 


दान भी करुणा का एक श्रंग है; श्रतः उस सम्बन्ध से भी भगवान्‌ 
श्री महावीर के निरूपण को आगभिक संदर्भो में देख लेना उचित है। गौतम स्वामी 
के प्रश्न के उत्त र में भगवान्‌ श्री महावी र कहते हँ--तथारूप पाप-कर्म का प्रत्याख्यान 
न करने वाले असंयत्ति, अन्न ती को प्रासुक, अ्रप्रासुक, एपणीय, अनैषणीय आहार, 
पानी आ्रादि देने वाला श्र मणोपासक एकान्त पाप कर्म का उपार्जन करता है; जरा भी 
नि्जरा धर्म नहीं करता ।' जो साधु अन्यतीर्थी व गृहस्थ को चतुविध आहार का 
दान करता है या करते हुए का श्रनुमोदन करता है, उसे चातुर्मासिक प्रायर्चित्त 
श्राता है ।* इसी प्रकार जो साधु अन्यतीर्थी या गृहस्थ को वस्त्र, पात्र, कम्बल, 
पादप्रमाजन का दान करता है या करते हुए का अनु मोदन करता है, उसे चातुर्मा- 
सिक प्रायश्चित्त श्राता है। / 

आनन्द श्रावक ने भगवान्‌ श्री महावीर के सम्मुख श्रावक के बारह ब्रत 


१. ततेग॑ णंदे तेहि सोलतेह रोयायंकेहि श्रभिभूए समाणे णंदाए पुदख- 
रिणं ए मुच्छित ४ तिरिवख जाणिएहि वद्धण बद्धयए सिए श्रद्‌ट 
दुड॒टृट बसर॒ठे काल मासे काले किव्चा णंदा पोयजरिणोय दह रीए 
फुत्यिंसि ददुरताए उदवण्णे ॥२६॥ 

ह --ज्ञाताधमेकथाडु सूत्र श्र० १३ 
“२. समणोयासगस्सण भंते ? तहारुब॑ च्रसंजय, प्रविरय, प्रवडिह॒य, श्रपच्चच- 
पयाय पावफम्ते फासुएण या झफासुएण वा एसणिज्नेण वा पगेपणिज्जेण 
वा प्रसण पाण जावक्षि फज्जइ॥ गोयमा ! एगंत सो से पावे कम्से 
पाज्जडइ नत्यि से छाइ निज्ज रा फज्जइ । 
“+नंगवती सूत्र शतक ८ उ० ६. 

३. जे भिदसू धरण्ण उत्पिएण वा गारत्थिएण वा घत्तणं वा ४ देवइ देयंतं था 
साइज्जद्ठ ७ 

निश्चीय सूत्र उह्द शक १५ घो० ७ 

४. जें निष्य्‌ प्रष्ण उत्यिएप वा गारत्यिएण वा दत्यं या पटिग्गहुं वा कंबल 


दा पायपच्उणं या देयइ देयस्त इज्जइ ॥७६॥ 
नानिशाय सूत्र उधहेंशक १५ घो० ७६ 


२० अहिसा विवेक 


स्वीकार किए। तदनन्तर उसने अभिग्रह धारण किया, भगवन्‌ ! श्राज से मैं अ्रन्य- 
तीर्थी, श्रन्यतीथियों के देव, श्रन्यतीर्थ में गए आ्राहँत भिक्षुझों को झ्राहार, पानी 
श्रादिन दूंगा, न दिलाऊंगा। इस व्रत में मेरे छः आगार होंगे--१. राजा का 
आ्रादेश, २. गण का झ्रादेश, ३. बलवान का भादेद, ४. देवता का आदेश, ५. कुल 
ज्येष्ठ का श्रादेश, ६. श्रट्वी आदि विशेष परिस्थिति ।* 

दकडाल पुत्र भगवान्‌ श्री महावीर का श्रावक बना । अपने चिरन्तन गुरु 
गौशालक के घर श्राने पर उसने जरा भी श्रावभगत नहीं की | गौशालक द्वारा भगर 
वान्‌ श्री महावीर की प्रशंसा किए जाने पर उसने उसे पीठ, फलक, शब्या झादि 
दिए और कहा--मेरे धर्माचार्य की प्रशंसा की, इसलिए मैं यह सव दे रहाहू न 
कि धर्म और तप माल कर ।* 


जगज्जीव-रक्षा का स्वरूप 


एक ओर समस्त जीवों की रक्षा के लिए प्रवचन करना और एक ओर किसी 
राह भूले को मार्ग न बताना, साधु स्वयं और अनेकों जीव डूबे जा रहे हैं, उस स्थिति 
में नावा का छिंद्र न बताना, अनुकम्पावश किसी प्राणी को नपाश-मुक्त करना 


१. तएपं से श्राणंदे गाहवइ सम्णस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतिए पंचाणु- 
व्वइयं सत्त सिद्खावइयं दुवालसबिहं सावगधस्मं पडिवज्जइ २ त्ता सम 
भगवं महावीर वंदति नमंसति बंदित्ता न॑मसित्ता एवं वयासी--णो खलु 
में भंते ! कप्पइ श्रज्ञपभइश्रो भ्रण्णउत्थिए वा अ्रणउत्थिय देवयाणिवा श्रण 

 उत्यिय परिग्गहियाणि वा झरिहन्त चेइयाति १ वंदित्तए वा नमंसित्तए 
घापुव्विं भ्रणालवित्त णं श्रालवित्तए वा संलवित्तए वा तेसि श्रसणं वा 
पार्ण वा खाइमं वा साइमे था दाउं वा शअ्रणुप्पदाउं वा नन्‍नत्थ 
रायाभिश्रोगेणं, गणाभिश्रोगेणं, बलामिश्रोगेणं, देवासिश्नोगेणं, गुरुनिग्ग- 

हेणं, वित्तोकंतारेणं । ह 
“उपासकदसाज्ः सून् श्र० १ 

२. तएण से सद्दालपुत्ते समणोवासए गोसालं मंखलिपुतत एवं बयासी जम्हाणं 
देवाणुप्पिया ! तुब्भे सम धम्सायरियस्स जाव महावीरस्स सन्‍्तेंहि 
तच्चेहि तहिएह सब्बेहि सब्व भूवेहि भावेहि गुणकित्त्ण करेहि। तम्हाणं 
श्रहं तुब्भे पड़िहारिएणं पीढ़ जाव संथारयणं उवनिमंतेमि नो चेवर्णं 
धम्मोति वा तवोति बा। 

-+उपासकदसाज्ध सुत्र श्र० ७ 


प्रहिंसा-पयवेक्षण २१ 


और न पाश-युवत करना आदि विधान सहसा यह प्रश्न उपस्थित करते हैं, 
प्राखिर परम कारुणिक भगवान्‌ श्री महावीर की वह जगज्जीव रक्षा है क्या ? 
साधारण वगेटि का व्यवित भी उक्त परिस्थितियों में मार्ग चताने, छिद्र वत्ताने द 
जीवों को पाश-मुकत करने के लिए प्रेरित होगा, अपना कर्तव्य समभेगा; वहां छब 
काया के रक्षक साथु-साध्वियों के लिए यह अकरुणापरक श्रौर असामाजिक जैसा 
आ्राचार अवद्य किसी रहस्य का द्योतक है। यह हो नहीं सकता कि भगवान्‌ श्री 
महावीर कस्णासिन्धु नहीं थे और उन्होंने जगज्जीव-रक्षा के लिए प्रवचन नहीं 
किया। और न यह भी हो सकता है कि उनके ये जगज्जीवों के प्रति औदासिन्य 
प्रधान मिरपण अ्रहिसा, करुणा और अनुकम्पा से कोई परे की बात हो । इन 
सबका हार्द यही है कि भगवान्‌ श्री महादीर की जगज्जीव रक्षा का स्वरूप है--- ' 
प्राणीमात्र फो दुःख न देना, शोक उत्पन्त न करना, न दलाना, न अश्नुपात कर- 
पाना, न उन जगज्जीवों को ताड़न-तर्जन देना ।* 
सूत्रकृतांग सूत्र मोक्ष-मार्ग अध्ययत में भगवान्‌ श्री महावीर की जगज्जीव- 
रक्षा का हार्दे श्रौर भी स्पष्ट हो जाता है | जम्बूस्वामी के प्रश्व पर सुधर्मास्वामी 
भगवान्‌ श्री महावीर द्वारा निरुपित मोक्ष-मार्गे का प्रतिपादन क रते हुए कहते हैं--- 
पृथ्वीकाय, अ्रप्काय, तेजस्काय, बायुकाय, वनस्पतिकाय आर च्रसकाय; ये पट्‌- 
कार्यिक जीव संसार में हैं। इनके अतिरिक्त कोई जीवनिकाय नहीं है। वुद्धिमान्‌ 
पुएप एन पट्काधिक जीवों को, सवको दुःख श्रप्रिय है ऐसा सम्यक प्रकार से समझ 
कर, सबके प्रति अहिंसा करे। ऊधष्दं, भ्रधो और तिर्यंग्‌ दिशा में जो भी रस शर 
स्थावर प्राणी हैं, उनकी हिंसा से निवृत्ति को ही निर्वाण कहा गया है। इस 


्जलजलिजन + 








१. प्रत्यिण भंते ! जीवदाणं रायावेयणिज्ञा क्म्पा कज्जंति, हंता भप्रत्यि। 
पाहुण्णं भते ! साथा वेयणिज्जा कम्मा कज्जंति, गोयमा ! पाणाणुक्पयाए, 
भूयापुकंपदाएं, जीवाणुकूंपयाएं, सत्ताणु्कंपयाएं, वहु्ं पाणाणं जाव 
सत्ताय॑ धदुर्खणपाएं प्रतोषणयाएं चघजूरणयाएं श्रतिप्पणयाए श्रषिददण- 
पए ध्परियापणपाए एवं झजु योयमा । जीवार्ण सायावेबणिज्जा कम्मा 
एज्मंति एएं नेरइया णवि जाद देमाणियाण॑। 

“नेंगवती सूत्र शतक ७ उद्देशक ६ 

- पुटयों जीया पुढो सत्ता, ध्ाउ जीदा त्तहायणी 
दाउ जीदा पुहो रचा, तणरफ्खा सदीयगा ता 
घहायदरा तर पाणा, एवं छष्शाय शाहिया। 
एतापए जीदझाप, पापरे कोए विज्नर भण्या 


ल्‍्टर 


२२ ु अहिसा विवेक 


निरूपण से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है; भगवान्‌ श्री महावीर का मोक्ष- 
पथ हिंसा-निवृत्ति रूप अहिसा, दया और अलनुकम्पा है। इसी अध्ययन में बताया 
गया है--किसी ग्राम या नगर में रहे साधु को कृप-खननादि और दानशालादि करने 
वाला पुरुष विनयपूर्वक पूछे--इनमें धर्म है या नहीं; ऐसे प्रश्न का आत्मगृप्त 
जितेन्द्रिय साधु कुछ भी उत्तर न दे । इस प्रकार के समारम्भ में पुण्य है या पुण्य 
नहीं है, ऐसा भी वह नहीं बोले । यह दोनों प्रकार की भाषा महाभय की हेतु है। 
दान के लिए जो च्रस और स्थावर प्राणी मारे जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए पुण्य 
है, ऐसा भी वह न बोले । क्योंकि जो दान की प्रशंसा करता है, वह प्राणियों का 
बध चाहता है और जो दान का वतंमान में निषेध करता है, वह अ्रनेक जीवों की 
आाजीविका-विच्छेद करता है। इस प्रकार जो साधु संयमस्थित रहता है, वह 
निर्वाण को प्राप्त होता है।' उक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाने के साथ कि 
पट्कायिक जीव ही सव्व जगज्जीव हैं और हिसा न करना ही उनकी रक्षा रूप 
दया है; करुणापरक व लोकोपकारक दान के विषय में भी वस्तुस्थिति स्पष्ट हो 
जाती है। इन प्रसंगों को केवल यह कहकर ही नहीं टाला जा सकता कि उक्त 
प्रकार के विधि-विधान साधुजनों के लिए हैं; गृहस्थ किसी राह भूले को मार्ग 
बताता है, नौका में छिद्र वताता है तो वह श्रनवद्य करुणा है और मोक्षा भिगमन का 
पथ है। उक्त विधि-विधानों के पालन की अनिवार्यता भले ही साधुजनों के लिए 


सब्वाहि अणुजुत्तीह, मंतिम॑ पडिलेहिया। 

सच्चे श्रक्‍क्रतदुक्‍्खाय, अतो सब्बे श्रहिसया ॥६॥ 

उड्ढं श्रहेय॒ तिरियं, जे केइ तस थावरा। 

सव्व॒त्य विरति विज्जा, संति निव्वाण माहिय॑।११॥ 
१. तहागिरं समारबभ, श्रत्थि पुन्न॑ ति णो वबए । 

श्रहवा णत्वि पुन्त॑ ति, एवमेयं मह॒ब॒भयं ॥१७॥ 

दाणद्ठाय जे पाणा, हम्मंति तस थावरा। 

तेस सारखणद्ठाए, तम्हा श्रत्यि त्तिणो बए ॥॥१5॥ 

जेंसि त॑ उवकप्पंति, श्रन्‍्नपाणं तहाविहूं। 

तेसि लाभंतरायंति, तम्हा णत्यित्ति णो बए ॥१६॥ 

जेय दान पसंसंति, वह मिच्छंति पाणिणं। 

जेयर्ण पडिसेहुंति, बवितिच्छेष॑ करंति ते ॥२०॥ 

दुह्त्रोविते न भासंति, प्रत्यि वा नत्यि वा पुणो । 

आाय॑ रपसस्‍्स हेच्चाणं, निव्याणं पाउणंति ते॥२१॥ 


घहिसा-पर्थवेक्षण श्र 


कप 


है; क्‍योंकि उन्होंने एकान्त अनवद्ध श्राचरण का ही ब्रत ले रखा है, परन्तु सिद्धान्त- 
निर्णय में उन विधि-विधानों को भुलाया नहीं जा सकता। गृहस्थ के लिए वे 
आचरण यदि प्रनवद्य अहिसा की कोटि में आते होते तो कोई कारण नहीं रह 
जाता कि मनिजनों के लिए वे वंघ न होते । एक गुृहस्थ किसी अन्य सार्य-अ्रष्ट 

हेस्‍थ को मार्ग बताकर विशुद्ध अनुकम्पा करता है और एक मुनि वही कार्य कर 
अपना चातुर्मासिक संयम खो देता है; किसी भी प्रकार वृद्धिगम्य होने की वात 
नहीं है। यूहस्थ के लिए भी उक्त प्रकार की अनुकम्पा करने के लिए कोई विधान 
या निरूपण करते तो अवश्य उस मन्तव्य का कोई मूल्य होता, पर जैन श्ागमों 
में ऐसा नहीं है । इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि भगवान्‌ महावीर की दृष्टि में 
उबत प्रदार की लौकिक क्रियात्रों में शुद्ध अनुकम्पा होती तो वे उसके करने में 
साधु-साध्वियों के लिए चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का विधान तन कर; किसी राह 
भूले को मार्य न बताने में, नौकागत छिद्ग न बताने में, दुःखित्त प्राणी को पाश-मुक्त न 
करने में चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का विधान करते। पर उनकी ग्रहिसा और उनकी 
अनुफम्पा या जीव-रक्षा का शुद्ध रूप नकारात्मक ही था । उनकी दृष्टि में पृथ्वी, 
श्रपू, वनस्पति से लेकर मतृप्य तक सब प्राणी समान थे। एक की हिंसा कर दूसरे 
की रक्षा उनकी दृष्टि में अहिंसा कैसे हो सकती थी ? उनकी दृष्टि में हि्ता न 
फरना धर्म था,पर किसी की जीवन-कामना करना धर्म हो ही ऐसी बात नहीं थी । 
जीवन-का मना छी उपादेयता में संयम और श्रसंयम उनके मानदण्ड थे । 
जीवन झौर मृत्यु की निरपेक्षता 

स्वताधारण में 'जीगोझौर जीने दो! का वाक्य जोरों से चल पढ़ा है। 

परहिसा पर बोलते समय एस उवित को प्राथमिकता दी जाती है और कहा जाता 
है, भगवान्‌ श्री महावीर का उदघोप था---जीओो झौर जीने दो।' यह यथार्थ 
नहीं ह। न तो भगवान्‌ श्री महावीर के मुकतों में इस उवित का कहीं स्थान है 
झौर न इसका भाव नो एणेतः उनकी प्रदपणा के अनुकूल पड़ता है । इसमें 'जोने 
दो से भी पहले 'जीओ' वी दान कही है। भगवान्‌ श्री भद्दावीर के निरूपण में 
धरंयत जीदन-कामना केः लिए कोर स्थान ही नहीं है । भध्यात्मपरायण भगवान 
भषठवीर का तो उद्घोष एस विषय में यह रहा है--"णो जीवियं णो मरणावकंसी 
धर्पाल्‌ जीदन घोर सरण वय घाहांक्षी व हो ।* जीवन झौर मृत्तु की निरपेक्षता 


९. हा. सूप्नपतागसब आुतद० ३ ध० ई३ गाया २३ 





ये. सूद्रशतांगसुप्र धुत ० £ घर ३ उद्देशक ४ गाया १५ 


बे 


२४ अहिसा विवेक 


* ही वास्तविक अध्यात्म है। 'जीग्ो और जीने दो' के उद्घोष में उसका दर्शन नहीं 
/होता । 
शआ्रत्मोपचायक जीव-रक्षा 


इस प्रकार भगवान्‌ श्री महावीर की अ्रहिसा का वहुमुखी चिन्तन करते हुए 
हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उनकी जीव-रक्षा निकेवल आात्मो- 
पचायक थी न कि देहोपचायक । प्रश्नव्याकरण सूत्र में जहां कहा गया है--समस्त 
जगत्‌ के जीवों की रक्षारूप दया के लिए भगवान्‌ श्री महावीर ने प्रवचन कहा है; 
उसी अंगसूत्र में कुछ ही अन्तर पर कहा जाता है--भगवान्‌ ने सब जीवों को 
अ्सत्य, पिशुन, परुष, कटुक और चपल वचनों से बचाने के लिए अपना प्रवचन 
कहा है ।" प्रस्तुत वाक्य-विन्यास पूर्व प्रस्तावित वाक्य-विन्यास का मानो भावार्थक 
अनुवाद हो गया है। सूत्रकृतांग सूत्र का 'सकामकिच्चं णिह आरियाणं' यह भाई - 
कुमार-कथन भी यही अभिव्यक्त करता है। भगवान्‌ अपने कर्म-क्षय के लिए तथा 
अन्य लोगों को तारने के लिए धर्मोपदेश करते हैं।' स्थविर कल्पी साधु को आत्मा- 
नुकम्पी होने के साथ-साथ परानुकम्पी” भी कहा गया है। मार्ग या नौका-छिद्र न 
बताना आदि विधानों का पालन करते हुए साधु आत्मानुकम्पी तथा परानुकम्पी 
इसी अपेक्षा से होता है कि वह किसी भी प्राणी का प्राण-वियोजन नहीं करता, 
न किसी प्राणी को क्लेश उत्पन्न करता है। वह केवल पापाचारी को उपदेशादि 
द्वारा पाप-विमुख करता है, जेसा कि केवल आत्मानुकम्पी होने के कारण जिन- 
कल्‍्पी साधु नहीं किया करता है। 

निष्कर्ष यह होता है--श्रल्प या अनल्प हिसा की भूमिका पर अहिसा, करुणा, 





१. इमं व अलियपिसुणपरुसकड्यचवलवयणपरिरफ्खणट्ुयाएं पावयणं 
भगवया सुकहिय॑ । 
“-प्रदनव्याक रण सूत्र संवरद्ार 
२. सूत्रकृतांगसूत्र श्रुव० २ झ्र० ६ गाथा १७ 
३- चत्तारि पुरिस जाया पन्‍नत्ता तंजहा--भ्रायाणुकम्पए नास एगे णो परा- 
नुकम्पए। 
टीका--प्रात्मानुकम्पक: श्रात्महितप्रवृत्त: प्रत्येकबुद्धों जिनकल्पिको 
वा परानपेक्षो नि णः । परानुकस्पको निष्ठितार्थतया तीर्थंकरः, 
आात्मानपेक्षो वा दयकरसो मेतायंवत्‌ । उभयानुकम्पकः स्थविर- 
कल्पिक:। उभयानुकम्पक:ः पापात्मा कालशौकरिकफादिरिति। 
“ाणांगसूत्र ठाणा ४ उद्द झ़क ४ सू० ३५२ 


अहिसा-पर्यवेक्षण २५ 


दया, अनुकम्पा ब्रादि छव्दों से अभिहिित होने वाले मनोभाव अ्रनवद्य नहीं रह 
सवतिे। हिंसा पर आधारित परोपकार, दान, करुणा, सेवा भ्रादि हिसा के ही 
विधि पक्ष हो सकते हैं, भ्रद्धिसा के नहीं । 

भगवान्‌ श्री महावीर कहते हैं--हिंसादि कार्यरत हिसक सामने हो तो साधु 
के लिए तीन ही मार्ग हैँ--वह धर्मोपदेश करे, मौन रहे या वहां से उठकर चला 
जाए।' 

पष्ठगुणस्थानवर्ती और पपण्ठोत्तर गृणस्थानवर्ती झात्माएं संयत्ति हैं । पंचमगुण- 
स्थानवर्ती संयतासंयति हैं और शेष चतुगू णस्थानवर्ती असंयति हैं । जहां दो ही 
भेद अपेक्षित हों, वहां प्राग पंचगणस्थानवर्ती आात्माएं असंयति की कोटि में हैं। 
प्रसंयत जीवन-कामना स्वयं असंयम है भर वह राग सम्भाव्य भी है, श्रतः यह 
प्रहिसा का प्ंग नहीं है । 
स्व श्रौर पर को श्रपेक्षा में श्रहिसा दा विधि पक्ष 


अ्रहिसा का विधि पक्ष, स्व-गपेक्षा में स्वाध्याय, ध्यान, कपाय-विजिगीपा, 
श्रहिसा, सत्य, ब्रद्मचर्य का श्राचरण श्रादि रूप सत्प्रवृत्ति है। पर-अपेक्षा में उक्त 
सप्प्रवृत्तियों में किसी प्राणी को प्रेरित करना तथा उपदेशादि द्वारा हृदय-परिवर्तन 
कर उसे हिसादि दुराचरण से बचाना है। उक्त तथ्यों के श्राघार पर ही नावा- 
स्थित साधु वा छिद्र न चताना, प्रण्पगत को मार्ग ने बताना, किसी प्राणी को 
धनुवग्पावश पाश-मुकत या पाश-युकत ने करना आ्रादि साध्वाचारशालीन रह 
समते हैं। इन तथ्यों पर ही नि राजपि की म्रियमाण जीवों की उपेक्षा राग-मुक्त 
स्पति मानी गई है । चुबनो पिता का माता को बचाने के लिए उठता, रागात्मक 
दया होकर पोषध-भंग का निभित्त बना है। तथारुप भ्रतंयति, अद्नती को गृहस्य 
श्रा दिया जाने वाला दान एव्गन्त पाप का भौर संयति को दिया जाने वाला 
एकान्त सिजेरा का टेतु बताया गया है। इन्हीं तथ्यों पर झ्रानन्द का अभिग्रह और 


कशाूल पता 


झागसिफ झोर झोपनिए दिक स्वरूप 


भगदान्‌ श्री महावीर की भरहिसा के स्वरुप को यदि हम एक ही समुल्तेख 
में देखना घाटे तो यह प्रश्वव्याफरपनसूत्र में मिलता है। वहां ध्रहिसा के साठ एका- 


१. हप्ो श्यायरपणा पन्‍नता तेंजहा--घधम्मियाए पडिचोयणाएं भव, ठक्ति- 
पोए दा सिया उचित्ता वा घाया एगंत मदफ्समेज्या । 


>-आापागदतच्र हालत ५ >णशक्‍कः रा 


२६ ग्रहिसा विवेक 


थेक नाम बतलाये गए हैं--निर्वाण, निवृत्ति, समाधि, विरति, दया, विमुकिति, 
शान्ति, रक्षा, यतना, भ्रभय, श्रमाघात (श्रमरत्व ) आदि ।' यहां अधिकांश नाम 
निवृत्ति के सूचक हैं। इनका फलित स्वतः सिद्ध है कि हिसा-निवृत्ति श्रहिसा है 
और दया, रक्षा आदि उसी के पर्यायवाची नाम हैं । अस्तु, अहिसा के स्वरूप पर 
विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर सहज ही पहुंच जाते हैं कि छोटी-बड़ी विभि- 
न्‍्तताओ्ं में भी अहिसा और करुणा का आगमिक श्र श्रौपनिपदिक स्वरूप देहिक 
और ऐहिक न होकर परम आध्यात्मिक ही था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 
कहते हैं--हिन्दुस्तान में तात्कालिक प्रचलित धर्मों में से जैन तथा उपनिषद्‌ धर्मे 
पूर्णतया निवृत्ति-प्रधान ही थे।* महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज 
लिखते हैं--उपनिषद्कालीन प्राचीन साधना में जीवन-मुक्ति की दशा को ही 
करुणा के प्रकाश का क्षेत्र स्वीकार किया गया है। ज्ञानी तथा योगी का पराथर्थे- 
सम्पादन इस महान क्षेत्र के अ्न्तर्भूत है। जीवन-मुक्त ज्ञानी के जीवन का उद्देश्य 
भव-दुःख की निवृत्ति के लिए उपाय रूप में ज्ञान-दान करना है। करुणा के प्रकाशन 
की यही मुख्य प्रणाली थी। करुणा के प्रकाश करने की दूसरी प्रणालियां गौण 
समभी जाती थी। जीवन-मुक्त महापुरुष ही संसार-ताप से पीड़ित चीजों के 
उद्धार के लिए अधिकारी थे। वर्तमान जगत्‌ में करुणा के जितने ही आकार दिखाई 
पड़ते हैं, वे श्रावश्यक होते हुए भी मुख्य करुणा के निदर्शन नहीं हैं ।* 


आत्म-उन्नायकता से देहोपचायकता की आर 
आत्मोन्‍्नायक श्रहिसा में देहोतन्वायकता कब से और क्‍यों ? 
यह हमने देखा कि प्राचीन अहिसा-चिन्तन में आत्मिक ऊध्वे संचरण की 
चिन्ता ही प्रमुख है। देहिक अपेक्षाओं को वासना-परिणाम मानकर व्यक्ति को 


उनसे ऊपर उठ जाने के लिए प्रेरित किया गया है। भरत चक्रवर्ती द्वारा अपने 
अठाणवे भाइयों के राज्य छीन लिए गये। वे अठाणवे भाई असहाय और अनाथ 


१. प्रइनव्याकरणसत्र संवरद्यार 

२. एवमादीणि निययगुण निम्मियाईं पज्जवनामाणि होंति अ्रहिसाए भग- 
चतीए । 

“प्रदनव्याकरणसूत्र १ संवरद्वार 


न्प् 


* गीतां रहस्य पु० ५१० 
४. वोद्ध घ्मे-दर्शन भूसिका पृ ० १७ 


प्रहिसा-पर्यवेक्षण के 


रिथिति को प्राप्त होकर अपने एूर्व के पिता और वर्तमान के तीर्घकर झ्रादिनाध प्रभु 
के पास गए श्रौर अपने राज्योपभोग छीन लेने की वात कही | आदिनाथ प्रभु ने 
उन्हें इन्द्रिय-मोगों से पराह मुख वारते हुए कहा--सम्यग्‌ बोध को प्राप्त करो। 
प्रेत्वलोक में बह दुर्लभ है ।* समस्त वन्धु प्रतिदुद्ध हुए न्नौर राज्य-लालसा को ठुकरा 
कर गंयति बने। श्रन्ततोगत्वा दैहिक दुःख-मुक्ति की अपेक्षा आत्मिक क्लेश-मुक्ति 
दी यथार्थ, व्यापक और उपयोगी है । पर यहां तो यही प्रसंगोपात्त है कि श्रहिसा 
के इस ग्रात्मोन्नयन-प्रधान स्वरूप के साथ भारतीय घधर्मो में देहोन्‍्नयन की वात 
कब से प्रमुख बनी और उसके प्रेरक आ्राधार क्‍या हैं ? 


निवर्दक और प्रवर्तक : एक संदिग्ध शब्द प्रयोग 


श्रह्टिसा की इस ट्विविघता को कुछ विचारकों ने निवर्तक श्रहिसा और प्रवर्तक 
भ्रहिसा के घब्द-प्रयोग से अ्रिहित किया है। इस तात्पर्य में कि निवृत्ति-प्रधान 
झहिसा निवर्तक अटिसा और प्रवृत्ति प्रधान अ्रहिसा प्रवर्तक श्रहिसा; कदा चित यह 
पाव्द-प्रयोग यथार्थ भी माना जा सके,परन्तु जब कि भगवान्‌ श्री महावीर की भ्रहिसा 
जितनी निवृत्ति मूलक है, घुभयोग की भ्रपेक्षा में उत्तनी प्रवृत्तिमूलक भी, तव उसे 
निफेवल निवर्त क शब्द से अभिव्यक्त करने में वर्या वता का अववोध नहीं होता । साथ- 
साभ प्रवृत्तियूलक भ्रहिसा वा विकास कहुकर निवर्त क दब्द का प्रयोग करने में ग्रहिसा 
के प्रसन्निवृत्तिमूलक झौर सत्प्रवृत्तिमूलक स्वरूप की कुत्सा भी अभिव्यक्त होती है। 
देट्टिवा दुःप-निवृत्ति का स्वरूप स्वभावत: ही सीमित होता है। प्रवर्तक दया कुछ 
ही व्यक्तियों तक पहुंच सवती है । जीवन-मुक्त वीतराग की करुणा मोह-मुक्ति का 
बोप-दान बनकर प्रगणित लोगों को सुखी करती है। दसी करुणा का विस्तार 
प्रपम तीर्थंकर प्रा दिनाथ प्रभु से भगवान्‌ श्री महावीर तक सभी तीर्थकरों ने किया 
है श्रोर समस्त विश्व उनकी कझणा से उपरृत हुआ है। सहस्नों वर्ष पश्चात्‌ आज 
भी एम उनकी बोघ-गंगा के झतार्थ करणापात्र हो रहे हैं । वया यह सोचा भी जा 
पडता है कि उनकी बह सहिसा निवतेक था निष्किय थी ? उक्त शब्द-विन्यास के 
प्रयोगता प्रशाचश् पं ० सु्रजालजी स्वयं भी प्रसंग-भेद से तथ्यरूप में इस बात को 
स्वीकार यरते है। परमनिन्‍द फोशाम्दी की घारणाग्रों की समीक्षा करते हुए ये 


लिखते ऐ--भगवान्‌ पारवेनाय दी पहिसा को वे केवल निपेघात्मक और बद्ध की 


१. संदुज्भहू कि न बुज्न्जु, संदोही सलु पेच्च दल्लहा । 


आधुषदूतांगमृत्र श्रु १ ध्० २ गाया १ 
२. घहितसा दे धाचार पधौर दिदार पा विद्यत 


श्द अ्रहिसा विवेक 


अहिसा को विधायक कहते हैं, जो ठीक नहीं लगता है। पाश्व॑नाथ के चातुर्याम 
त्रिविध थे। उनमें जेन-परिभाषा के अनुसार समिति या सत्प्रवृत्ति का तत्त्व भी था 
ओर उनका एक विशिष्ट संघ था, ऐसा स्वयं कोशाम्बीजी भी स्वीकार करते हैं । 
यदि सारा त्यागी संघ केवल निष्क्रियरूप से बेठा रहता श्र कुछ भी काम नहीं 
करता तो जनता में घर की हुई हिसा-प्र धान यज्ञों की संस्था को किस प्रकार हटा 
सकता या उसे निर्बल कर सकता ।'''भगवान्‌ महावीर से पहले जैन-परम्परा 
में पूर्व श्रुत के अस्तित्व के और कर्म-तत्त्व विषयक कुछ भौर विशिष्ट साहित्य होने 
के प्रमाण भी मिलते हैं, जो कि पाइ्वंनाथ के संघ की निष्क्रियता के विरुद्ध सबल 
प्रमाण हैं।* 
प्रवर्तक श्रौर निवर्तेक यह शब्द युग्म तो तभी यथार्थ प्रयुक्त हो सकता है 
जव एक पक्ष प्रवृत्तिमात्र का निषेध करता हो और दूसरा पक्ष निवृत्तिमात्र का। 
वस्तुस्थिति यह है कि किसी एक का भी दूसरे में पूर्ण निषेध नहीं है । निवृत्ति 
की विशुद्धता में किसी को आपत्ति नहीं है। उस निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति को 
योजित करने का ही केवल वांछित अभिप्राय है। निवृत्ति -प्रधान माने जाने वाला 
पक्ष भी केवल असदुप्रवृत्ति का निषेध करता है। सत्प्रवृत्ति के लिए वहां भी 
मुक्त संचार है। प्रवृत्ति-मात्र को प्रवृत्तिप्रधान पक्ष भी उपादेय कोटि में नहीं 
मानता | वहां भी सत्‌-प्रसत्‌ का विवेक तो श्रपेक्षित है ही। अ्रधिक-सै-प्रधिक 
प्रवर्तक पक्ष गीता का कर्म-योग है। वहां भी फलाशा-रहित श्रौर करणीय' 
प्रवृत्ति को ही श्राचार-कोटि से माना है। यथार्थ भेद प्रवृत्ति भौर निवृत्ति का नहीं 
ठहरता । वह ठहरता है, सत्प्रवृत्ति की व्याख्या का। एक पक्ष की व्याख्या में कुछ 
एक प्रवृत्तियां सत्‌ हैं तो दूसरे पक्ष की व्याख्या में वे भ्सत्‌ । इस साधारण भेद को 
व्यकत करने के लिए प्रवर्तक धर्म और प्रवर्तक श्रहिसा, निवर्तक धर्म श्रौर निवर्तक 
अहिसा आदि प्रयोग संदिग्ध शब्द-विन्यास हैं। भूखे को भोजन देना, प्यासे को 
पानी पिलाना, रोगी का औपधोपचार करना प्रवर्तक कही जाने वाली श्रहिंसा का 
मुख्य रूप है। व्यसनी को व्यसन-मुक्त करना या भूख-प्यास, रोगादि से व्याकुल 
की उन देहातियों का सामना करने के लिए प्रखर झ्रात्म-वल देना आदि निवर्तक 
कही जाने वाली अहिसा (दया ) है। दया के दोनों रूपों में व्यक्ति और समाज के 
१. भारतीय संस्कृति श्रोर श्रहिसा, श्रवलोकन पृ० २१ 
२. श्रनाश्षितः कर्मफल कार्य कर्म करोति यः । 
स संन्यासी व योगी च न निरग्निन चाक्रिय:।। 
+-गीता श्र० ६ इलोक १ 





प्रहिसा-पर्यवेक्षण २६ 


लिए कौन-सा रूप प्रधिक उपयोगी व श्रध्यात्म-सम्मत है, इसकी चर्चा यहां नहीं 
करेंगे । दब्द-प्रयोग की दृष्टि से उक्त दोनों स्वरूपों में एक देहिक, दूसरा आत्मिक 
प्रत्यक्ष है। प्रत: श्रहिसा (दया) के इस एक स्वरूप को देहोपचायक तथा दूसरे 
स्वरूप को श्रात्मोपचायक शभ्रथवा तत्सम अन्य शब्दों में कहा जाए तो शभ्रधिक यथार्थ 
जगता है । 


मगवान्‌ बुद्ध और महायान सम्प्रदाय की करुणा 
गीतम बुद्ध के विधायक उपदेश 


उपनिपदों व भगवान्‌ श्री महावीर की श्रात्मोपचायक अ्रहिसा में देहो- 
भावफता का प्रारम्भ भगवान्‌ बुद्ध की श्रद्टिसा से माना जा सकता है। बौद्ध 
उत्वाट देह-दमन श्र उत्कट भोगवाद के वीच का मध्यम मार्ग था। अ्रतः उसमें 
विधायक उपयदेश्ों का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक था। महामंगलसुत्त में भगवान्‌ 
बुद्ध पाएते हैँ--माता-पिता की सेवा, पुत्न-दार का संग्रह, दान, धर्म-चर्या, श्रनवरा 
कर्म ये उत्तम मंगल हैं। यह विधायकता बुद्ध के मूलभूत उपदेशों में नाममात्र 
से ही रही है, पर श्रागे चलकर हीनयान भौर महायान के निर्वाण विषयक 
सद्ान्तिक मतनेदों के भ्राधार पर परम्परा विशेष में वृद्धिगत हुई है। वह वृद्धि 
भी प्राघार सम्बन्धी सियमों में शिथिलता चाहने वाली परम्परा में ही हुई 
एतिहास बताता एऐ--राजगृह भें बौद्ध संघ की जो प्रथम महासभा हुई थी, उसी 
में नियमों का वन्धन कुछ ढीला करने का प्रयत्त किया यया था; किन्तु उस प्रयत्त 
में सफलता ने मिली । वैशाली की सभा में फिर प्रयत्व किया गया। उस सभा में 
रघविरों ने उम्र प्रथन को दूषित ठहराया। उससे असन्तुप्ट होकर सुविधा के 
श्णएों ने महासंयीति वास से एक पृथक सभा की। इसके प्रवर्तक महासंधिक 
नाम से प्रस्यात हुए, पयोकि उस सभा में ऐसे ही लिक्षुत्रों की संस्था श्रधिक थी । 
गषासंपिक सोगों का सम्प्रदाय भहायान नाम से पुकारा जाने लगा। इसी प्रकार 
परिरयादियों पा जो संगठन हुम्मा, वह हीनयान सम्प्रदाय कहुलाया ।* 
ऐनयान शोर महायान फे मोक्ष सम्दन्‍्धी विचार 


कप 2७: रू ता के घनसार निर्वाय दया 
एंनियान छी भान्यता के घनसार नि दयावतक हूं, इ्सरि लाए 
रे 


रुप परम घ्येर उसके भेद दिशेष, बेयमितक हैं। महायान के 


सता 


१. दोद-पर्म पु ६६३, पिशेष दिदरण के लिए बौद्ध पर्म-दर्घधन ऊण्ड 


६ पण० ८ से १० हक, दोद्ध दर्शन तपा प्रन्य भारतीय दर्शन प८ ५४७ 
मेदष्घ८ 


हे 


३० 5 अहिसा विवेक 


सामाजिक है। उसके कथनानुसार बुद्ध ने अपने दुःख-क्षय के लिए कुछ भी नहीं 
किया | व्यक्तिगत मोक्ष को उन्होंने रस-विहीन माना। जब तक एक भी 
प्राणी दुःख-युक्‍त है, तब तक मोक्ष काम्य नहीं है। भगवान्‌ बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त 
नहीं किया, अपितु अ्रव भी वे योन्यन्तर से सभी जीवों को मोक्ष प्राप्त कराने में 
संलग्न हैं । 

महायान सम्प्रदाय का करुणा व लोकोपकार सम्बन्धी ग्रभिमत 


मोक्षवाद की इस सामुदायिक धारणा पर परानुग्रह-वृत्ति का विकास हुआा । 
महायान बौद्ध-परम्परा का एक प्रभावशाली और समर्थ सम्प्रदाय था। प्रारम्भ 
में भी वैशाली की संगीति में केवल सात सौ साधु एकत्रित थे और महासं घिकों 
की कोथाम्बरी में होने वाली परिपद्‌ में दस सहुख वीद्ध भिक्षुत्रों की उपस्थिति 
थी।' थ्रागे चलकर यह संघ और भी व्यापक व प्रभावशाली बना तथा करुणा व 
लोकोपकार के अपने अभिमत स्वरूप को जन-जन तक पहुंचाने में सफल हुझ्ना । 
टा० हरदबाल का कथन है--महायान के उद्गम में अनेकों देश-काल-जन्य प्रभावों 
के साथ गीता और ईसाई धर्म का बढ़ता हुआ्ना प्रभाव भी हेतुभूत था ।* यह कथन 
स्वाभाविक भी लगता है, क्योंकि गीता कर्म-योग के नाम से श्नौर ईसाई सेवा 
के नाम से लोक-संम्राहक प्रवृत्तियों पर बल देते ही हैं। श्राश्चर्य केवल यही रह 
जाता है, महायान के आ्राधारभूत ग्रन्थों में दुःख-निवारण की चर्चाएं मिलती हैं, 
पर उनसे ऐसा नहीं लगता, वे अनाव्यात्मिक हैं। यहां श्रधिकांश चर्चा वन्धन- 
गप आन्त रिक बलेशों के निवारण की दी उपलब्ध होती हैं । महायान प्रभिवर्म 
संगीसि-गास्त्र में महायान की सात विश्वेपताओं का उल्लेख किया है। उसमें 
बताया गया है-- 
१. का “-एय सई॑सिरदद छत्वा यन्‍्मया सादितं शुभम्‌। 

तेन स्यां स्वसस्वानां स्वेद :पप्रद्ान्तक्त्‌ ॥३-६॥ 

मुच्यमानेपरु सर्वेषु ये ते प्रामोथ्यस्तागरा:। 

पेड सन्‌ पर्याप्त सोलझलेगारसिकेन क्रिम्‌ू ?ै 5.१०८॥। 

+-धोधिद्रधय्ितार 


पयस ये र२:तप्दयादा प्राजदाश लगाहानम ।। 
। 
हो द्राध्जक क>न्डर गध्कत कट्लट ब+> ४१7९ स्कक नइप७ ५०४८६ 
हद 5५ . «० हक दर &£ आखिर +१३६““६$“ ७ ८५ ० के कह 
5 ॥ सो हैंड दर जी आपका 8 म अप फेक हे कै ् ॒ 
है, #< 72 हिट 2. 5 ७6 छठ 5ड की उिवत॥ 558॥577 .[6- 


प्रहिसा-पर्यवेक्षण ३१ 


१, महायान वस्तुतः महान्‌ श्रौर विशाल है, क्योंकि उसमें जीव-मात्र की 
मुवित का सन्देश है। 

2. महायान में प्राणीमात्र के लिए च्राण का विधान है। 

३. महायान का लक्ष्य वोधि-प्राप्ति है । 

४, महायान का आ्रादर्श वोधि-सत्त्व है, जो समस्त प्राणियों के उद्धारा्थ सतत 
उद्योगगील रहता है। 

५. महायान की मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने उपाय-कौशल से नाना प्रकार 
के प्राणियों को नाना प्रकार से उपदेश दिया है, जो पारमाथिक रूप से एक है । 

६. बोधि-सत्व की दस भूमियों का महायान में विधान है । 

७. महायान फे शनुसार बुद्ध सब मनुष्यों की ब्राध्यात्मिक भ्रावश्यकताश्रों 
को पूर्ण करने में समर्थ ६ 
। तातों विशेषताम्रों में व्यवहारिक जीवन के लोकोपकारक कार्यों का 

योर रपट उल्तेय महीं है । 

गगवान्‌ बुद्ध श्रौर क्षुधात्तं व्यविद 


एक बार भगवान्‌ वृद्ध के पास एक क्षघार्त व्यतित श्राया। भिक्षु उसे धर्मो- 

पेश देने लगे । वह उपदेश-श्रयण में प्रन्यमतस्का था। भगवान्‌ बुद्ध ने के 
पहले ऐसे रोटो सिलाग्रो, फिर धर्मोपदेश करो । बसा ही किया गया । इस उल्लेख 
से यह रपप्ट होता ऐ, क्या, तृपा झादि से जो मानसिक बलेश उत्पन्त होता है, 
उसका नियारण बिए बिना पर्म-बोध प्ंकुरित नहीं होता। भोजन, पानी उस 
घोष पे घंगुरित फरने में हतुभूत हो जाते हैं । धर्म श्ौर धर्म के प्रवान्तर हेतु ये 
सवंधा दो वाले है । एम झनुप्ठान के भी भ्रवास्तर हेतु शुभ और प्रधुभ दोनों ही 
। बुत सम्भव है, भगवान्‌ बुद्ध की एस हेतुरूप श्रपेक्षा को 

में बारतविय प्रध्यात्म का स्थान मिल गया हो । 
पण्चाट शगोदा पे शिजालेखों में 


र 
सामान्य जापन प्पद 


बे ».. 
कक है शडत 
शक >+ ] क 7 


द्प शलादेसों से भी इस सम्भावना की पुष्टि होती है । एक 
| 


ज्ल्डु है वात क ० 3>क. दा है 4 डे 
ता भी नसेदा करनी चाहिए। विद्यार्पो सो था मे सदा 
हक १ दापीन सी 
पएरसी घादाग। यही पायीनस रीसि है ।* 
कक डक दिए कल्‍्कथ पारा डे के 
६. दैेदताओं दे प्रिय धिमदरगी राजा ने हो प्रदार को 


१. एशोछ के एम ऐए, इट्यगिरी, ड्िलोय शिलाडेस प्‌० ६६ 


२ अहिंसा विवेक 


की चिकित्सा और दूसरी पशुओ्रों की चिकित्सा का प्रवन्ध किया है। औषधियां भी 
मनुष्यों और पशुओं के लिए जहां-जहां नहीं थीं, तहां-तहां लाई और रोपी गई 
हैं । इसी तरह से मूल और फल भी जहां-तहां नहीं थे, सब जगह लाए और रोपे 
गए हैं। मार्गों में पशुओं और मनुष्यों के आराम के लिए वृक्ष लगाए और कुएं 
खुदवाए गए हैं ।* 

३. प्रियदर्शी राजा के धर्मानुशासन से बन्धुओ्नों का आदर, ब्राह्मण और श्रमणों 
का श्रादर, माता-पिता की सेवा तथा बूढ़ों की सेवा वढ़ गई है ।* 

४. वृद्धों के दशेन करना और उन्हें स्वर्ण-दान देना चाहिए ।* 

इन समस्त उल्लेखों का हाई एक दूसरे सम्मुलेख से भली-भांति पकड़ा जा 
सकता है, जिसमें सम्राट अशोक कहते हैं--सड़कों पर भी मैंने मनुष्यों और 
पशुझों को छाया देने के लिए बरगद के पेड़ लगवाए, आम्र वृक्ष की वाटिकाएं 
लगवाईं, श्राध-आध कोस पर कुएं खुदवाए, सराएं बनवाईं और जहां-तहां पशुग्रों 
तथा मनुष्यों के उपकार के लिए अनेक पौंसले (आपान) बेठाए। किन्तु यह उप- 
कार कुछ भी नहीं है । पहले के राजाओं ने और मैंने भी विविध प्रकार के सुखों से 
लोगों को सुखी किया है। किन्तु मैंने यह (सुख की व्यवस्था) इसलिए की है कि 
लोग धर्म के अनुसार आचरण करें।* 

इस उल्लेख से यह धारणा और भी स्पष्ट हो जाती है कि सम्राट अशोक ने 
विशेषत: धर्माचरण का हेतु मानकर यह सब व्यवस्था की है। तत्त्व-स्थिति में 
और व्यवहार में वहुत वार इस प्रकार के मौलिक भेद पड़ जाते हैं। सर्वसाधा- 
रण मूलग्राही न होकर स्थूलग्राही होते हैं। दान के चित्त, वित्त और पात्र तथा 
देश काल' सम्बद्ध ताक्त्विक स्वरूप शास्त्रों में रह गए हैं और सर्वेसाधारण ने 
दानमात्र को ही मोक्षप्रद मानकर अपना लिया है। भगवान्‌ बुद्ध और महायानी 
करुणा-निरूपण के साथ भी यही घटित हुआ हो तो कोई श्राइचये नहीं । 


१. श्रशोक के धर्म-लेख, द्वितीय शिलालेख पृ० १२१ 
२. श्रशोक के धर्म-लेख, चतुर्थ शिलालेख पु० १४८ 
३. भ्रशोक के धर्म-लेख, श्रष्टम शिलालेख पु० १६७ 
४. श्रशोक के घर्म-लेख, सप्तम स्तम्भलेख (दिल्ली-ठोपरा) पूृ० ३२७४-७६ 
' ५. दुलहाओो मुहादायी, मुहाजीवी थि दुल्लहा । 

--दंसवेकालिकसुत्र श्र० ५ गा० १०० 

६. देशे काले च पात्र च तहान॑ सात्त्विक स्मृतम्‌ । 
“गीता श्र० १७ इलोक २०. 


श्रद्टिसा-पयवेक्षण श्३े 
महायान श्रौर लोक-संप्राहकता पर लोकमान्य तिलक 


लोकमान्य वालगंगाधर तिलक तो निवृत्ति-प्रधान बौद्ध धर्म से महायान 
जैसा प्रवृत्ति लक्षण सिद्धान्त श्राविर्भूत हो सकता है, यह मानने को भी प्रस्तुत 
नहीं है । उनका कहना है--इस तत्त्व का विस्तृत प्रतिपादन गीता के भ्रतिरिक्‍त 
कहीं भी नहीं किया गया है कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष लोकन-संग्रह के लिए प्रवृत्ति-धर्म 
ही को स्वीकार करे | असारव यह अनुमान करना पड़ता है कि जिस प्रकार मूल 
बौद्ध धर्म में वासना को क्षय करने का निरा निवृत्ति-प्रधान मार्ग उपनिपदों से 
लिया गया है, उसी प्रकार जद महायान पंथ निकला, तव उसमें प्रवृत्ति-प्रधान 
भपितिन्तरब भी भगवदूगीता से ही ले लिया मया होगा ।* 

प्रगले संदर्भ में वे लियते हैं--नीचे लिखी हुई चार बातों से इतना तो 
मिःसन्देश सिद्ध हो जाता है कि बौद्धवर्म में महायास पंथ का प्रादुर्भाव होने से 
पहले केयल नागयत धर्म ही प्रचलित ने था, बल्कि उस समय भसगवदुगीता भी 
सर्वमान्य हो चुकी थी झौर इसी गीता के आधार पर महायान पंच निकला है। 
ये भार बातें इस प्रकार टैं-- 

१. फैयल प्यात्मयादी तथा संन्यास-प्रधान मूल बौद्धधर्म हो से श्रगे चलकर 


प्रगगः रवाभामिक रीति पर भविनन-प्रधान तथा प्रवृत्ति-प्रधान तत्वों का सिक 


ल्‍्द 


जना सम्भव नी है । 
२. मंायान पंध की उत्यत्ति के विषय में स्वयं वौद्ध प्रन्धकारों ने श्रीक्षप्य 
पे गाय का राष्टाया निर्देश किया है । 
३, गीता के भदित प्रधान रघा प्रयूत्ति-प्रधान तत्वों की महायार पंर्दो के रसों 
से घर्णत: समा धब्दग: समानता है । 


४छ न पंकोस थे तारशाएं चच नित ० ० 52७० 
४. गाए पर्म के साथ तारझादीन प्रचलित प्स्यास्य जन दथा | दिक्न पंयों में 


हु 


प्र पूणि प्रधान भदित-मार्ग हा प्रयार ने था। 








# 3६. 
पर्याग्य 7 तिहासदारों झा भी घनिमन है दि र>दान >> $ ८ + ० 
क्पास्य शर्ट [पा धान ## दि मादान ८ट आशआ शाप खद्स्‍धाना 
पर मा 55 7 - ५355६” 
ल्‍ पाप ०, 
शा ते १४४४ ७ गम पारणत प्‌ इतर 5१ एात्ाचत्पर उच्च सक्7 रजत ५7९ २७ अन्‍क-कक न न्‍->>कना>क,3 >>मक अज, 5 
२] ू६+९१९(०३० “१,.२९४॥ 5५८ै। ८ 7५ है 2 के ब्नमममक, 
के! ४ बम करत यादछा ते ६4473 *7९.4५६७ £_॥.! #+ ठ #€ ह# झा का अस्टे धाम 
।] पर हर हट 7 चाह 4; रिव्ाप्काएर ०757. ०४-++८-+ २ू+->+. -..*. ..-...2: ्बु 
चराने दपादा[णणशदरत् 44% ६५०३९ | ११ ७८ जप ध्यान स्तन 
ध नह के 0 8 आय 
द त ट्अ 
हि ] पल 
कक पक फलकृणओक, अपाजजनु पर याकक ट्रेड है अलानओ ० +> के कट 
से वाह सम्प याद [4 ४7 छा को भारनदएफ थअ इक आजीजजन ८जथ्ः इंडिया 
४ हुए हु दह भाजंए्गा इर्श अ््विस 
जप पल ऊ 
शाए श्र न ली बअ 
(एश्एणप्‌ ) घी एहजड्यरपारदर रशधाद शपाश 7ता | उड वी कि ककनते # | 
रद ४7 ८. +,5५८+७ £ #४ [| 


६. पाता रहप प८ ६१5 


३२, सोहा श्एस्घयए० ६घ 
३ 2 


३४ । अहिसा विवेक 


गीता की लोक-संग्राहक दृष्टि - 


भक्तिवाद की भूमिका में मौलिक श्रन्तर 


गीता प्रायः समस्त वैदिक परम्पराश्रों का एक मान्य ग्रन्थ है। इसमें ज्ञान, 
भक्ति, कर्म आदि अनेकों साधना-भेदों को मान्यता दी गई है। वैसे वे भेद-प्र भेद 
किचित्‌ स्वरूपान्तर से सभी भारतीय धर्मों में विद्यमान हैं | ज्ञान, निवृत्ति, संन्यास, 
जेनों और बौद्धों में उत्कृष्ट स्थिति से विकसित हुए हैं, यह सर्वे विदित है। भक्ति- 
मार्ग का विकास ईश्वर कर्तृत्ववादी सम्प्रदायों में विशेष रूप से हुआ है।यह 
स्वाभाविक भी था। सर्वापर्ण और सर्वोत्सजंन किसी दूसरे के प्रति तभी पूर्णता प्राप्त 
कर सकते हैं, जबकि किसी सत्ता विशेष के प्रति कर्ता-धर्ता होने की निष्ठा रोम- 
रोम में धंस गई हो । वही सब कुछ मे रा करेगा, यह विश्वास ग्रटल हो गया हो। जैनों 
और बौढ़ों में कतृत्ववाद नहीं है, फिर भी भक्तिवाद के लिए समुचित स्थान है। 
वहां साधक प्रतिदिन कहता है-“अरिहन्ते सरणं पवज्जामि, सिद्धे सरणं पवज्जामि, 
साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि) अर्थात्‌ मैं अरिहन्त, 
सिद्ध, साधु व केवली-प्ररूपित धर्म की शरण ग्रहण करता हूं. ।”' “बुद्धं शरणं गच्छामि, 
धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरण गच्छामि*--मैं बुद्ध की शरण जाता हूं, धर्म की 
शरण जाता हूं, संघ की शरण जाता हुं ।” यह जैनों और बौद्धों की भक्ति का निदर्शन 
है। यहां साधक यह मानकर चलता है कि भगवान्‌ को मैं ग्रपती आात्म-परिणति 
से अपने लिए प्रेरक बना रहा हूं, पर मेरी इस भक्त से तुष्ट होकर भगवान्‌ मेरे 
लिए कुछ भी करने नहीं आएंगे । भक्ति की भूमिका का यह श्रमण और वैदिक _ 
धाराग्रों में मौलिक अन्तर है । वैदिक परम्पराओं में अनेकों भक्तों के भगवत्‌- 
साक्षात्कार होने की चर्चाए हैं, पर जैन व बौद्ध परम्पराओं में ऐसी सम्भावनाश्रों 
के लिए कोई स्थान नहीं है। 


अनास क्ति के चाम पर भोगवाद का श्रालम्बन 


कर्मयोग की देन गीता की श्रपनी निराली है । गीता के कर्मयोग का 
व्यापक होना इसलिए भी सहज था कि वह लोक-रुचि के अनुकूल पड़ता है। 
मोक्षार्थी मनुष्य यह क्यों नहीं चाहेगा कि उसे मोक्ष-प्राप्ति के लिए गृह-त्याग न 
करना पड़े और केवल भ्रनासक्ति की शर्तं पर ही उसे वह मिल जाए। अनासकबिर्ते 
की शर्तं भी सीधी वात तो नहीं है और समस्त देहिक कर्म करते हुए व्यक्ति स्वंथा 


१. श्रावश्यक सूत्र, मंगल पाठ 
२. भगवान्‌ बुद्ध पृ० १७७ 


प्रहिसा-पर्यवेक्षण ३५ 


प्रनासवत रह सके, यह वृद्धिगम्थ भी कहां तक है, यह एक विचारणीय विपय है। 
राजपि जनक का नाम लेकर श्राज लोक-प्रवाह कर्मयोग की दिश्वा में चल पड़ा है 
पर उस प्रवाह में कितने लोग होंगे जो दाएं हाथ पर चन्दन और वाएं हाथ पर 
प्रग्ति का स्पर्स होने पर भी दोनों की समानानुभूति करते हों; जैसा कि जनक ने 
प्रपने विपय में कहा था । भले ही कुछ लोग अपने जीवन-व्यवहार में अ्नास कित का 
विभिष्ट परिचय दे रहे हों, सामान्यतः तो यह श्रनास क्तिवाद अधिक लोगों के लिए 
भोगवाद पर चलते रहने का एक श्रालम्बन वन गया है। जननन्त्र के बुग में एक पद 
पर दसों लोग भले भेडिये की तरह भपटते हैं, यह है श्राज का निप्कराम कर्मयोग । 
व्यार्याएं कितनी हो सुन्दर हों, सिद्धान्त की कसौटी तो उसका व्यवहार है 


गीता प्रवत्तिमार्गी प्रन्थ या नियत्तिसागों ? 


गीता नियत्ति की श्रपेक्षा प्रवत्ति को प्रधानता देने वाला ग्रन्थ है, यह भी 
मिवियाद सिपय नहीं है। वेदान्त के श्रने कानेक आाचायों ने इस पर निवत्ति-प्रधान 
भाष्य लिये है। धंकराचार्य ने भी गीता-दर्शन को इसी दृष्टि से देखा है। उनका 
कहना रै--इस गीता-घारत्र का प्रयोजन संलेपत: परम निःश्वेयस्‌ की प्राप्ति ही 
१ परम मिशश्लेयस्‌ का सालये उनके धब्दों में सहलुक्त संसार की ब्रात्यन्तिक 
पारित ही है । परम निःश्षेमस्‌ झी प्राप्ति का उपाय बतलाते हुए उन्होंने कह 
कि या समवार्म नयंग्पास-पूर्वक प्रात्म-धान-निष्ठारूप धर्म से ही सम्भव है। 
सारांध यट है, ध्रापार्य शंकर के मतानुसार गीता ज्ञान-मार्ग का ग्रन्थ है । 
सागमानयग में क्री लोकमास्य सिलक शौर महात्मा गांधी प्रभृति झाधुनिक विचार- 
ने गीता भी कर्मेसोग-प्रधान बग्य माना है और एसीका व्यापक विवेचन उन्होंने 
४ पे सारिय में किया है । यरतुर्पिनि यह है, गीता ने कर्म और ज्ञान इन दोनों 
| विषयों पर धषिए बल दिया हैँ.। मर्म-प्रेरणा के प्रसंग में अ्जु न से श्रोकृष्ण 


रन ह 


३ नाम मे ीतेरा पपिगर है इसलिए योगस्थ होकर नू कर्म छूर 


कर्मों ऐ ग्गे से ही मनप्य सेछस्य॑ गग घनुमभय नहीं दार सकता और न वे 
१. ग्रुप गीताशारमन्य संछ्षेपत:ः प्रयो मे निःछेदस सहेलुफर्य संतारस्य 
धरातोपरभपक्लणम्‌ ++गोता भाप्प छा उपोद 


एप सफशमतसंस्पासपूर्य झात प्रास्मज्ाननिष्दारपाद धर्माद भदति। 


च््यखाठदा नाप्प एतग डउपारघातद 


रु 


की बल्ले 'जकनबक. ७. 
६. शर्ट पा एशारर7--भांदा-२. ८ऊ 
हर दस 
है. पोषरप: हर एमसॉ्टि--मौीरझा-२. ४८ 
ध 


३६ अहिंसा विवेक 


संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त करता है। इसलिए तू निश्चय ही कर्म कर ।? विना 
कर्म किए कोई क्षण-भर भी नहीं रह सकता ।* इसलिए तू निश्चय ही कर्म कर ।* 
बिना कर्म किए तो तेरी शरीर-यात्रा भी नहीं चलेगी । इसलिए तू राग-रहित 
होकर यज्ञार्थ कर्म कर, क्योंकि यज्ञार्थ कर्म से व्यतिरिक्त कर्म इस लोक में बन्धन 
का कारण है*। अतः अनासक्त होकर तू सतत करणीय कर्म को कर ।* देख, जन- 
कादि ऋषियों ने भी तो कम के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की, श्रत: लोक-संग्रह की 
दृष्टि से भी तुझे कर्म करना चाहिए ।” लोक-संग्रह की दृष्टि से विद्वान्‌ पुरुष को 
सदा अस्त होकर कर्म करना चाहिए ।' ज्ञान पूर्वक पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी 
कर्म किया है, इसलिए पूर्वजों का अनुसरण करता हुआ तू कर्म कर ।* करणीय कर्म 


१. न कर्मणामनारम्भान्लेष्कर्म्य पुरुयोब्नुते । 
नच संन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 


+-गीता-३३.४ 
२. न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृतू । 

+>-गीता-३.४५ 
३. नियतं कुरु कर्मत्वं । 

+-ग्रीता-३.८ 
४. शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध य दकमेंण: । 

++गीता-३.७ 
५. यक्ञार्थात्करम णोन्यत्र लोकोष्पं कर्सबस्धनः 

तदर्थ कर्म कोन्तेय युक्तसड्भः समाचर ॥॥ 
-++गीता-३. ६ 


६. तस्मादसक्षतः सततं कार्य कर्म समाचर। 
+>गीता-३.१६ 
७. कर्णव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादया:। 
लोकसंप्रहभेवापि संपदयन्‌ कतु महंसि ॥॥ 
+-गीता-३.२० 
प. कर्याद्िद्वास्टथासक्तद्चचिकीपु लेकिसंग्रहम । 
_गीता-३.२५ 
६. एवंज्ञात्वा कृत कम पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः। 
कुद फर्मंव तस्मात्त्व॑ पूर्वे: पूर्वतर कतम्‌ !। 
+गीता-४-१४५ 


प्रदिसा-पर्यवेक्षण २७ 


को जो धासवित छोटकर करता है, वही संन्‍्यासी है, वही योगी है, न कि अरिनि 
ओर प्रिया को छोड़ने बाला । इसलिए जिसे संन्‍्यास्त कहा गया है, उसे तू योग 
समभ। यश, दान, तप बादि कर्म छोड़ने योग्य नहीं हूँ ।* इन्हें तू आसक्ति और 
फल थी कामना छोड़यार कर, यह मेरा निश्चित मत है।* दर्म-पल का त्यागी ही 
बारतव में त्यागी है”, प्लौर काम्य कर्मों का त्याग ही संस्यास बाह्य जाता है ।६ 
इसलिा सू कम कर । 

कर्म पर इससी पूलण्मितयों के साथ मुहुमु हु बल देने से ऐसा लगना बहुत 
साज ही कियीता प्रवत्ति-जक्षण धर्म का ही ग्रन्थ है; ज्ञान-परायण निवृत्ति मार्ग 
फा नारी किस्तु ज्यों ही हम उसकी निवृत्ति-परायण ज्ञान-मी मांसा की ओर दृष्टि 
पास यरेगे सी दोनों पड़े सम होते लगेंगे। वहां ज्ञान में सम्पूर्ण कर्म की परिसमाप्ति 
जाती £ । गिनि ले सब बार्म भस्मीभूत होते हैं। वहां मान के सदश पवित्र 


3 
| 


१. प्रनाशितः एमफल फार्य फर्म परोति यः । 
से प्स्यासी घथोगीएय न निरम्नि्न घाफियः।। 
+-गीता-६-१ 


संम्पाससित्ति प्राटुर्योि तं विद्धि पाण्टद । 


ह 


>>भीता-६.२ 


जख्प 


* पशदानतप्पाम मे त्याजयं झार्यममेय सस। 


+>गीता-१६.५ 
एताग्यपि तु पर्माणि सद्भ व्यप्या रमानि ८ | 
पदेंपपामोीहि भें पार निध्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 


४. परत एमपापागों से त्यागोत्यनिषोदते। 
५. हग्यानां एम्स ग्यासे संन्यास इपपों दिए: 


“>मोदा- ६८.२ 
७. एए शर्माधिओण पाए ज्ञाोने परश्सि४ष्पते। 


++ग्वैद्ञा ४,३२३ 
ह 


9०4 है ः ् 
पर शमारिस सपराभाति भरमभाशप्फेल्फम। 
5 82३ 
शा मा, है 
>> गा, ६७5 
* अंग कल. २ ६.4 झोपिशिए इ्च्च्खाजु पल कक कुक कु ओके है... कन्क कुक 
"६६ ८५९७ ६१०७६ ५ 5४९६८. 844 ७ एफ्प्व्द प्घ्ा |] 
हर हे 


रद अहिसा विवेक 
कुछ नहीं है।' ज्ञानी स्वयं भगवान्‌ हो जाता है । ज्ञावरूपी नाव के द्वारा व्यक्ति 
सम्पूर्ण पापों से पार होता है ।* ज्ञान के द्वारा ही परम शान्ति उपलब्ध होती है ।* 
इत्यादि अ्नेकानेक कथनों से गीतोक्त ज्ञान-मार्ग भी कर्म-मार्ग से हल्का नहीं रह 
जाता। कर्म और संन्यास में कर्मयोग ही विशेष है; * यह एक उक्ति कर्मयोग के 
पलड़े को अ्रवश्य थोड़ा भारी कर देती है। शंकराचार्य का अभिमत है--कर्मयोग 
के पक्ष में गीता का यह तो केवल इलाघा वचन ही है श्रर्थात्‌ वह केवल अर्थवादा- 
त्मक है। वास्तव में तो संन्यास-मार्ग ही श्रेष्ठ है।* रामानुज भाष्य में भी इस कथन 
को केवल अर्थवादात्मकःमाना है।” कुछ एक तटस्थ विद्वानों का भी भ्रभिमत है 
कि गीता का चरम लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति ही है और कर्म पर उसका श्राग्रह उसकी 
इस चिन्ता को अभिव्यक्त करता है कि कहीं ज्ञान अक्रियावादी न हो जाए। इस 
प्रकार गीता का साध्य तो परम निःश्रेयस्‌रूप ज्ञान ही मानना पड़ेगा और उसका 
साधन कर्म; तभी गीता को उपनिषदों का सार” कहा जा सकता है।... 

ज्ञान और कर्म की इस प्राचीन चर्चा को विस्तृत करना यहां आवश्यक नहीं 
है। गीता ज्ञान-मार्ग का ग्रन्थ है या कर्मयोग का, यह विषय भी विवादास्पद है; 
पर इतना तो निविवाद है ही कि गीता ने लोक-संग्राहक प्रवृत्ति पर अधिक-से- 
अधिक बल दिया है और भारतीय शतध्यात्म के क्षेत्र को प्रभावित किया है । संक्षेप 
में कहा जा सकता है, महायान धर्म की श्रपेक्षा भी धर्म के क्षेत्र में लौकिक प्रवृत्तियों 

को स्थान देने में गीता का स्थान उससे भी भ्रधिक रहा है। 


१. नहि ज्ञानेन सदृझ् पविश्नमिह विद्यते । 


+>-गौता-४ ३८ 

२. ज्ञानी त्वामेव से सतम्‌। 

+गीता-७.१८ 
३. सर्व ज्ञानप्लचेनेव वृजिनं संतरिष्यसि। 

--गीता-४.३६ 
४. ज्ञान लव्ध्वा परां ग्ान्तिमचिरेणाधिगच्छति । 

->-गीौता-४.३६ 
५. तयोस्तु करममसंन्यासात्कमंयोगो विशिष्यते। ह 

“+गीता-५.२ 


दे 


ग़ोता, शांकर भाष्य ५.२ 

« गीता, रामानुज भाप्य ५.१ 

सर्वोपनियदों गादो दोग्धा गोदालनन्दन: । 
पार्या वत्सः सुधिर्भकता दुग्बं गीतामृतं महत्‌ ॥ 


| ढक 


प्रहिसा-परयवेक्षण इ्ह्‌ 
ईसाई धर्म का प्रमाव 


विगत दो सहसझ्नाब्दियों में ईसाई धर्म भी वर्तमान विश्व के कोने-कोने तक 
फंला है। बाटविल में भी घरीर-सेवा श्र्थात्‌ देह-दया पर अधिक-से-अधिक वल 
दिया गया £ै। कुछ एक पाइचात्य विद्वानों का यह भी अभिमत रहा है कि लोक- 
सेवा का सिद्धान्त वाइविल से गीता में द्याया है । यह यथार्थ ने भी हो तो भी देह- 
दया पश्रौर घरीर-सेवा के विचारों का प्रभाव भारतीय जन-मानस पर तो अवश्य 
किसी-स-किसी रुप में पड़ा ही है । 

भारतीय प्रध्यात्म में निवृत्ति के स्थान पर प्रवृत्ति ने किस प्रकार स्थान लिया, 
इस सध्य मो प्रशानल्षु पं० सुखलासजी इस प्रकार समीक्षा करते हैँ---/बुद्ध ने कहा 
“प्रात सारे जगत में है । हमारे जीवन में जो समानता है, वही ब्रह्म है भ्रोर इसी 
प्रा ये; प्रसूसार जीयन बनाने को उन्होंने ब्रह्म-विहार का नाम दिया। इससे 
झ्रट्ििसा फा विधायया मार्ग--प्र वतंक रूप निकला । प्राणीमात्र से प्रेम करना, उसकी 
मेया झरना, उसे कप्ट से मृुगत करना हमारा कर्तव्य है; इस विचार से भ्रहिसा 
के प्रय्तक-मार्ग को बीजारोपण हुप्रा । भारत के बाहर भ्रहिसा के प्रवर्तक मार्ग 
मत विकास ईसा के द्वारा एच्चा । हमारे देश में एसका विकास थोड़ा श्रौर देर से 
एसा। धधोव के राज्यकाल का प्रध्ययन करने से पता चलता है कि उनके व्यवहार 
में तियसका गार्यों के साथ-साप प्रवर्तक कार्यो पर भी वज दिया गया। हिसा- 
नियूलि के साध-साप धर्मशाला दस याना, पानी पिलाना, पेड़ लगाना झादि परोप- 
फार के बतये भी एए। प्रधोक ने प्रभार दिया कि हिसा ने करना तो ठीक है, पर 


दया-पर्म मारना भी उचित है ।......इसमें शरूसहीं कि एमारे देश में दानशालाएं, 


पिछझरापास घादि बड़ी संस्था में खुले, फिर भी हमे रपरीकार करना होगा कि 


2 है 25 े सा सय  ज नव सजा 
3 के पक पड <ः जी पकनआ 7 पक न की पल म सका 

शाप ऊादउदा भाण पंत खो) भें मै रखे ता पट्टा । | जद वाट परग्परा मे 
फ् हाय ए हि: छा ३ (४६पा एऐत इतर) तप उत्टग्ग इक छत पडा हे अशानहर 

डर 5८ एेदृद्ा शाप ग। दाद छए $ 5 ५ 5७*१३ $५5९ ५, ले सबब नई २ धत्‌ दा 
प्‌ » शा हैँ +०+७० ज ० जय जात पे पु दिवस के 
थे पर लिवशो। उसने सर्दसंटा टी--मदेयत्याएयारी दृष्टि बा दिवास एदं 

ब बढ 

अुदजक्त्व -र इजलत ३ कट, ही द्ालक्र $.5 प्र ४ च+ श्च्रा 55१ क्श्ा कि प्रचजन आह 75 न्ज उजर 
६६६ ५५ ५६ ६ मर 45. भब $..॥ का ३ श्र हे । प्राण 5 छा, रद्द सलाप दृदाइदण 


नीति अाख 
;्र्त 
दर 
श्युं 
ज्म्क 
नस 
रु # 
॥७ | 
है 
+-4 
हि 
5, हा 
खा 
हा 
हि 
/#4 
ज्न्र 
हक । 
हा 
ल्ल्ब 
मय 
8 
ि। 
ध्र्व 
हज 
प्र 
ल्‍ 
॥।॒ 


४० अहिंसा विवेक 
मोक्ष शुष्क एवं रस-विहीन है । गीता और महायान दोनों अपने-अपने ढंग से लोक- 
संग्राही कर्म मार्ग का ही निरूपण करते हैं।” यह हुआ अहिसा के विभिन्‍न यूमों में 
प्रचलित विभिन्‍न स्वरूपों का एक ऐतिहासिक अवलोकन | इससे पूर्व कि हम 
विवृत्त स्वरूपों की यथार्थता का विवेचन करें, यह आवश्यक होगा कि भगवान्‌ श्री 
महावीर के पश्चात्‌ इन श्रढ्वाई हजार वर्षो में जैन-अहिसा में क्या-क्या रूपान्तर _ 
आए, इस विषय पर एक भांकी डालें। 


ग्रहिसा के अपवाद और पुण्य-मान्यताए' 
अहिसा-विभक्ति के दो कारण 


वीर-निर्वाण से लेकर विगत दो सहस्र वर्षों में भारतीय जन-मानस को प्रभा- 
वित करने वाली नाना स्थितियां आईं । हम यह निःसंकोच मान सकते हैं, भगवान्‌ 
श्री महावीर का युग श्रहिसा-विकास का सर्वोच्च शिखर था। वैदिकों का उपनिपद्‌- 
चिन्तन और वौद्धों का अहिसा-विचार भी भगवान्‌ श्री महावीर के मन्तव्यों को 
बहुत प्रकार से बल दे रहे थे । कहा जा सकता है, इस समय श्रहिसा श्राचार श्र 
विचार में अपने उत्कर्प पर थी। अहिसा की व्याख्याएं श्रधिक-से-अधिक निरफ्वाद 
थीं। क्रमशः उन व्याख्यात्रों में शेथिल्य का संचार हुआ । यह स्वाभाविक ही होता 
है कि हिमालय के उत्तृंग शिखरों से चला जल-प्रवाह उच्चावच उपत्यकाशरों श्रीर 
अ्पत्यकाञ्रों को पार कर जब नाना पदार्थ-पयूुरित समतल भूमि पर बहता है 
तो ऋमश: दूपित होता ही है। उस युग की अखण्ड अहिंसा विशेषकर दो ही कारणों 
से विभवत होती गई । प्रथम कारण था, अ्पवाद-संयोजन और दूसरा कारण था, 
प्रवृत्ति-प्रधान और लौकिक एपणा-प्रधान विचारों को आध्यात्मिक रूप मिलना । 


वेदिक परम्परा में अपवाद-संयोजन 


(दिक परम्परा में तो अपवाद वाहुल्य चिरपोषित था ही | एक श्रोर अ्रहिसा 
कया निर्देशन था--श्रहिसा ही परम धर्म है। इस जगत में ऐसे सूक्ष्म जन्तु है, 
जिनका अस्तित्व नेत्रग॒म्य नहीं, केवल तकंगम्य है। पलकों के निपात मात्र में न 


2. अध्यात्म विधारणा प० 2३१ 


२- अडिसा परमो धर्मः। 


“महाभारत श्र० ११. १३ 


अधहिसा-प्यवक्षण है 


जाने ऐसे कितने जीवों का नाश हो जाता है।* झत्रु और मित्र में, मान और अप- 
मान में, शीत शोर उप्ण में, सुख और दुःख में जो सम है, जो अनासकत है वह 
भरा प्रिय है। दूसरी ओर कहा गया--सदव ऋरीध करना श्षेयस्कर नहों होता 
श्रौर सदैव क्षमा करना भी । पंडितजनों ने क्षमा फे नाना अपवाद माने है । आत- 
तायी होकर जो मनप्य सामने श्रा रहा है, उसे तत्काल मार देना चाहिए; इस 
बात का घिचार न किए बिना कि बह गुरु है, वृद्ध है, वालक है या बहुत्ुत 
ब्राह्मण ।* सैदिक परम्परा में यही स्थिति सत्य, अचौय॑ आदि शआ्रादर्यो की रही है। 
एक घोर फहा गया--सारी सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व ऋत और सत्य पैदा हुए 
भौर सत्य ही से ध्राकाग, प्रृथ्वी, वायु आदि पंच महाभूत स्थिर हैं ।” सत्य से बढ़ 
बार कोई धर्म नहीं है । जो लोग इस संसार में स्वार्थ के लिए, परार्थ के लिए या 
विनोद में भी झसत्य नहीं घोलते, वे स्वर्गगामी होते हैँ ।/ दूसरी शोर मनुस्मृति 


१. सृक्ष्मयोनीनि भूतानि त्कगस्यानि फानिचित्‌ । 
प्मणोपि मिपतेन येपां स्पात्‌ स्कन्‍्धपर्यय: ॥ 
+-महानारत शा्तिपर्द १५. २६ 
« सम; शाप्रो थ मिप्रे घ तथा मामापमानयो: । 
घीतोप्णसुणदुःेषु सम: संगदिय्जित: ॥ 


न्ज 


+>मीता-- १२. १८ 


नस 


! मे घेष: सतत तेफो मे नित्य शेयसी क्मा। 
तस्माहिएयं क्षपा तात पंशितरपधादिता ॥ 
+>महानारत बनपर्द २८. ६, ८ 
४, पुर था घालपूटो पा धाप्र था बहुसधुतम्‌ । 
दताशिवमायात्त  एम्पादेयादियारयग्‌ ॥ 
“>मेनुस्मृति ८. ३५० 
४. झूम एप पाप रानोदडासपसोप्यजादत । 


>> 7० १०, ८४५४. २ 
६. मारित सत्यादुपरों एस :। 
“+महाभारत दान्तिपर्द ६६२. २४ 
७ घारगो हो; एराए था सर्भस्याधपातसतदा । 
मे रंधा प्दश्ग्तोट से मरा; रृए्घगामिन 


शहहानारत रद एुफरा ६०% ४ ५ | हर न रू रु 


४२ अहिसा विवेक 


और महाभारत जैसे ग्रन्थों में बताया गया--हंसी में स्त्रियों के साथ, विवाह के 
समय, जब अपने जीवन पर भ्रा बने तब और सम्पत्ति की रक्षा के लिए इन प्रसंगों 
पर असत्य बोलने में पाप नहीं होता।' एक ओर कहा गया---धर्माच रण भी छद्म- 
पूर्वक नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर कहा--बधिक आकर पूछे बध्य कहां है 
श्रौर तुम जानते हो तो तुम्हें वहां गूंगा बन जाना चाहिए । हूं हां करके बात ठाल 
देनी चाहिए ।* इससे भी काम न चले तो भूठ बोल देना चाहिए ।* विश्वामित्र 
मुनि ने दुभिक्ष में क्षुपातुर होकर श्वपच के घर से कुत्ते का मांस चुराया और अपनी 
प्राण-रक्षा में प्रवृत्त हुए । श्वपच ने जब उन्हें शास्त्र-बोध देना प्रारम्भ किया तो 
वे कहने लगे--चुप रह, मरने से तो जीना श्रेयस्कर ही है। जीवित रहकर तो 
व्यक्ति और भी धर्माचरण कर सकता है ।* इस प्रकार वैदिक परम्परा में और 
भी अनेकों आदर्श अ्पवाद-संयोजन से निर्बल और निष्प्राण हुए हैं । 


जन प्रम्परा में अपवाद-संयोजन 


अहिंसा के विषय में सर्वाधिक कठोर रुख अ्रपनाने वाली जैन परम्परा में भी 
देश, काल और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाते-बिठाते उसका अहिंसा 
का विचार कहां से कहां तक पहुंच गया । भगवान्‌ श्री महावीर का सन्देश प्राणी- 
मात्र के प्रति मैत्री रखना था ।* उसमें सज्जन या दुर्जेज का कोई अपवाद नहीं 
माना जा सकता व्यक्ति और समूह का ऐहिक या पारत्रिक हित हिसा-साध्य 
नहीं हो सकता । लेकिन काल-क्रम के साथ साधु-संघ के श्राचार विषयक नियमों 


१. न नर्मयुकतं वचन हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्त विवाहकाले। 
प्राणात्यये सर्वेधनापहारे पंचानृतान्याहुरपातकानि ॥ 
“महाभारत श्र० ८२. १६ श्रौर श्ान्तिपवें १०६ तथा सनु० ८. ११० 
२. न व्याजेन चरेद्धर्म । 
महाभारत श्र० २१५-३४ 
- जानन्नपि हि मेधावी जडवलल्‍्लोक श्राचरेत्‌ । 
४. श्रवश्यं कूजितव्ये वा शंकेरन्‌ वाप्यकृजनात्‌ । 
श्रेयस्तत्रानृतं वक्‍तु' सत्यादिति विचारितम्‌। 
महाभारत शास्तिपर्व १०६. १६ 
५. जीवित मरणाच्छे यो जीवन्धर्ममवाप्नुयात 
+-महाभारत शान्तिपर्व १४१ 


नर 


६. मेत्ति भएसु कप्पए । 


प्रहिसा-पर्ववेक्षण ४३ 


( 


को वेकर, धर्म-प्रभावना को लेकर या धर्म ओर धर्म-संघ के संरक्षण को लेकर 
सूद्म प्रौर रघूल हिसाएं नी श्रहिसा की कोटि में थ्रा मबईं। फलाहार हिंसापरक 
नेके कारण जेन मगक्ष के लिए वर्जित है। असंस्कारित था म्रफल का भक्षण 
फरने बाला मुमुक्नु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त पाता है, यह शास्त्रीय विधान है। 
भ्राम बलकर उसके साथ यह झ्पवाद जुड़ जाता है---रोगापनयन के लिए व क्षुधा- 
धारिति के लिए साधु सचित्त ब्राम्रफल का भक्षण भी करे तो अहिसा का ही झाच- 
रुण पारता है, टिसा का नहीं । सचित्त वक्ष पर चढ़ना साथु के लिए वर्जित 
पर श्रागे घखलवार ग्लान की श्रौषधि के लिए, मार्ग में क्षुघा-निवर्तक फलों के 
जिए, जमस-प्रवाह ने बचने के लिए, चोर, राजा, सिह, हाथी आदि के भय से बचने 
के लिए यूक्ष पर चना निर्दोष मान लिया जाता है । 


प्राधाय्म दूषित श्लाहार व मांस 


एपणा समिति भी झापवादिक स्थितियों में यहां त्तक मकत कर दी गई कि 
१. णे निषए सचित्त श्रंवं नुगइ, भुंजंतं वा सातिज्जति। 
नानिशोपसूत्र उद शक १५ सू० ५ 
२. बितियपदमणप्पज्ने, नुंजे प्रधिफोदिए व प्रप्पज्के । 
जाणंते था दि पुणो, ग्रिलाण घद्ाण प्रोमे वा ॥ 
छशित्तादियों प्रणप्पण्णोी था भुंजति, सेह्रो श्रविषोवियत्तणगों श्रजाणंतो, 
पैयोपसमणिमित्त पेज्जुपदे सित्तो गिताणो या हेंजे, प्रदाणोमेस दा प्रसंवरता 
भजंता दिशुद्धो ५ ह 
निशीषसूतप्र सनाप्य चूदिया उह दर १५ गाया ४६६५ 


ह 


६. भें निशए सब्चित्तरुशएं दुरटुए, एपु्हुंद या सातिज्जत्ति। 

“ार्निधीयसूत्र उह शझ १३ सूत्र & 
४. शितिथपदमणण्पण्ने, गेसप्पप्धाण छोम उएए ये । 
उबही सरोर क्रेणण, स्थप्एए ऊडमादीस 0 


देलाहिए छण्प्पत्न यु गेरण्पे झोसपरटटा, प्रद्याणोमे पधरमपरंता 


3: ६ । 


पलेडट्टा, उदगपूरे घापरदे 


पट्टा, एघपिएरोरदेएेंस रापयोपियिदिभएम दा 
प; ० हे र( + ७ 
श्शाहिंदा शिजुदशीति, छोहादिशदण्पए जटदइमि धाप घादतते प्रापर 
कल श्र 


ह्‌ 
हटा दृश्शफहि। छाप एव घिरे, ततो परिसमीरे 


४४ अहिंसा विवेक 


जहां के लोगों को यह पता हो कि 'जेन श्रमण मांस नहीं लेते, वहां झ्राधाकर्म 
दूषित (साथु के लिए वताया गया) आहार लेने में कम दोष है और मांस लेने में 
अधिक दोष है, क्योंकि परिचित जनों के यहां से मांस लेने पर निन्‍्दा होती है। 
किन्तु जहां के लोगों को यह ज्ञात नहीं कि जैन श्रमण मांस नहीं खाते, वहां मांस 
का ग्रहण करना अच्छा है और आ्राधाकर्म दूषित आहार लेना अधिक दोषावह है। 
क्योंकि आधाकमिक आ्राहार लेने में जीव-घात है। अतएव ऐसे प्रसंग में सववेप्रयम 
द्वीन्द्रिय जीवों का मांस ले, उसके अ्रभाव में क्रमशः त्रीन्द्रिय श्रादि का | इस विषय 
में स्वीकृत साधु-वेष में ही लेना या वेष बदलकर; इसकी भी चर्चा है।' इस 
चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है, श्रहिसा के संस्कार बद्धमूल होने के कारण 
आपवादिक स्थिति में भी अनुद्दिष्ट अर्थात्‌ सहज रूप से उपलब्ध निर्जीव मांस को 
ग्रहण करके भी उदिष्ट हिसा-जन्य झ्राधाकर्मी आहार ग्रहण से वचने के लिए 
कहा गया है, पर इससे श्रहिसा के प्रति होने वाले ऋ्रमिक शैथिल्य का ही श्राभास 
मिलता है। दो अवांछनीय प्रवृत्तियों में से प्रथम एक को अपनाया गया और फिर 
दूसरी को भी । रोगादि विशेष स्थितियों में आधाकर्मी झ्राहार ग्रहण करने के भी 
विधि-विधान देखे जाते हैं ।* 


हंस तेल की भी ग्राह्मता 
लगता है मुमुक्षु लोग आत्मधर्मी न रहकर शरी रघधर्मी हो गये थे । रोगावस्था 
में चोरी से या मन्त्र-प्रयोग से अ्रपेक्षित औषधि प्राप्त करना उचित मानने लगे 
थे।* औषधि में हंस तेल जेसी वस्तु लेना भी अनुचित नहीं माना गया ।* चूथि- 
१. जत्थ णज्जंति जहा--'एते समणा मंसंण खायंति' तत्थ सलिगेण पिसिते 
घेष्पमाणे उड्डाहों भवति, श्रतो बरं श्रहोकम्मं॑ ण॒ पिसिय॑ तु ।''जत्य पुणो 
ण णज्जंति तत्य बर॑ं पिसितं,'''एवं पिसियग्गहणे विदु पुथ्ब॑ वेइंदियपिसितं 
घेतव्वं, तस्सासति तेइंदियाण, एवं श्रसतीते--जाव पंचेदियाण पिसितं 

ताव णेयब्वं । 

“+निशीथसुत्र चूणिका पीठिका गाथा ४३७-३८ 


पं 


* सद्ध मेमण्डन पु० ४८८ 
- एमेव गिहत्येसु वि, भहृगमादीसुपटमतो मिण्हे। 
ध्रभियोगासति ताले, श्रोसोवण श्रंतधाणादी ॥ 
--+निशीयथ भाष्य गाथा ३४७ 
- एमेय य श्रोम॑मि वि रायदहुदट्र भए व गेलण्णे । 
श्रगतोसहादिदव्ब॑ कल्लाणग-हंसतेललादी ॥ 
+-निश्नीय भाष्य गाथा ३४८ 


नशा 


रद 


ह्त 
आर 


ऐ 


पु 


3... 
ह्‌ 


से तेल बनाने की विधि का उल्लेख किया 


कल 
र 


हू 


टुसा-पर्यवेक्षण 


श्रह्ि 
मार ने 






(2 (हुए सा कह भर भर वा की की ४४००० 
[2 ० (८ 5 0 व ५) ॥॥ ॥ (ए' ४ हे 
७! रे तप र 0३ भा 8 हे | गए | पा | |] तर बह्हे 
५६ ० त / 5 6.०: जहर | 
॥| $ ५ ञ् ह २ ः हक, 
॥९' कप शौ हट) मो अर , है १४ 
| 5 हे 
#॥ ७ भ ॥|॥ |] ७४ १ 
| | ५ | (४ ३ 
| है |. हि कै... | जे हे ॥ | 
नह जे रा | +. र 
हुह किट ही । हा हक जी 
5 ७ 6 2 ५) | | 
7 ॥£ ॥॥# | न पा ९५ 5: + 3 
तर 7? ॥ 4 | &.- '!ए बीए 
5 '॥४ हर ५६ ४५ हि + 
7 है: के हे ३ ५ 
७ कि 0. के कर |ए ॥० ५६ 
जी हू हि १5 + 
बी न ० 0 | ५) | 
ग 2 ! 
[व ४ 80४ का] १५ ( | ५ 0) 
का हर हे > हि 
की फ्रि ५७ ि »' 6 व 
तः ० १०: $' ६ ॥ हि ॥५४* ह ४६ 
मैट ि पर ॥ हा के ॥ 
हु हज ४ न 
5 ८5 गए 3 | ४ ॥* 
एि के कि *ट न । ५ ५१ ५ ५ ।' 
४ के (० हा 0०42 
शक 0 हि 5 0 
ा ए ४ (६६ हु || + 
कक + के है हे 
हट लि आप 
पर 4 44० है तु ॥!' ह ४ $ 
कि कनक * | | ] |; * ड 
2 पी फे ता | 
क्‍29 .,./ कक छ कि. ॥७ ५. 
ल्‍ः हि ७ +५ कि बच. ५ ध्य ए 
7 दिए 8 + पा 0 2४ की 5 
पि एछाः पा ४ ४... ः १ 
म> 5 आर ही हैः ३3. * |. २४५ ध्ा 
पदक भधीा * $- (88 
। ९ को हज रे [;क्‍ 
(0 पक मु के हज 02 ॥॥ 
हा ६ प्रा के ४0% हक 20५ कि 
पे पर ! लक कप व 8 9 
पड हि हट ही कफ एि की की... के वर के एक 
म्- ् हर पु ः ', ल्‍ 
न्न् है आओ है 
प्ि ब5० पल लजु > पा (३ | 


हक अहिंसा विवेक 


करे तो भी वह विशुद्ध ही है श्र्थात्‌ हिंसक नहीं है ।' 
कोंकण देशीय साधु द्वारा तीन सिहों की हिसा 


एक वार एक आचाये अपने श्रमण समुदाय के साथ विहार कर रहे थे। किसी 
दिन सारे साधु-संघ को भीपण जंगल में प्रवास करना पड़ा । संघ में एक कोंकण देश 
का साथु था। वह अत्यन्त वलशाली था। रात को संघ की रक्षा का भार उसे 
सौंपा गया । उसने आचार्य से पूछा, हिल्ल॒ पद्मु का प्रतिकार बिना कष्ट पहुंचाए ही 
किया जाए या कष्ट पहुंचा करके भी ? भ्राचार्य ने कहा, यथासम्भव विना कष्ट 
पहुंचाए ही किया जाए, पर सम्भव न हो तो दूसरे प्रकार से भी । रात में उस 
कोंकण देशीय साधु को.तीन सिंह मार ही देने पड़े । प्रातः उस हिंसा के प्रायश्चित्त 
की चर्चा चली श्र वह हिसक साधु शुद्ध माना गया ।* 

१. शायरिय कोइ पडिणीयो घिणासेउमिच्छति, सो जइ अ्रण्णहा ण दृठाति 
तो से ववरोवर्ण पि कुज्जा। एवं गच्छघाए वि। बोहिगतेणे यत्ति जे मेच्छा, 
साणुसाणि हरंति ते बोहिगतेणा भण्णंति | एते श्रायरियस्स वा गच्छस्त 
वा वहाए उवश्ठिता। च सद्दातो कोति संजात बला घेत्तुमिच्छति, चेति- 
याण वा चेतियदव्वस्स वा विणासं करेइ। एवं ते सब्बे श्रणसट्ठीए 
अट्ठायमाणा ववरोवेयव्वा । श्रायरियमादीणं णित्थारणं कायब्बं एवं 
करतो विसुद्धो । 

“-निशीथसूृत्र चूणि पीठिका गाथा २८६ 

२. एयो आयरिश्रो बहुसिस्सपरिवारों उ संज्ककालससये बहुसावयं श्रर्डाव 
पवण्णो । तंमि य गच्छे एगो दढसंघयणी कोंकणगसाहू अत्यि | गुरुणा य 
भणियं--कहं अज्जो ! ज॑ एत्थ दुदठसावय कि वि गच्छे श्रभिभवति ते 
णिवारेयव्वं, ण उबेहा कायव्बा । ततो लेण कोंक गगसाहुणा भणियं-कहं ? 
विराहितेहि श्रविराहितेहि णिवारेयव्यं ? गुरुणा भणियं---'जइ सकक्‍कइ 
तो श्रविराहितेहि पच्छा विराहितेहि विण दोसो'। ततो तेण कोंकणगेण 
लवियं 'सुबय वीसत्था, अहं भे रक्खिस्सासि!। तो साहवो सब्बे सुत्ता। 
सो एगागी जागरमांणो पातति सीहं आागच्छमाणं | तेण हुडि त्ति जंपियं 
ण गतो, ततो पच्छा उद्धाइऊण सणियं लगुड़ेण झ्राहतो, गश्नो परिता- 
विश्नो । पुणो आगतं पेच्छति, तेण चितियं णसुट्ठु परिताबियो, तेण पुणो 
आगश्नो, पुणो गाढयरं श्राहतो। पुणो वि ततियवारा एवं चेव, णवरं 
सव्वायामेण श्राहतो, गता राती। खेमेण पच्चूसे गचछंता पेच्छ॑ति सीहं 


प्रहिसा-पर्यवेक्षण कक 


प्राह्मणों का सामूहिक वध 

एक बार एक राजा ने जैन साधुग्नों से कहा, सभी जन साधु ब्राह्मणा के चरणों 
लगें। नहीं तो वे देश से निकल जाएं। सारा संघ एकत्रित हुआ, भाचाय ने सबको 
प्राह्मान किया--कोई साथु किसी भी उपक्रम से शासन की प्रभावना बढ़ा सके तो 
बढ़ाएं एक साधु ने यह चुनौती कैली । वह राजसभा में गया और राज। से बोला 
प्राप सब ब्राह्मणों को एकत्रित कर लीजिए। हम उन्हें नमस्कार करेंगे। राजा 
मे बसा ही किया। साथ ने एक कणेर की लता को अभिमन्तरित कर सब ब्राह्म णो 
पता सर काट टाला। संघ-हिंतार्थ होने के कारण इस कार्य को भी विशुद्ध माना 
गया। 
प्रपवाद-पंयोजन में भाष्यकार और चूणिकारों का योग 

भाष्य भर चूपियों में इस प्रकार अहिसा-वर्म सम्बन्धी अनेकानेक अपवाद 


प्रणप॑ये मय॑, पुणो अदूरे पेच्छति वितियं, पुणो अदूरंते ततियं। जो सो 
दूरे सो पढम सियं प्राहुओ, जो वि मज्के सो बितिआ्नो, जो णियडे सो 
चरिमो गा बझ्राहतो मतो । तेण कॉंकणएण श्रालोइयमारियाणं, सुद्धो । 
एवं ध्रायरियादीका रणेस चावादितो सद्घो । गता पराणातिवायस्स दप्पिया 
फप्पिया पडिसेवणा | गतो पाणातियातों । 

“-+निश्ञीयसूत्र चूणिका पीठिका भाया २८६ 
एगेण रातिणा साधवों भणिता 'घिज्जाइयाण पादेसु पडह। सो थ अणु 
सदिरिहिं घ दृढाति। ताहे संघतमवातो कतो ॥ कत्व भणियं 'जस्स काति 
पंदयणुब्नायणसत्तो अ्रत्यि सो ते सावज्ज वा अ्रसावज्ज वा पंजउ ॥ 
कप एगरेग साहुणा भणियं--'अहं पर्यंजामि! । गतो संघो रातीणो ससीद 

योग्नो य राया 'लेसि घिज्जाइयाणं अम्हेंहि पाएसु पाडियब्वं तेश्ति सम- 
पात॑ देहि तेति सयराह भ्रम्हे पयेचु पडामो, णो य एगेगरस्स' । तेण रण्णा 
तहा शय॑ । संद्रो एगपासे दिवती । सो य प्रतितयसाहू कगवीरलयं गहुऊण 
प्रनिमंतेऊर्ण य तेसि विज्जाइयाणं सदासणत्याणं त॑ कणवीरलयं चडलपं॑ 
घ चुदलिदंदपागारेण भमाड़ेती | तदखणादेद से सब्वेस घिज्जातियां 
मिराति थिवडियापि। ततो साह रटठो रायाणं भणति 'नो द रात्मन 





नीति 
+ 


रट (सती एव ते सवलदाह्ण चपण्णेमि' सो राय नीतो संधत्स 
दाग 

पाए हे ड््ति ढ । जहा सोधि राया दत्देव चुप्णतो। एवं पच- 

एशरप परिमेसंतों दिमद्धों 


“-निशीयसूच्र चूणिका पीठिका गाया ४८७ 


ड 


४६ गहिसा विवेक 


करे तो भी वह विशुद्ध ही है श्रर्थात्‌ हिंसक नहीं है ।' 
कोंकण देशीय साधु द्वारा तीन सिहों की हिसा 


एक वार एक आचाय॑ अपने श्रमण समुदाय के साथ विहार कर रहे थे । किसी 
दिन सारे साधु-संघ को भीपण जंगल में प्रवास करना पड़ा । संघ में एक कोंकण देश 
का साथु था। वह श्रत्यन्त बलश्ाली था। रात को संघ की रक्षा का भार उसे 
सौंपा गया । उसने आचाये से पूछा, हिल्ल पशु का प्रतिकार बिना कष्ट पहुंचाए ही 
किया जाए या कष्ट पहुंचा करके भी ? आचाये ने कहा, यथासम्भव विना कष्ट 
पहुंचाए ही किया जाए, पर सम्भव न हो तो दूसरे प्रकार से भी । रात में उस 
कोंकण देशीय साधु को.तीन सिंह मार ही देने पड़े | प्रात: उस हिसा के प्रायश्चित्त 
की चर्चा चली और वह हिंसक साधु शुद्ध माना गया ।* 





१. झायरियं कोइ पडिणीयो घिणासेउमिच्छति, सो जइ अ्रण्णहा ण द॒ठाति 
तो से ववरोवण्ण पि कुज्जा। एवं गच्छघाए वि।बोहिगतेणे यत्ति जे मेच्छा, 
माणुसाणि हरंति ते बोहिगतेणा भण्णंति | एते श्रायरियस्स वा गच्छस्स 
वा वहाए उवरिठिता। च सहातो कोति संजते दला घेत्तुमिच्छति, चेति- 
याण वा चेतियदव्वस्स वा विणासं करेइ। एवं ते सब्बे अणुसट्ठीए 
अट्ठायमाणा ववरोवेयव्या | आयरियमादीणं णित्थारणं कायब्वं एवं 
करेंतो विसुद्धो । 

“-निशीथसृत्र चूणि पीठिका गाथा २८६ 

२. एगो आयरिश्नो बहुसिस्सपरिवारों उ संज्ककालससये बहुसावयं अरडावि 
पवण्णो | तंमि य गच्छे एगो दढसंघयणी कोंकणगसाहू श्रत्यि । गुरुणा य 
भणियं--कहं अज्जो ! जं एत्थ दुट्ठसावयं कि वि गच्छे श्रभिभवति त॑ 
णिवारेयव्बं, ण उबेहा कायव्बा । ततो तेण कोंक गगसाहुणा भणियं-कहं * 
विराहितेहि श्रविराहितेहि णिवारेयव्वं ? गुरुणा भणियं--जइ सकक्‍कइ 
तो श्रविराहितेहि पच्छा विराहितेहि विण दोसो' । ततो तेण कोंकणगेण 
लवियं 'सुबय वीसत्था, अहं भे रक्खिस्सासि!। तो साहवो सब्बे सुत्ता। 
सो एगागी जागरसांणो पासति सीहं झ्ागच्छुमाणं । तेण हडि त्ति जंपियं 
ण गतो, ततो पच्छा उद्धाइऊण सणियं लगुड़ेण आ्राहतो, गओ्नो परिता- 
विश्नो । पुणो आगतं पेच्छति, तेण चितियं ण सुद्ठु परितावियो, तेण पुणो 
आगशो, पुणो गाढयरं आहतो। पुणो वि ततियवारा एवं चेव, णवरं 
सव्वायामेण आ्राहतो, गता राती। खेमेण पच्चूसे गच्छंता पेच्छ॑ति सीहं 


हट 
प्रदिया-पर्यवेक्षण 


प्राह्मणों का सामूहिक बंध लक] 

एक वार एक राजा ने जैन साधुग्रों से कहा, सभी जैन साधु ब्राह्मणों के चरण 
नगें। नहीं तो वे देश से निकल जाएं। सारा संघ एकत्रित हुआ, आचार्य ने सबको 
प्राह्ान किया--कोई साधु किसी भी उपक्रम से शासन की प्रभावना बढ़ा सके तो 
बढाएं। एक साधु ने यह चुनौती कैली । वह राजसभा में गया और राज से बोला, 
ध्राप सब ब्राह्मणों को एकत्रित कर लीजिए। हम उन्हें नमस्कार करेंगे। राजा 
ने बैगा ही किया। साधु ने एक कणेर की लता को अभिमन्त्रित कर सब ब्राह्मणों 
का सर काट डाला। संघ-हितार्थ होने के कारण इस कार्ये को भी विशुद्ध माना 


गया।" 


प्रपवाद-संयोजन में भाष्यकार और चूणिकारों का योग 
भाष्य प्रोर चूणियों में इस प्रकार अहिंसा-धर्म सम्बन्धी अनेकानेक अपवाद 


डिक 


- एगेण रातिणा साधदो भणिता 'घिज्जाइपाण 





प्रणुपंथे मय॑, पुणो भ्रदूरे पेच्छति वितियं, पुणो श्रदूरंते ततियं। जो सो 
दूरे सो पढम सणियं श्राहओ, जो वि सज्के सो बितिग्रो, जो णियडे सो 
घरिमो गाढ ध्राहतो मतो। तेण कोंकणएण श्रालोइयमारि याणं, सुद्धो । 
एवं भ्रायरियादीकारणेसु वावादितो सुद्ो । गता पाणातिवायस्स दप्पिया 
दाप्पिया पश्सिवणा । गतो पाणातिवातो । 

“निशीथृत्र चूणिका पीठिका गाया २८३ 
पादेसु पडह'। सो य भ्रण 
संट्रटिहि ण दठाति | ताहे संघसमवातों कतो । कत्य भणियं 'जस्स काति 
उयपुन्भायणसत्ती श्रत्वि सो त॑ सावज्ज वा श्सावज्ञ वा पउंजउ ।! 
ताप एग्रेथ साहुणा भणियं--'श्रहूं पयूंजामि' । गतो संघो रातोणो ससीव॑, 
भगीग्रो य राया 'लेंसि घिज्जाइयाणं श्रम्हेहि पाएसु पाडियव्बं तेएव सम- 
पात॑ देहि लेसि सयराहूं भ्रम्हे पायेसु पडामो, णो य एगेगस्स' । तेण रण्णा 
पहा एप । संघो एगपासे ट्उ्तो। सो य भ्रतिस्यस्पगह्‌ कणवीरलयं गहेंअण 
न प तेसि घिज्जाइयाणं सुद्रासगत्याणं त॑ कणवीरलयं चडलयं 
प घुटलिदंदणायारेण भमाड़ेती । तदखण घज्जातियाएं 
आम कक गत । 3828 घिज्जातियाणं 
जति पदद सि तो एवं ते सबलवाहर्ण चष्णोप्ि पा 5 ह 

न हथ चुण्णप्नि' सो राया भीतो संघस्स 


फ्ड्तो जदसंतो 7। जहा सोदि राया तत्वेव चण्णतो । एवं पव- 
पणरप एडिस्रेगंदों दिसदो। हु ह 


हि 


“विशीयसूत्र चूथिका पीठिका गाया ४८७ 


ड८ अहिसा विवेक 


मार्ग मिलते हैं। यह ठीक है, झागमों की अक्षरश: व्याख्या पर समग्र झ्राचार- 
व्यवहार प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। व्याख्याश्रों, स्पष्टीकरणों एवं विवेचनों की 
अपेक्षा होती है, किन्तु उन सबका यह तात्पये नहीं होता कि हम मूल को छोड़कर 
कहां-के-कहां चले जाएं। यह स्पष्ट है कि भाष्यकारों व चूणिकारों ने इस भ्र्थ में 
वहुत ही स्वेराचार वरता है। कहां भगवान्‌ महावीर की क्षमा, तितिक्षा व मेत्री- 
प्रधान जीवन-चर्या और कहां ये रोमांचित कर देने वाले हिंसापरक उदाहरण। 
संगम देव ने श्राकर भगवान्‌ श्री महावीर को बीस मारणान्तिक परिषह दिए। 
छद्मस्थावस्थः में अ्रनाय॑ और म्लेच्छ लोगों ने नाना यातनाएं दीं। गोशालक ने 
उनके देखते-देखते सर्वानुभूति और सुनक्षत्रमुनि को तेजोलेश्या से भस्म कर 
डाला। स्वयं भगवान्‌ श्री महावीर को तेजोलेश्या से परिक्‍लान्त किया।' कया 
भगवान्‌ महावीर ने कभी उन प्रत्यथियों की हिंसा के लिए भी किसी अपवाद मार्ग 
का विधान किया ? चण्डकौशिक के मर्माघात और ग्राम्यजनों द्वारा किये गये 
कर्णगत-की लिका-रोपण पर क्या भगवान्‌ में एक क्षण के लिए भी प्रतिहिसा जागृत 
हुई ? कहां वह क्षमा और तितिक्षा-प्रधान जेन-संस्कृति जिसमें गजसुकुमाल, 
खंधक, मेताय॑ प्रभूति मुनियों के शान्त व सौम्य श्राधार और कहां ये प्रतिशोध 
मूलक विधि-विधान ? सच वात तो यदि है कि वह युग जैनधर्म के लिए जीवन और 
मरण का प्रश्न बनकर रहा है । समय-समय पर होने वाले वैदिक्रों और वौद्धों के 
हिसक ग्ाक्रमणों में, जनधर्म विरोधी राजाग्रों के कठोर शासन में, प्रलम्बतर 
और भयंकर दुर्भिक्षों में, अरण्य-प्रधान और अनार्य-प्रधान देशों के पाद-विहारों 
में जनधर्म और जैन श्रमण-संघ को बचाए रखना अ्रवश्य एक दुष्कर श्रनुष्ठान 
था। लगता है, सम्प्रदाय-प्र तिस्पर्धा के उस वातावरण में ही इस प्रकार के विधि- 
बधानों का निर्माण हम्रा है । श्राज की परिस्थितियों में उक्त विधि-विधान जितने 
श्रभद्र लगते हैं, उन परिस्थितियों में सम्भवतः वे बसे न लगे हों | कुछ भी हो, यह 
तो मानना ही पड़ेगा, श्रह्ििसा-सिद्धान्त के साथ यह न्याय नहीं हुआ है । 
अद्मह्म-सेवन व प्रायश्चित्त विधान 
परिस्थितिवणश नाना दोपों का सेवन कर लेता है। भगवान्‌ 
मूल निश्मीधसूत्र में इसके लिए नाना प्रायश्चित्त बतलाए हैं । यदि 
सहाँ भी ऐसा ही साना गया होता तो अ्रहिसा-सिद्धान्त की निर्मम हत्या नहीं 


» वतयसत्र ब्याएरा 


ज्ँ >च 
$ 


घहिया-पर्यदश्षण ५१ 


मे उनाचारयों को लोकपणा शौर शिवेषणा को जोड़ने के लिए पुण्यरूप कड़ी का 

विप्कार करना पटा हो। जैस-थास्प्रों ने यह अश्रवकाश नहीं रख छोड़ा था कि 
इस तिरोधाय करने हए सामाजिक और व्यवहारिक क्रिया-कलापों को सीथधे- 
भीपे धर्म छा रुप दिया जा सके 


प्रसंपति दान व प्रनुफम्पा दान 


ः 


गैगसश्य-मिर्पण के ध्राघार पर प्रण्य शुभयीगजन्य श्रौर निर्जरा का सह- 
भागी ।* पृष्य प्रौर निर्गरा की किया एक है । पृण्यवन्ध वी कोई स्वतस्त्र क्रिया 
भी ऐ मन सी है, मेह धारणा जन-परण्परा मे नहीं थी, परन्तु इस युग-प्रवाह दे 
गसाध संगत होगे ने; लिए धागे घलकर प्रणदम्पादाणं पण जिणेहि ने कयाई 
पटिसिद्! पनुगण्या दास गंगा भगयान्‌ ने वहीं निषेध नहीं किया। झनुकम्पा दो 
प्रयगर गे कम्मादि टागशप इख्य घोर पर्म-मार्ग-प्रय्तन-मप भाव। व्यव- 


दरिया संगुकगषा को शाभार-संगस परने के बिपय में मसभेदमूलवः चर्चाएं भी हुई 
[। एवं पण ने माप दी न, घनाथ व्यतित प्रमंयत है, एसलिए उसे दान देना दोप- 


*. ० ० 


धोषक शोने मे प्रसंग है, प्रभात पर्म पण्य गा रेस सही है। उसरप्लष झा यह 


२ 


हाफ सालनताधारणगया या गा है कि प्रमंगति-दान मो तथा परमम-पुण्य 


ते गे बसा, हिंगा प्रभरश्यानदान एसउय चपबाद है। रे शभाशधय या रेस 


न ने एप्फटप्प शा मारण 
एप्प-मनिष्पत्ति ऐे फाश्ण 


५ 
पद होहा जा साता है, घेह तार लिय 


५ जा 

४११७० ६ कक मत स स हे -.. श् 
हा भयाय हव शगगगनसात ही था। ईन-्पागम इस मिपय में रथ स्पष्ट है । 
कक 5 कहकर क- पक आ पक कह हू कु रो न कल + ढ 

४०॥। एएज ४4 7] देते झाइ। सिशव +, दे यावदाए्पय के! सिल्टश घा 


६. शरव ए्ादिशनादि ।शण्पप्रदरदा हि पष्यदापः, साप्रदिः्य सोक्षोषाप्स 


४ ५ ्« दा दा 2 


हात्‌ घहरए परम: परम एव प्राग्पधियानादि द सदत्‌ रद एस दिया मे भयति। 


मर 
है. 
जअञभी जनाशटाएशटोपिण दस दे 7शावा, रूप १४ 
< * 
५ का #7+ जे़ ७ / रद का 
«5 हज ४४४६१ 5०७ 
हे. हय। पुत्र चर है 7४६ भर ७४७० ््‌ ल्श्कक अली कीर कर - रे . कक 
$, ५ ध्दे। वश्वरा + 55० आई १ हे 0 गत ्प ॥ 60०00 कर हैतन जल शान, शाएद रे प््ाश- 
रो 
रच भू 
आर । 
नौ फिगर प्रशए 0 
भ इक 5 हज पूएप कलवया ए छतभाय यह फफिनका ही बक कह क्कणल- 
हक | के आफ, £ 


है ५ 6 आ 2०0 50-22 5 
6: 8250 और] सात पर द् 
हम 


परू० श्रहिसा विवेक 


वादों के नाम पर अहिंसा को केवल कलेव र मात्र बना दिया। जब हम बड़े-बड़े 
अपवादों की चर्चा कर आए हैं तो साध्वाचार के सामान्य नियमों में भ्रपवादों के 
नाम पर कितना शैथिल्य आया होगा, यह सहज ही कल्पना में भा सकता है। 
वहां भी अ्रहिसा कितनी जर्जरित हुई होगी, यह वर्णन का विषय नहीं रह 
जाता। 

आरचारांग सूत्र में भगवान्‌ श्री महावीर कहते हैं--धर्म के लिए हिसा करने 
में कोई दोष नहीं है, यह अ्रनाय-वचन है।' प्रतिमा के लिए पृथ्वीकाय की हिसा 
करने वालों को उन्होंने मन्द बुद्धि कहा, तब धर्म प्रभावना के नाम पर होने वाले 
सूक्ष्म या स्थल हिंसाजन्य कार्य भगवान्‌ श्री महावीर की अहिसा के अंग हो सकते 
हैं, यह सोचा ही नहीं जा सकता । 


अहिंसा-विभक्ति का दूसरा कारण 
पुण्प-सान्यता का हेतु 


भगवान्‌ श्री महावीर की अहिंसा उग्रतम निवृत्ति-प्रधान थी। उसमें केवल 
भ्रपना और दूसरे का आत्महित-चिन्तन ही प्रमुख था। आत्मा के उन्‍्तयन और 


आत्मा के ऊध्वे संचार की ही वहां चिन्ता थी और आत्मगत कषायादि क्लेशों से 


रहित होना और रहित करना ही मोक्ष था। लौकिक अभ्युदय पुण्य-प्रधान होने 


से धर्मानुगत था, पर धर्मांचरण का उद्देश्य नहीं। भ्रगवान्‌ श्री महावीर के पश्चात्‌ ' 


गीता का कर्मयोग और बौद्ध महायानों का सामुदायिक मोक्षवाद आदि ज्यों ही 
जोरों से फैले, जैव-परम्परा भी उनसे प्रभावित हुए बिना कैसे रहती ? भूखे को 
भोजन देना, प्यासे को पांनी पिलाना और दुःखियों के दुःख को दूर करना यह एक 
ऐसा विचार था, जो सामाजिक अपेक्षात्रों का भी मुख्य अंग था श्रौर जब झ्से 
मोक्षाराधन का स्वरूप भी मिल गया तो उसका समाज के द्वारा व्यापक रूप से 
अपनाना सहज ही था। वह युग श्रध्यात्म चर्चा का था। विभिन्‍न धर्मों में व्यव- 
स्थित शास्त्रार्थ हुआ करते थे । हरेक धर्म के लोग अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को 
निकृप्ट बताते। बहुत सम्भव है, जैनधर्म को न्यून वतलाने का उसी युग में मोक्ष- 
चिन्ता और लोक॑षणा का यह भेद ही प्रमुख उद्घोष वन गया हो । इसी विवशता 


१. आवचारांगसूत्र 
२. प्रश्नव्याक रणसूत्र प्रथम अध्ययन 





ध्रतिगानर्ययन्तण प्र 


में उसासार्यों को लोग॑यणा प्रौर शिवेप्णा को जोड़ने के लिए प्रण्यरूप कटी का 
क्ावधिफार करमा पटा हो। जैन-धारतरों मे यह झ्वकाश नहीं रख छोड़ा था कि 
ट्गे धिरोधार्य फरते हुए सामाजिश थ्रौर ब्यवहारिक क्रिया-कलापों को सीधे- 
सीधे धर्म का शप दिया जा सझे। 

प्रसंयति दान व प्रनुदम्पा दान 


शत * 


एैनेगस्य-निश्पण कि घ्राघार पर पृण्य शुभयोगजन्य और निर्जरा का सह 
भादी ।। पथ शौर निर्जरा की क्रिया एवा है । प्रण्यवस्ध की कोर्ट स्वतन्ध फिया 
भी की सगती /, भें धारणा झैनन्परम्परा में नहीं थी, परन्तु इस यूस-प्रयाह के 


कया संगत कीजे मे लिए धागे घलवार धार । घिषकम्पादा्ं पुण जिर्भह ने कयाई 


हे 


धरटिगिक | प्रदुग्गया दाग छा भगवान्‌ ने कटी निषेध नहीं किया। पअनुकम्पा दो 


एवगर गो कञप्नादि दानशप दर्य घोर परमे-मार्गेप्रवतेन-रप भावष। ब्यव- 


एरिया आग यागया मेते छामरार-संगत करने मे विधय में मतभेदगूलया घ्नाएं भी हुए 
म 4 का भ्हत शनाभथ दस ज| के कट । ः कल बे 
गये पछ ने गाएव--एी गे, घनाथ स्थित झसंयत है, इसलिंग उस्ें दान देना दोध- 
हक ४ 7 रु श्ह हज. कई, अर नी है बजपजर न 
पाधम शत मे घसंगंसा कै, धर्मात्‌ घम्म पुष्प गाल नहीं है। उत्तरप्ञ का ये 

चेलन००क ञ् शत या "५ 2 झ्ड सम का न है 
हाय पआा-गापारएसया था गयाधे है कि छसंयलि-शस मोक्ष नथा रर्म-पण्प 
ढ हा हि दत्त 'अ ह> का न ,< #क्षा ७ डे ८ घर धः हु हि 
गत एल नही बसंती, विरत ग्रगप्ाथान्दान इैेसान दचबादती । या दाभाशय पा 2: 
0 न दष्फ-सन्भ्मा वारघ है 
पएप-निष्रति के दारण 

++ (७ क४ भर ५४ हुँ), ड्5 पा मिरगवेय ए जकह ककया पिफक 2 री] 

70९ पश३ था दिधय में था निरमंवेय छहा झा मारावी, पा ता गाडिए 


> ् 
५382 ६ न का कै ३३४७ ७+ “लक के करता पड़े 2 बढ हो दे 
ड़ त)ए काए पद धो अवन्‍ताशन रस व्यय से रद रषधर  ॥ 
ः 23% 
छह सच है ह्््प ्ई पी गज 7 ७ कक। है, जे आओ एक इृककाओत ञ कर लए कक 
7 0 2 0 000 के 3 4 के हद) कई, ॥ शाह एइप ॥ जब भा 


६. 84 धर्मोषदिगानादि । शाधदरुदा हि दष्यट-्प:, साप्रव लिए मोधेदापना 


कै 
कड ७े ६ १५ 58३ ६३ ८65 के ४3 शसाहाराप 2505%% 
$ अर ा शव दा, न 
श्र “७ *ई + रह लत ६ /+] कक 
जि झहयंपह,हाडएवधायादिनानडि ए गणप हए पएसमे दिला ने दि । 
६80] कप वि जतछ श ३ त्ल्शा टी 
>> तरल व स:प् 3 एक (१ इहगा १६ 
थे 
५ 
रे 4. 
"| कहर 5 ता न सब दर 
६ शदिशि दवाकितिदत ६ 5 
के ६ रकर के का पुज॑क का अभत ड ईफ ह रे हक हि अ + 
४ कि शावहिशदा है 7 रा कारदा ४ हस्हह, राणा हानेश, धाएण, उर्दशाएँ- 


बट 


बन |िशशप्ण हाफ 


् ८६ ३५ब (३ कए७९५ इक व्मून्चफ अऋककत हा कट का ः 
के इीशिकाशस एल्बम बाज हुए दोटपो दशा म्लल दा 7 पं बजच्ह ए १ 
शव 
चस्डा 
- “पशाहाका हू 


५२ ' अहिंसा विवेक 


सहभावी सिद्ध करते हैं या उसे सत्प्रवृत्तिजन्य । एक भी उल्लेख - ऐसा नहीं 
मिलता, जहां निर्जरा की उद्भावक सत्प्रवृत्ति नहो और केवल पुण्य-निष्पन्त 
हुआ हो । अठा रह पापों का सेवन न करने से कल्याणकारी कर्मों (पुण्य) का वन्ध 
होता है।' गुरु-वन्दन से नीच गोत्रकर्म का क्षय होता है और उच्च गोत्र-कर्म 
का बन्ध होता है।* धर्म-कथा से निर्जरा होती है, धर्म-प्रभावना होती है और 
उससे शुभ कर्मो का बन्ध होता है।* आचार्य श्रादि की सेवा करता हुआ साधु तीर्थ- 
कर नाम गोत्रकर्म उपाजन करता है।* प्राण-हिसा न करने से, असत्य न बोलने से 
व शुद्ध साधु को दान करने से शुभ दीर्घ झ्रायुष्य का बन्धन होता है।* बहुत सारे 





१. कहण्णं भंते ! जीवाण्ण कल्लाण कम्मा कज्जंति ? कालोदाई ! से जहा नामए 
केइ पुरिसे मणुण्णं थाली पाप सुद्ध श्रद्‌ठारस वंजणा उल॑ श्रोसह मिस्स भोयणं 
भुंजेज्जा तस्सण भोयणस्स आ्रावाए नो भदृए भवइ तओपच्छा परिणममाणेर 
सुरूवत्ताए सुवण्णत्ताए जाव सुहत्ताए नो दुब्खताए भुज्जो भुज्जो परिणमइ। 
एवामेव कालोदाई ! जीदा्ण पाणाइवायवेरमणे जाव परिग्गहवेरमण कोह- 
विवेगे जाव मिच्छाइंसणसलल्‍्लविवेगे तस्सर्ण आवाए नो भद्दए भवहइ तश्रो 
पच्छा परिणममाणे परिणमम्ताण सुरूवत्ताए जाव नो दुक्खत्ताए भुज्जो भुज्जो 
परिणमइ। एवं खलु कालोदाई ! जीवाणं कल्लाण कम्मा जाव कज्जंति। 

--भगवती सूत्र शतक ७ उद्दे शक १० 

२. वंदणएणं भंते ! जीवे कि जणयह ?वबंदणएणं नीयागोय॑ कम्मं॑ खबेह उच्चा- 
गोय॑ कम्स निबंधइ, सोहरगंच ण॑ अपड़िहय॑ आणा फल गिचत्तेइ दाहिणा भाव॑ 
चर्णजणयइ-। 

“उत्त राध्ययन सूत्र श्रध्ययत्त २६ 

३. धम्म कहाएणं भंते ! जीवे कि जणयइ ? घम्म कहाएणं निज्जरं जणयह। 
धम्म कहाएणं पवयणं प्चावेह ; पवयण पभावेण जीवे श्रागमेसस्स भद्दत्ताए 
कम्स निबंधइ। 

-उत्त राध्ययन सूत्र श्रध्ययन २६ 

४. वेयावच्चेणं भते ! जीवे कि जणयइ ? वेयावच्चेणं तित्थययर णास गोत्त कम्स॑ 
निबंधइ । ह 

-:उत्तराध्ययन सूत्र श्रध्ययन २६ 

५. कहर्ण भंते ! जीवा सुभ दीहाउयत्ताए कम्प्रं पकरंति ? गोपमा ! नो पाणे- 

अइवाएत्ता नो मुर्स बचइत्ता तहारूव॑ सम वा साहणं वा बंदित्ता जाव पज्जु- 


नदी 


प्रहिमानपर्ग वैक्षण धू 


हि 


प्राण, भूत, जीय, सर्यीं को दुट्प ने देने से, घोक्र उत्तन्‍्त न करने से, दिलापात व 
करने मे, प्रथुपात में कराने से, तर्जन ने करने से, परिताप न पहुंचाने से साता 
बमीय मर्म का बर्य होता है।' उबत उल्नेसों से यह स्पप्ट हो जाता है, असंयति 
प्राणियों थी प्रमुपग्पा मे सम्बन्ध से जो प्ृष्य-बन्ध वा विधान है; वह प्नुकम्पा 
पटल मे देने रुप । यहाँ केबल ब्रात्म-संयमरूप शुभयोग की प्रवृत्ति है। जहां 
पट, यार लि प्रादि प्रयुलियां है, उनका सम्बन्ध भ्राचाय ग्रादि संयति प्रात्माओं 


प्रमुग्म्षा दान थ धर्म दान 
हस प्रवार था दोनों मे एक घनकम्पादान भी टै। पर उसमें धर्म था प्रण्य 
हित मे गई एम्स शार्तों में नी है । यह दान की दसों संशाप्रों से स्थत: प्रसि- 
भारित कोता है। झ।। कैंयल दानमाष मे दस हिवुप्यों को बसाया गया है । वेश्या 
हो दिया छाते माला ग्रधर्म दाने ग्रौर सण्जा शान, भय दान प्रादि भी उस 
एस हैड़ीं के | । एसे दाने थे ली से लेद किये गए स्‍--घनय दाने, बोधि दाने, सपात 
हु न । दस होनी मे ररसगादविंक दाने मापल धर्म दाने है, शेप लौशिक हैं । घ॒र्म ये पृण्य 
है व शही है । पृष्य नों प्रकार झा बहा गधा -घाटार पुष्य, पानी पुष्य, रघान 


दष्य, धागा पष्य, परप पष्य, मन: एृष्य, यघन पृष्य, झाय पण्य, नमरयार पष्य ।* 
डर ब्> तन त्ड के हर] 
१२१ 


ता धणष्णवर् मणुषण्ण्ण पोटकारएण धसप पार्ण पाइम्म साइमे परिला- 
िखा एवं ठग छोड्ा जाय पवारंति । 


““नेगइनासद श्तपः प्र, ०६ 

[ की] ध रा ५ 

8. 0एटडएथाश, शुषपएशएपाए, छोशएक्पपए, संराशुरंपयाए, बहप 
श 


दव्रलआर5 पु हफ ४ कट  कन कह &ज 
डए फएाइ शखाणए धसकप्णदाएं घरगायण्याए एशप0 लाए धतिप्पदणए 
श्र हुक कर थ शृध्ध>+ है ह #३ 


45७ ३ क् 
डे 


अई 


40 द डर श्र ् 
६, एशआहए) हाशत' रु पश्े धायधशि है 
न्‍ 


] 


का 
3 ३००७१ रू (६ पे 
0 85 शाइदिएओ लिए दर शरण 


४ फट ईज इज्फश दह्य हछडर इाशझात्ाज्एका पक. 5 *. 
६. ४८ दिए एफ दाहर हा शष्तरण्ये दाशराशे शेटरप्ते मदणपच्छ 
ऊ ध् तर हि 5 ह 
है शरण इशण रक्ण ह३र४ा शायिदशा: शमोह्शाहरल्ो | 
श्र धो शक हि श्र न्‍ 


नआजीिएश शाप श७१ हू 


भ्‌ड अहिसा विवेक 


नी प्रकार के पुण्यों की यह शब्द-संकलना स्वयं बोलती है, संयमी पात्र को दिया 
गया दान ही पृण्य-बन्ध का हेतु है। नहीं तो इस शब्द-संकलना में गौदान' पुण्य, 
अश्वदान पुण्य आदि भनेकों पुण्यों को स्थान दिया गया होता, किन्तु यह न होकर 
केवल संयति के द्वारा ग्राह्म होने वाले आ्राह्मर, पानी, वस्त्र आदि पदार्थों का 
उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र में अ्रसंयति दान को एकान्त पाप का कारण 
तथा संयति दान को एकान्त निज्जरा* का हेतु बतलाया गया है। 

कुछ भी हो, इन सारे शास्त्रीय विधानों की उपेक्षा करके भी प्रवृत्तिमूलक 
धारणाएं जैन-परम्परा में आगे बढ़ीं और आज भी वे अ्रधिकांश जैन शाखाश्रों में 
मान्य हो रही हैं। जैन-परम्परा के इस इतिहास में उल्लेखनीय बात तो यह रही 
है कि वह परम अध्यात्ममूलक होने के कारण तथाप्रकार की ,लोकोपका रक प्रवृ- 
त्तियों को दो सहस्र वर्षों के प्रतिकल प्रवाह में बहकर भी, विशुद्ध धर्म और विशुद्ध 
अध्यात्म के श्रन्तर्गत मानने के लिए तैयार नहीं हुई। पुण्य कहकर तो उसने उक्त 
प्रवृत्तियों को श्रेय की ओर जाने वाले पथिक के लिए स्वर्ण-श्वृंखलारूप बन्धन ही 


१. साधू बिन जो श्रम्य प्रते, दीधां पृष्य जो होय। 
तो गाय पुण्य किम नवि कह्मो, भेंस पुण्य पिण जोय ॥ 
सुवरण पुण्य रूपो पृण्य, हीरो पुण्य उदार। 
मोती ने माणिक पुण्य, खेति पृण्य विचार॥ 
इत्यादिक सुनिवर भणी, नहीं कल्पे जे बोल।॥ 
सूत्र विषे ते नवि कह्मा, देखोजी दिल खोल ॥ 
--प्रस्नोत्तर तत््वबोध दानाधिकार दुह्म १५२ से ५४ 
२. समणोवासगस्सणं भंते! तहारूव॑ श्रसंजयं भ्रवि रय-पड़िहुयपच्चक्खायपा वकस्सं 
फासुएण वा, श्रफासुएण वा, एसणिज्जेण वा, श्रणेसणिज्जेण वा, श्रसण-पाण ० 
जाव कि कज्जइ ? गोयमा ! एगंतसो से पावे कम्से कज्जइ, नत्थि से कावि 
निज्जरा कज्जइ । 
“भगवतीसूत्र शतक ८ उ० ६ 


३. समणोवासगस्सणं भंते ! तहारूबं समर्ण वा माह वा फासुएण वा, श्रफा- 

एण वा, एसणिज्जेण वा, श्रणेसणिज्जेण वा, श्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं 

पडिलाभेमाणस्स कि कज्जइ ? गोयमा ! एगंतसो निज्जरा कज्जइ, नत्थि 
य से पावे कम्मे कज्जइ । 


-भेगवती सूत्र शतक ८ उ० ६ 


+ 4. ए प्र 
प्रदिता पर्यव्तण 


भाना । यह किसी भी जन-थादगा ने नहीं माना कि संसारस्य प्राणियों का भौतिक 
साधन -प्याधनों ने देहिक दःस-मोचन वार व्यवित मोक्ष प्राप्त कर लेगा । 


जनाचार्यों हारा लोक-प्रवाह फो मोड़ 


सोफक-प्रयाह के साथ जैन-परम्पराए' भव्य चल पड़ीं, दिन्‍तु समय-समय पर 
विशमभीण घाजाय्य प्रपमे उदगारों में तत्सम्बन्धी यथार्थ रिथति को भी प्रकट 
बी शो ह। दिगम्बर प्राचार्य प्रमितगत्ति वहते है---जो ध्रसंयतात्मा को दान 
"बार पृष्यशप फल मी घाकाक्षा करता है, बह जलती श्राग में दीज फेंककर धान 
दैद्या बरगा बाहता है 

धामाये गाए बाते -- था 
घारथ--मपाव [ 
गेल ने किया । 


ह४४ 


सि, मल्‍्से, कृषि श्रादि व्यवस्था का प्रवर्तन 
/ फिर भी स्थामी ऋषभदेव ने भ्रपना करतंव्य जानकार इसका 


सेव स्यारया करत हुए माता गया १--मन से वचन से और के 


मे जीय-शिसा गे पण्सा, से कराना ध्रौर न उसमे गअ्रनुमारन करना, जीवों के जीवन 
पाये का साध ने बरसों, उ्ों दूःस था संबनिश ने देना झ्रभयदास है। 
“पिता भी सेया मे; सग्द्य से पगप गया है--. निश्चय नय की दष्टि से 


पमोहादिता घादि का दिसय मारने रप सतनाभ्यास में सम्यगू दर्शन झ्रादि की 


$8. 05. ॥ 
3.2 7७ 


(. एुद्धा धोगा हे । घाव बताइप्मना एदन्‍्ते शनछषर्माणि 
एंदननिगद्ालास्यद जानीणादध तनिद्‌ त्तिशर्माणि॥ 


“पानतमधारस प्रात्नदभादना गाथा ७ 
६. दिोई यो दाममांयतातमते, न: पर श्ंध्षति पपष्पलक्षपम। 
दिए शोज पर्दा पापा, समाहने शरयमपास्तददणम ॥ 
“आधमितयति धादणायार श्श्वां परिच्टद 
२. एशरर ह३ई गसादहारँद 


एाशारइश्प्या | 
अ्ा्ाग, जानद अष्यभात्गमः ॥ 


5 
ऊ 


“>“भिए ध्टिशिलाशायरघउ रिट ₹, (शा ७१ 
४ आधश्लए एस है शोदानोां यहद वर 

एटा दाहएपं है पछ-शार छानशपर दि 4! 

हापिधिश्टाए एाट३ दाह संह्मशजत्दिएा। 

इंटर इुडते,. शाशल्ज्ध शाप मरप्णन ॥| 


दर अहिसा विवेक 


श्राराधना नहीं होती, इसलिए वह धर्म का अनुष्ठान नहीं है। व्यवहार नय, स्थूल 
दृष्टि या लोक दृष्टि से वह युक्त है।* 


लोंकाञ्ह द्वारा सोक्षाभिसुख अहिसा पर बल 


इस प्रकार समय-समय पर होने वाले स्फुट उद््‌गारों से वह लोकाभिमुख 
प्रवाह जरा भी रुका हो, ऐसा नहीं लगता; प्रत्युत प्रकाश की ये चिनगारियां 
क्षणक आभास के साथ विलीन ही होती गईं। झव से लगभग चार सौ वष पूर्व 
ओर वीर निर्वाण के लगभग इक्कीस सौ वर्ष पश्चात्‌ जैन-परम्परा में लोकाशाह 
ने फिर से मोक्षाभिमुख अहिसा और धर्म का उद्घोष उठाया। श्रागमिक भ्राधारों 
पर उन्होंने स्पष्टरूप से कहा--सात्ता देने से साता होती है, ऐसा कहने वाले श्रार्य 
मार्ग से पृथक हैं, समाधि-मार्ग से दूर हैं, जिन-मार्ग की निन्‍दा करने वाले हैं, श्रमोक्ष 
के कारण हैं, तुच्छ सुखों के लिए बहुत सुखों को गमाने वाले हैं और भविष्य में लोह 
वणिक्‌ की तरह पश्चाताप करने वाले होंगे ।* 

जिस क्रिया में किचित्‌ भी हिंसा नहीं है, वही ज्ञान का सार है।* इन्द्रिय- 
भोगों का धर्म बुरा होता है। जिस प्रकार तालपुट जहर खा लेने से, अ्रविधि से 
दस्त्र-ग्रहण करने से, कुविधि से मन्त्र-जाप करने से मनुष्य मृत्यु-प्राप्त करता है; 
वैसे ही इन्द्रियज विपयों को धर्म कहने वाला जन्म और मृत्यु के परिभ्रमण को 
बढ़ाता है। 





१. निरचयनययोगेन, नि३चयनयाभिप्रायेण यततो मातापित्राहि विनयस्वभावे 
सतताभ्यासे सम्यक्‌-दशना5ड्चना55राधनारूपे धर्मानुष्ठानं दरापास्तमेव। 
“धर्म श्रधिकरण 
२. कोई इग कहे साता दियां साता होय, तिण ऊपर भगवान छव बोल प्ररूप्पा--- 
१. श्राय-मार्ग से बेगलो, २. समाधि-मार्ग से न्‍्यारो, ३- जिन धर्म री 
हेलणा रो करणहार, ४. श्रमोक्ष रो कारण, ५. थोड़ा सुर्खा रे कारणें घणा 
सु्रां रो हारणहार, ६. लोह बाणिया नी परे घणों भूरसी। सा० सु० 
सूयगट़ाग श्र० ३ उद्द शो ४ गाया ६। 
+लोकेजी की हुण्डी बोल ४७वां 
« मिस करणी में किचित मात्र हिसा नहीं ते करणोी ज्ञान री सार कही। 
सा० सु० प्र० सयग्ांग श्रब्ययन १ उ० ४ गाथा १०वीं । 
-लेकिजी की हुण्डी बोल २श्वां 
४. विषय सहित धर्म बुरो, जिम तालपुद जहर खार्या, कुरीति से हाथ में 
दस्त जियां, झुविथि सन्त जपियां मरण पामें, तिम इच्धिय-विषपय 


नै 


टिसान्यवविक्षण प्र्छे 


इगहचर वोलों की लोंकाशाह की हुण्डी जिसमें हरएक बोल के साथ आगम- 
पाठ का प्रमाण दिया यया है, उनकी मान्यता का आधार वनती है । लोंकाशाह 
का मान्यता के श्राघार पर नूतन श्रमण-संघ गठित हुआ्ना और अरध्यात्मपरायण 
प्रारणाग्रों को सुस्थिर करने के लिए लोक-प्रवाह के सामने खड़ा रहा, किन्तु यह 
क्रान्ति चिरसथायी नहीं हो सकी भर श्रनुयायी शाखाएं उसी लोक-प्रवाह में जा 
पट्टी । यह विशेषता की बात है, लोंकाशाह तीनों ही श्वेताम्बर सम्प्रदायों में आदर 
गेदृष्िसे देसे जाते हैं श्रौर उनके मत को अपने-अपने प्रकारों से किसी-न-किसी 
भीगा तक प्रवश्य मानते हैं । 


अहिंसा-स्वरूप का विकास या विपर्यास ? 
साहित्य में रागात्मक तत्त्वों का झाविर्भाव 


पत्िपदों, ग्रागमों एवं त्रिपिटकों की निवृत्ति प्रधान और मोक्षाभिमुख 
लक भारणाप्रों से होने वाला यह विपर्यास इतना स्पष्ट था कि उससे सभी क्षेत्र 

/वत हुए। इसका प्रभाव धर्म और दर्शन के क्षेत्र में ही न रहकर साहित्य के 
"पर मे थी प्राया भ्रौर रागात्मक तत्त्वों के आविभाव से साहित्य-उपवन सरस 
पथ जाने जगा । हिन्दी-साहित्य के विकास-क्रम में बताया गया है--इस प्रकार 

775 शताब्दी के झ्रारम्भ में हिन्दी साहित्य में उस परम्परा का प्रादुर्भाव हुप्ना 

सम धयवितक साधना का लोककल्याणकारी वृत्तियों के साथ सुन्दर सामंजस्य 
(7 प्रभी तक हिन्दी का साहित्य श्रधिकांशतः प्रशस्तिगान तथा परम्परायत 
जया पर हो धाधारित था, परन्तु सन्त परम्परा के उद्धव से साहित्य में 
जे गये एप बे नये जीवन-दर्शन की अ्रभिव्यक्ति हुई। 

“मद साथ धान का सामंजस्थ करने के लिए वेदान्त का सहारा लिया 
प्रधान धम में लौकिक चिन्ता का उद्भव मानव-स्वभाय के किन 
"मद (नपतों से हु, इसका भी व्यवस्पित चिन्तन हिन्दी साहित्य के इतिहास 
/ मद है। “धान तथा योग के नीरस उपदेशात्मक कपन, घूल्य में व्याप्त 
तप समा एथ्योग द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त वध्धपि जनता की प्र वृत्तियो 


8 07 ८ नाई पे नकत-+ उत्मस झरने में स्वेधा 
"हे सभषप ने एटापार धाध्यात्मितता की भोर उत्मसा परने में सम 





क्न गे 8 आर. दत्त ध 
एव एम प्रसदे ते पगा कग्म मरण दपादे। सा० सू० उत्त राष्ययन घर 


-पोशेशो की एड ऐोल ३६वें 


प्र्द अहिंसा विवेक 


असफल नहीं रहे, पर जीवन के कठोर सत्यों के बीच उन श्रमूर्त और जीवन से 
असम्बद्ध सिद्धान्तों पर निर्भर रहना कठिन ही नहीं, असम्भव था। निगु ण- 
साधना की कठोरता में जनता को अपनी विषमताशों का समाधान नहीं मिल 
सका, क्योंकि उसमें जीवन के ग्राधारभूत तत्त्वों का निषेध अझ्रथवा ग्रभाव था। 
निगुण पन्‍्थी सन्‍्तों ने भौतिक जीवन के नराश्य का समाधान इन्द्रियों के दमन 
ओऔर कामनाश्रों के हनन में पाने का प्रयास किया, पर जनता तो ऐसा आश्रय प्राप्त 
करना चाहती थी जहां वह अपने मन का अवसाद उंडेल सके, जिसके चरणों में 
सर्वस्व समपित कर अपने भौतिक जीवन के अभिशाप को वरदान में परिणत कर 
सके । अनु राग मानव हृदय का प्रबल पक्ष है अ्रनुराग और ज्ञानमुलक-साधना का 
सामंजस्य हो सकता है, पर तादातम्य नहीं । निगुण पन्‍थी सन्‍तों ने हृदय के अनु- 
राग का पूरक मस्तिष्कजन्य साधना को बनाना चाहा और यहीं वे असफल रहे । 
सगुण मतवादी भक्तों ने मन की वृत्तियों को जो लौकिक जीवन में अतृप्त रहने 
के कारण विक्षिप्त हो रही थीं, राम श्रौर कृष्ण के रूप का वह आधार प्रदान 
किया, जिसके द्वारा भौतिक विषयों की भोक्‍ता इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
निष्कामरूप से भगवान्‌ में लग गई | एक ओर मर्यादापुरुष राम के चरित्र में अ्रनेक 
आराद्शों की स्थापना की गई और दूसरी ओर लीलापुरुष कृष्ण के मतोरंजक रूप 
का अ्ंकन किया गया ।) ' 


साहित्य से राष्ट्रीय जागृति के क्षेत्र सें 


अहिंसा और धर्म के इस स्वरूप विपर्यय का अ्रन्यान्य क्षेत्रों में भी स्वागत 
हुआ । राष्ट्रीय जागृति के साथ वह और भी बल पा गया। राष्ट्र श्र समाज के 
नवनिर्माण की चहल-पहल में सहयोगी होकर यही विपर्यय विकास का खिताब पा 
गया । महात्मा गांधी विशेष रूप से श्रेयोभाग्‌ बने। प्रज्ञाचक्षु पं० सुखलालजी 
का कहना है --गांधीजी पर कुछ लोगों का यह भ्राक्षेप एक तरह से गलत नहीं 
है कि उन्होंने भारतीय समाज को निवृत्ति-मार्ग से विमुख कर संसार के प्रति 
आ्रासक्त कर दिया | लेकिन सचाई यह है कि समाज में अहिंसा उतने ही प्रमाण में 
टिक सकती है, जितने प्रमाण में प्रवर्तक धर्म अर्थात्‌ समाजोपयोगी काम चलेंगे। 
निवर्तक धर्म से समाज की बुराइयां दूर की जा सकती हैं, परन्तु उनमें श्रच्छाइयों 
की वृद्धि नहीं हो सकती । गांधीजी ने त्याग, तपस्या और बलिदान रूप निवर्तक 
धर्म के साथ-साथ प्रवृत्तिरूप अहिसा का भी प्रतिपादन किया और उसी के द्वारा 


२. भारतीय वाइमय पृ० ५४७ 





प्रहिया-रयग्रेक्षण कर 


शप्टर मी समस्याप्रों का हल किया ।'अनासवितमूलक प्रवृत्ति-निवृत्ति ही अहिसा 
है विक्ञाम का प्रव तक का सर्वश्रेष्ठ रूप प्रतीत होता है।''गांधीजी के आदणे को 
गकर चलने याले ध्राश्वम में निवृत्तिह्प अहिंसा के साथ प्रवृत्ति भी जुड़ी हुई 
मिलती है । ग्रट्टिसा, भस्तेय, अ्रपरिग्रह श्रादि निवृत्तिमार्गीय ब्रतों के साथ-साथ 
गती, सादी प्रादि के प्रवृत्ति-कार्य भी वहां चलते 

सी और सादी के सम्बन्ध से होने वाली हिसा को महात्मा गांधी ने कभी 
प्रतिमा दी कोटि में नहीं लिया। कितने ही पुनीत उद्देश्य से किसान खेती करे, 
गहरा गांधी की दष्टि से उसमें सामाजिक स्वार्थ तो अन्तनिहित है ही । हमें यहाँ 
ध्य धर्चा में नहीं उतरना है कि महात्मा गांधी ने कहीं हिसा को अहिंसा और धर्म 
है घग्तर्गत माना है या नहीं। उनकी अहिंसा सम्बन्धी परिभाषा है--अहिसा के 
मांगे सृध्म जस्नुप्रों से लेकर मनुष्य तक सभी जीवों के प्रति समभाव । उनकी 
निष्ठा है - हिसा तीतों कालों में हिसा ही रहेगी ।* भ्रत: यह प्रश्न बहुत विचार- 
शी है कि महात्मा गांधी की दृष्टि में हिसा के साथ व्यापक प्रेम और अनासकित 
धागे पहां तय बंठ सकता है ? कुछ भी हो उवत विवरणों से यह तो स्पष्ट हो 
॥ दाता) कि ध्रहिसा झौर निवृत्ति-प्रधान कर्म का यह विपयेय विविध क्षेत्रों में 
एक दिवस के रुप में ही देखा गया है । 
उपयोगिता के साथ यर्थायता का निर्वाह भ्रपेक्षित 


प्रपेजा-नर मे यह माना जा सदता हे--लौकिक प्रवृत्तियों को झ्राध्यात्मिक 
पमित से दया, दान श्रादि लोकोपकार में समाज विश्येपरूप से प्रवृत्त 

दोन, प्रमाण श्रपांगों के जीवन-निर्वाह का मार्ग खुला। मोह-ममता बढ़ने 
तझामाहक जीएन सरस हुप्रा, पर देखना यह हैँ कि उपयोगिताम्रों के साथ 


श्दू 


हर | 


ह जल्‍्डीडु 


र झ्लौर विचार फा विकास पृ० ६-१० 


' जरत जे प्रतियाये माश ऐरे ऐ तेने हूं ग्रहिसा मां फदी गणादेल नथी। ए चध 
प्रतिष्ठा: होई भरे क्षम्य गणाय, पण से धरहिसा तो नथी ज। पेडतनी हिसामां 
१६ 


॥। रघाए रहूरोी ऐ। धहिसामां स्वापने स्थान नयी । 
“भहिसा पृ० १३६ 
पाए एम होती है, इसलिए उसमें हिसा फर्म है। 


ु "यपोजी-धप्ड १० ध्रहिता प्रघम भाग ए० १७ 
3. धराय इच्ञाए ७ ८ है 


ज्क 
है 


र्‌ 
का रे * 
| प्‌ (५ ६२-६१ 


प़््द 


ग्रसफल नहीं रहे, पर जीवन के कठोर सत्यों के दर. 


ग्रसम्बद्ध सिद्धान्तों पर निर्भर रहना कठिन ही 
साधना की कठोरता में जनता को अपनी विषः 
सका, क्योंकि उसमें जीवन के आधारभूत तत्त्वों 
निगुण पन्‍्थी सन्‍्तों ने भौतिक जीवन के नैराहर 
और कामनाझ्रों के हनन में पाने का प्रयास किय! 
करना चाहती थी जहां वह अ्रपने मन का अवर 
सर्वेस्व समपित कर अपने भौतिक जीवन के श्र 
सके । अनुराग मानव हृदय का प्रबल पक्ष है |? 
सामंजस्य हो सकता है, पर तादातम्य नहीं । 
राग का पूरक मस्तिष्कजन्य साधना को बना 
सगुण मतवादी भक्तों ने मन की वृत्तियों को 

के कारण विक्षिप्त हो रही थीं, राम और ६ 
किया, जिसके द्वारा भौतिक विषयों की भोर 
निष्कामरूप से भगवान्‌ में लग गई | एक भ्रो 
आदर्शों की स्थापना की गई और दूसरी भ्रो 

का अंकन किया गया ।! 


साहित्य से राष्ट्रीय जागृति के क्षेत्र 


अहिसा और धर्म के इस स्वरूप वि: 
हुआ । राष्ट्रीय जागृति के साथ वह और भर: 
नवनिर्माण की चहल-पहल में सहयोगी होकः 
गया। महात्मा गांधी विशेष रूप से श्रेयोंभार 
का कहना है --गांधीजी पर कुछ लोगों का <. 
है कि उन्होंने भारतीय समाज को निवृत्ति-मार्गे 
आसक्त कर दिया। लेकिन सचाई यह है कि समाऊ 


टिक सकती है, जितने प्रमाण में प्रव्तक धर्म अर्थात्‌ 
निवर्तक धर्म से समाज की बुराइयां दूर की जा सकती ; 

की वृद्धि नहीं हो सकती । गांधीजी ने त्याग, तपस्या झरो 
धर्म के साथ-साथ प्रवृत्तिऱप अहिसा का भी प्रतिपादन कि 


१. भारतीय वाइमय पूृ० ५४७ 





के 


. |आरगयतह 


* रख 


डे न्टाईसा डे 


५ 
जाओ दो ॥ 
रे 0 2 
220 78 «28 
६7 
४7 की था 


* 
हि 


3 
ला पी करी 
, हट शी 
.... | मप्र 
कि । 







प्रटिसा-पर्यवेक्षण |& 


शप्ट्र की समरयाश्रों कक हल किया ।''अनासवितिमूलक प्रवृत्ति निवत्ति ही अहिसा 
पथ  प्रध तक का सर्वश्रेष्ठ रुप प्रतीत होता है।''गांधीजी के आदर्श को 
न्‍कर घलने वाले प्राश्वम में निवृत्तिर्प अहिसा के साथ प्रवृत्ति भी जुड़ी 
मिलती | । ध्रट्िगा, परतेय, श्रपरिग्रह श्रादि निवृत्तिमार्गीय ब्रतों के साथ-साथ 
धनी, सादी घादि के प्रव त्ति-कार्य भी वहां चलते हूं । 

सेवी श्र सादी के सम्बन्ध से होने वाली हिसा को महात्मा गांधी ने कभी 
प्रिया भी कोटि में नहीं लिया । कितने ही पुनीत उद्देश्य से किसान खेती करे 
शाएरमा गांधी की दपष्टि से उसमें सामाजिक स्वार्थ तो अन्तनिहित है ही । हमें यहां 
एस घर्मा मे नहीं उतरना है कि महात्मा गांधी ने कहीं हिसा को श्रहिसा और धर्म 
के घग्नर्ग न गाना है था नहीं। उनकी अ्रहिसा सम्बन्धी परिभाषा है--अ्रहिसा के 
साने गृध्म जस्तुप्रों से लेकर मनुष्य तक सभी जीवों के प्रति समभाव | उनकी 
निष्ठा - हिंसा सीगो कालों में हिसा ही रहेगी ।* श्रतः यह प्रश्न बहुत विचार- 
णीय। दि गहठार्गा गांधी की दृष्टि में हिसा के साथ व्यापक प्रेम श्रौर श्रनासकित 
गे) भेल पाएं सम थैठ सकता है? कुछ भी हो उक्त विवरणों से यह तो स्पष्ट हो 
ह छाता कि भरिसा छौर निवृत्ति-प्रधान कर्म का यह विपयंय विविध क्षेत्रों में 
एक बियास के रुप में ही देया गया है । 
उपयोगिता के साथ यर्थायता का निर्वाह श्रपेक्षित 


श्र 


धयशा-भद गे गए्ट माना जा सवता है--लौकिक प्रवत्तियों को झ्ाध्यात्मिक 
गंध गिल जाते मे ध्या, दाम प्रादि लोकोपकार में समाज विधेषरुप से प्रवत्त 


सूज ए 
५ 


५ कैफ ३ पलक 
++ गत 


॥ पनाप प्रपंगी दे जीयन-मिर्वाह छा मार्ग खला। मोह-ममता बढ़ने 
हिमारिक जोयन सरस टुथा, पर देखना यह हैँ कि उपयोगितापग्रों के साथ 


र योर दियार फा विछास पु० ६-१० 
एाय माश बारे ऐ तेने हू धहिसा भां एदो गणादेल नथी। ए चघ 
६ घदे क्षम्य गयाय, पण ते घटसा तो नपी ज। ऐेडतनी हिसामां 
सैराशनी रदाय रह जो है । पॉहिस्श्मां रवापने स्थान नथी । 


द्रिहरद | 


““ऊाहसा प० १६३६ 


दम होती है, हगलिए उसमें हुसा फस हैं । 
ता प्रष्म भाग प्‌० ६७ 


ध्र्प अहिंसा विवेक 


ग्रसफल नहीं रहे, पर जीवन के कठोर सत्यों के बीच उन शअ्रमूर्त श्रोर जीवन से 
असम्बद्ध सिद्धान्तों पर निर्भर रहना कठिन ही नहीं, श्रसम्भव था। निगु ण- 
साधना की कठोरता में जनता को अपनी विपमताशों का समाधान नहीं मिल 
सका, क्योंकि उसमें जीवन के आधारभूत तत्त्वों का निपेध श्रथवा अभाव था। 
निगुण पन्‍्थी सन्‍्तों ने भौतिक जीवन के नैराइय का समाधान इन्द्रियों के दमन 
ओर कामनाश्रों के हनन में पाने का प्रयास किया, पर जनता तो ऐसा आश्रय प्राप्त 
करना चाहती थी जहां वह अपने मन का अवसाद उंडेल सके, जिसके चरणों में 
सर्वस्व समपित कर अपने भौतिक जीवन के श्रभिशाप को वरदान में परिणत कर 
सके । अनुराग मानव हृदय का प्रवल पक्ष है। अनुराग और ज्ञानमुलक-साधना का 
सामंजस्य हो सकता है, पर तादातम्य नहीं । निगुण पनन्‍थी सन्‍्तों ने हृदय के अनु- 
राग का पूरक मस्तिष्कजन्य साधना को बनाना चाहा और यहीं वे श्रसफल रहे । 
सगुण मतवादी भक्तों ने मन की वृत्तियों को जो लौकिक जीवन में अतृप्त रहने 
के कारण विक्षिप्त हो रही थीं, राम और क्ृष्ण के रूप का वह आधार प्रदान 
किया, जिसके द्वारा भौतिक विषयों की भोक्‍ता इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
निष्कामरूप से भगवान्‌ में लग गई | एक ओर मर्यादापुरुष राम के चरित्र में भ्रगेक 
आदशों की स्थापना की गई और दूसरी झोर लीलापुरुष कृष्ण के मनोरंजक रूप 
का अंकन किया गया ।/) 


साहित्य से राष्ट्रीय जागृति के क्षेत्र में 


अहिसा और धर्म के इस स्वरूप विपयय का अन्याय क्षेत्रों में भी स्वागत 
हुआ | राष्ट्रीय जागृति के साथ वह और भी बल पा गया। राष्ट्र और समाज के 
नवनिर्माण की च॒हल-पहल में सहयोगी होकर यही विपर्यय विकास का खिताब पा 
गया । महात्मा गांधी विशेष रूप से श्रेयोभाग बने। प्रज्ञाचक्षु पं० सुखलालजी 
का कहना है--गांधीजी पर कुछ लोगों का यह आक्षेप एक तरह से गलत नहीं 
है कि उन्होंने भारतीय समाज को निवृत्ति-मार्ग से विमुख कर संसार के प्रति 
आसकत कर दिया । लेकिन सचाई यह है कि समाज में अहिंसा उतने ही प्रमाण में 
टिक सकती है, जितने प्रमाण में प्रवर्तेक धर्म श्र्थात्‌ समाजोपयोगी काम चलेंगे। 
निवर्तक धर्म से समाज की बुराइयां दूर की जा सकती हैं, परन्तु उनमें श्रच्छाइयों 
की वृद्धि नहीं हो सकती । गांधीजी ने त्याग, तपस्या और बलिदान रूप निवर्तेक 
धर्म के साथ-साथ प्रवृत्तिरूप अहिसा का भी प्रतिपादन किया और उसी के द्वारा 


१. भारतीय वाइमय पृ० ५४७ 


श्र को समस्याप्रों गे हल: 'अनासबितयू लक प्रवृत्ति-निवृत्ति ही प्दिसा 
दि विश या प्रय सके या सर्दखेप्ठ रूप प्रतीत होता है गांधी जी के झादर्स को 
पार भसने यानि श्राश्षम में निवृत्तिगप अ्रद्चिसा के साथ प्रवृत्ति भी जुड़ी हुई 


मिलगी है। पघरटिसा, घरतेय, अ्परि प्रह प्रादि निवृत्तिमार्याय ब्रतों के सावम-्साम 
शेगी, शादी ध्ादि के प्रव लिल्‍काय भी वहां चलते £ । 

गली झरो * के सम्बन्ध से होने बाली हिसा को महात्मा गांधी ने कमी 
धीमा थी कोटि में नहीं लिया । कितने ही परनीत उहृष्य से किसान सेती फरे 
ग गांधी की दपष्टि से उसमें सामाजिक स्वार्म तो श्र्तनिहित है ही । हमें यहां 
एस भर्मा में नही उतरना है छि महात्मा गांधी ने कहीं हिसा को प्रहिसा और पर्म 

प्रसशगत माना है या सहीं। उनकी बअ्रहिसा सम्बन्धी परिभाषा है--पअ्रहिसा थे 

गाने शध्म जम्नुप्रों ने लेकर मनुष्य तक सभी जीवों के प्रति समभाव | उनके 
निछा है -शिसा सीनों कारों में हिसा ही रहेगी ।* अत: यह प्रश्न बहुत विचार- 
दीय कि महात्मा गांधी की दृष्दि में हिंसा के साथ व्यापक प्रेम प्ौर प्रनासकित 
ह। गेस मर तक बेठ सकता है ? कुछ भी हो उपत विवरणों से यह तो स्पष्ट हो 
है शता ओह कि धटिसा छौर नियृत्ति-प्रधान कम का यह विपर्यय विविध क्षेत्रों में 
हद विकास थे सप में हो देशा गया है । 
पयोगिता फे साथ यर्थाथता फा निर्याह श्रपेक्षित 

हता-नर ने यह माना जा सकता ऐै--लोकिक प्रवृत्तियों फो भ्राध्यात्मिक 
है मिस छाते मे दया, दान धादि लोफोपकार में समाज विशेषसुष से प्रयूत्त 


हर । न, एसाप धर्षांयों के: जी वन-निर्याह एग मार्ग खला। मोह-ममता बट्ने 
४ का सिकियन ">> कक मत. “5 धा, पर एपना यह $ ६६... उपये 5 ः ताग्रों जज पता 
डिपणओे जापन गर्म एसा,पर एखना यह है उपयोगतापां के साथ 
शत हैः घायार घोर दियार का विस्ास प० ६-१ 
६ शत छे छरतिदार्य पा 


परे ऐ सेने ह गराहिसा भां फदो गधादेल नथी। ए द८ 
पेहोई भे शग्य गणाय, पण ते परोटिया तो नपी ज। ऐेडदनी हिसामां 
रहो ऐे। पशिग्गां स्वापंने रघान रूपी । 


८2४ 
है 


कर 


६० प्रहिसा विवेक 


यथार्थता का निर्वाह हुआ या नहीं ? किसी कर्म का उपयोगी हो जाना एक वात 
है और यथार्थ होना दूसरी बात । धर्म और अहिसा का सम्बन्ध दार्शनिक मान्य- 
ताश्रों पर आधारित है। दर्शन के क्षेत्र में आत्मा, पुण्य, पाप और मोक्ष सम्बन्धी 
धारणाएं ज्यों की त्यों बनी रहें और धर्म के स्वरूप को सामाजिक उपयोगिता के 
लिए चाहे ज्यों विस्तृत करते रहें, यह संगत नहीं हो सकता। भारतीय दशनों ने 
यह मान लिया होता कि जगत के प्रत्यक्ष स्वरूप की श्रेष्ठता ही इष्ट और काम्य 
हैँ तो फिर भी समाज की लोकोत्तर विमुखता यथार्थ मानी जा सकती थी। लग- 
भग सभी भारतीय दर्शनों ने जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण माना है; भले ही 
उसके वाह्य स्वरूप में विभिन्‍नतता रही हो। उसके हा्द में लगभग सभी दर्शन 
एकमत हैं। वह जीवन का परम लक्ष्य होता है। वहां श्रात्मा अपने वास्तविक 
स्वरूप में पहुंचती है । भव-परम्परा के बीज राग और द्वेष यहां नहीं रह जाते । 
महायान सम्प्रदाय प्रभृति कुछ एक विचार-परम्पराओ्ं को छोड़कर लगंभग सभी 
दर्शन परम्पराएं इसमें सहमत हैं कि मोक्ष और मोक्ष के उपाय व्यक्तिगत हैं । पिता, 
पुत्र, समाज, राष्ट्र और विश्व के एक साथ मोक्ष-गमन की चर्चा कहीं नहीं है । 
व्यक्ति-व्यक्ति ही अपनी अनवच्य साधना से कर्म-मल रहित होकर मोक्ष पहुंचते 
हैं। ऐसी परिस्थिति में धर्म और अहिसा के आधा रभूत दर्शन की उपेक्षा कर समाज 
को एकान्तरूप से लोकाभिमुख ही बनाने का विचार कैसे यथार्थ माना जा सकता 
हैँ श्नौर यह निहेतुक विपर्यास कंसे श्रहिसा धर्म का विकास ही माना जा सकता है । 


अहिंस [५४ 
[ और धर्म का प्रयोजन 
हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि अहिंसा और धर्म का परम उद्देश्य व्यक्ति 
को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का है । यह ठीक है कि अ्रहिसा और धर्म के व्यापक 
वहमुखी प्रभावों से वर्तमान जीवन भी अलौकिक होता है। समाज-व्यवस्थाएं 
ओर अन्य विद्वोपक्रम सुसम्पन्न होते हैं, यह उनका गौण परिणाम ही होता हैं। 
दिसा प्राणीमात्र की जिजीविपा के लिए कही जाती है। भगवान्‌ श्री महावीर 
फ सूततों में भी यह बात बहुत प्रकारों से दहराई गई है। प्राणीमात्र जीना चाहते 
हैं, इसलिए निग्न॑न्ध उनकी हिसा न करें| वास्तव में यह एक उपदेश्ञ-विधि ही है । 
टूस रवलता के नीचे अद्विसा का स्वरूप आर प्रयोजन तो इस प्रकार है--- 
ग्रात्मा में रागादि भावों का अप्रादर्भाव ही अहिंसा है और उन रागादि भावों 
या त्रादुर्भाव द्वी द्विसा है। 


न्‍ 


१. अप्रादुभाव: पल रागादोनां भवःयहिसेति। 


क्र 


प्रटिया-पर्यवेक्षण ६१ 


मंयत मुनि के रागादि श्रावेश रहित श्राचरण से किसी प्राणां का प्राण-व्यप- 
रंपण हो जाने पर भी वह हिंसा नहीं है।* 

रागादि श्रावेशों के वश होने वाले श्रसंयतत झ्राच रण से किसी जीव का प्राण- 
ध्ारोपण हो भ्रथवा ने भी हो, उस व्यवित के लिए तो वह निश्चितरूप से हिसा 
88 

ततत्याथ यह है, व्यवित कपायज भावों से लिप्त होकर हिसा करता हुआ 
गर्बप्रबम प्रपनी श्रात्मा से अपनी ही आत्मा की हिंसा करता है। श्रन्य प्राणियों 
गे हिंसा हो था ने हो, यह तो झागे की वात है। 

यागों की प्रमत्तता के कारण हिसा से विरक्‍्त ने होना और हिंसा करना 
शो है हिंसा के प्रन्त्गंत है ।* 

गृध्मातिमूद्षम हिसा भी परनिमित्तक नहीं होती, तथापि परिणामों की विशुद्धि 
है दिए प्राण-यपरोपणादि हिसायतनों रे व्यक्ति को निवृत्त होना चाहिए ।* 

ध्यी प्रदार जब व्यवित श्रपने द्वारा या श्रन्य किसी द्वारा होने वाली हिंसा 
3 दवाने के लिए भ्रात्मोपदेश या परोपदेद् में प्रवृत्त होता है, हिसा टले या न टले, 


नल ऑन अञ+ज>>+ 


तदामेयोत्पत्तिहिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः॥ 
--पुरुषार्थ सिद्धचु पाय ४४ 
' एफ्ताचरणस्य सतो, रागाधावेशमन्तरेणापि। 
ग हि भयति जातु हिंसा, प्राणब्यपरोपणादेव 
+पुरुपाय लिद्धय पाथ ४५ 
' पुत्पागावत्थायां रागादीनां दह्मप्रवत्तापाम । 
पिपता जोयो मा पा पायत्यप्रे ध्रुव हिंसा ॥। 
“-परुषार्थ सिद्धथ पाय ४६ 
हे एन्त्पात्मा प्रथममात्मनात्मानम । 
श्सण्जापेत गे यथा हिंसा प्राप्पन्तराणां तु ॥ 
४. शसायाभदिरम् हिद्धार्पारि प् मी 
शशि तय कक धआ. हिसा। 
पव्यपरोपणं नेत्यम्‌ ॥ 
“-पुण्पायं सिद्धय पाय ४८ 
परदत्ठुनिबन्धना भदति पंसः। 
रिघामविशुद्धये छदपि छार्या॥ 
“+पुरषाय सिद्धघुपाय ४६ 


न्ग्प 


जनक 


फशातदपाप: 


है , है३३ २४ रू और] छ्‌ ] ह्‌ घ् 
हि] 


0:०० 
३ ह १ “्म पाल च्ह दर सर रर्‌ः 


श्ज 


६४ अहिसा विवेक 


नहीं मिलती । तक॑ सत्यावाप्ति का एक साधन है, पर बुद्धि की तरतमता में उसका 
कोई एक रूप स्थिर नहीं होता । इसी लिए कर्मयोगी कृष्ण ने कहा है--मामेक 
शरणं ब्रज--मेरा ही शरण ग्रहण करें! ।? गौतम बुद्ध ने कहा--यदि कीई किसी 
को सचमुच सम्यग्‌ कहे, तो वह मुझको ही कह सकता है। मैंने ही उस अनुत्तर पूर्ण 
बुद्धत्व का साक्षात्कार किया है।* भगवान श्री महावीर की शालीन भाषा थी, 
आपणाए मामगो धम्मो बाज्ञा में ही मेरा धर्म है! ।* आचार्य श्री भिक्षु भगवान 
श्री महावीर के अनुयायी थे। उन्होंने उस आदेश को श्रद्धापूर्वक शिरोधार्य किया 
और साथ-ही-साथ तक॑ और युवित पर भी कसा । फलित रहा--भगवान्‌ की आज्ञा 
कहां है, जहां संयम और सत्‌ प्रवृत्ति की वृद्धि है।* ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप 
का संरक्षण है ।* असंयम और असत्‌ प्रवृत्ति के लिए भगवान्‌ का कहीं इंगित नहीं 
है। भगवान्‌ की आज्ञा वहां है, जहां ध्यान, लेश्या, परिणाम, योग और अध्यवसाय 
प्रशस्त हैं।* भगवान्‌ की शआराज्ञा वहां है, जहां धर्मध्यान श्रौर शुक्लब्यान की 
ज्योति" जलती है, ब्रत-बीज अंकुरित, पुष्पित और फलित होता है। स्वार्थ मिठता 
है और परमार जुटता है। 


१. गीता भ्रध्याय १८ इलोक ६६ 
२. संयुत्तनिकाय दहर सुत्त ३१११ 
३. आचारांग सूत्र श्रध्ययत्त ६ उ० २ 
४. सर्वे मूल गुण उत्तर गुण, देस मल उत्तर गुण दोय रे । 
यां दोनू गुणां में जिण आगना, श्रागना बारे गुण नहीं कोय रे ॥ 
--जिनाज्ञा री चौपई ढाल १ गा० १८ 
४५ ग्यान दर्शण चारित में तप, ए तो सोख रा सारग च्यार रे। 
यां च्यारां में जिणजी री श्रागना, यां बिना नहीं धर्म लिगार रे ॥ 
-“-जिनाज्ञा री चौपई ढाल १ गा० २ 
६. नंदी उत्तरे त्यांरो ध्यांन कीसो छे, किसी लेब्या किसा परिणाम रे। 
जोग किसा श्रधवसाय किसा छे, भला भूंडां री करो पिछाण रे॥ 
ए पांचू' भला छे तो जिण झागना छे, माठा में जिण आग्या न कोय रे । 
ए पांचू! साठा सू' पांप लागे छे, भलां सूं पाप न होय रे॥ 
“जिताज्ञा री चौपई ढाल हे गा० १६-२० 
७. धर्म ने सुकल दोनू' ध्यांन में, जिण झ्राग्या दीधी बारूंबार रे । 
श्रारत रूद्र ध्यांन माठा बेहूं, यांने ध्यावें ते श्राग्या बार रे ॥ 
“जिनाज्ञा री चौपई ढाल १ गा० १२ 


ह्ययदलण ६५ 


भगवान टी थ्राज्ा यहां है जहां साथथ सार्म दलता है, निरवंध कर्म पलता 
६ शिस्रा शझ भी कार्य नहीं है जो धर्म भौर प्रदिसारप हो और बह प्राशा-सम्मत 
है मे कैसा ही कीई कार्य प्रव्तेष रह जाता है, जो श्ाज्ा-सम्भत हो और 
हरिसा थे संग्रम प्रधान ने हो । इस प्रकार भ्राता श्रौर तक को प्रपनी वृद्धि के तराज 

शौल बार प्राखार्ग लिप्त में प्रहिसा ग्रौर धर्म की कसौटो--प्राज्ा श्लीर संयम 
गो घटा । झागगया दियों से ये कहते, जो ब्यत्ित यह साहता है, यह धर्म है, पर 
प्राष्ठा मग्मत मरी है; बह सवमच ही साासा हनी पत्र हैं पर मरी माता बस्ध्या 
है मे नम निष्ठ लोगों से बतलाने--प्रसंयति जीवों की जीवन-कामना राग है, 
गभरण-पामा परप है घ्रौर उसके लिए की गई भय-तितीर्पा पर्म है। 


न 


किक । 


अ्रविभषत अहिसा 
धागा सग्य्ण्यी सभी शारत्ों में घहिसा फी परिभाषा लगभग समान ही 
िलती है । उ्योंनज्यों पट जीवन के व्यवहारिय प्रसंगों पर उतारी जाती है, बहां 


| ्क, 


3रिसाया विभवत होती देसी जाती है। प्रदल॑क थे बिचारवा उन परिभाषाप्रों 


शाप धन संयम निर्याए के लिए प्चिस, प्रामुद घोर एफपणीय ग्राहार ग्रहण करें । 


छाप यक नि शितर में बनाया जाता ऐ>-साएु रोगादि विशेष परिस्थिति 


७ 


; ते झ्नुपलब्धि में 
कर शत दृध्वी, पाली, यनरप्ति घादि गृहरप के यहां से लाए, पहां ने मिले तो 


न 4 कतता पक २५:५० ६ ९४४ हा पाए सच 
४३ पा ।।, पा, झबर पति घादि का उपयोग परे। प्रचित्त व 


्यर, ध० भी २ ग्दानो मे जएा सुपन है वास लाए। रोगादि 
स्म-ण्छप घादि प्रमंगा मे मैप मानी गई हिसा के 


(धोथ दश्णी पंतार में, सादद मनिरवयद जाण। 
निश्दए दष्णी में छागाग्या, दिलस पामे पद न्रिदाण ।। 


>ौदिरत रणिभसरों चोपाई हार ६२४०२ 
शक है 


ग्र शत शा प्र हर शाध ्ि भ्रो पे हा छात्र झात। 


६ए एस घर ईहए चादता दिया, दाएणी बीए परम माध्यात ॥। 


ग 
ड्िँ 
हज 
इज 
ट्ड 
श्र 


रत इडिस्तरी चोपाई हाल २ गाल १६ 
हल हर [ले फरम् इव छहत्र छा हट > 


हे चइहछआ  शारशत हर भ ष्ृ न ह श्च्ते रा त्ते 


के 


है आर हु ए ह १ इइर है ६३ 


दी का 
मवीललबी 2: $औआंक ७-२ के 
घ्वादाणए हर शाजरा 
भा हिल जन पं के 25 श 
४ .हर्श्क सह 


रण इत एच्कक्टालार कदर 
हि 2 है: 


६६ ; अहिसा विवेक 


ओर भी अनेकों रोम-ह्षक उदन्त पिछले प्रकरणों में बताए जा चुके हैं। इस 
सम्बन्ध में आचार्य भिक्ष्‌ का दृष्टिकोण दृढ़ और न्‍्यायोचित रहा है । उनका अभि- 
प्राय था---राग और द्वेष से मुक्त तीर्थंकर द्रव्य हिसा, भाव हिसा आदि का 
उल्लेख करते हैं, वह उनके अधिकार की वात है। राग-द्वेष मुक्त सर्वज्ञों की तरह 
साधारण छद्मस्थ भी यदि अ्रहिसा धर्म में श्रपवाद जोड़ते चलें तो वह न्याय नहीं 
है। अ्रवीतराग के निर्णय में राग और द्वेष की स्फुरणा सम्भावित है; भरत: उनका 
इस ओर प्रवृत्त होना संगत नहीं । एक के बाद एक श्रपवाद जोड़े जाकर श्रहिसा 
मिट ही जा सकती हैं । 

आचाय॑े भिक्षु का यह क्रान्तिकारी घोष था; टीका, भाष्य, चूथियां आदि स्वतः 
प्रमाण नहीं हैं। जैसे उन्होंने श्रन्य श्राचायों द्वारा विहित भ्रपवादों को हेय बताया, 
वे स्वयं भी अपनी धारणा पर श्रत्यन्त सुदढ़ रहे । उन्होंने एक धर्म-संघ का प्रव- 
तेन किया । सहस्रों प्रश्न और परिस्थितियां उनके सामने श्राती रहीं, तथापि एक 
भी अपवाद जोड़कर उन्होंने अहिसा को विभकत नहीं किया। दया, दान, लोको- 
पकार, साध्वाचार आ्रादि की जो व्याख्याएं उन्होंने दीं, उनमें श्रहिसा और संयम 
को सर्वत्र अविभकत वनाए रखा। छद्मस्थ-प्रवस्था में भगवान्‌ श्री महावीर ने 
शीतल तेजोलेश्या का प्रयोग कर गोशालक को बचाया । आाचाय॑ भिक्षु ने कहा-- 
यह भ्रवीतराग दशा की भूल थी ।* लोकमत प्रतिकूल हुग्ना । दया के उत्थापक, दान 
के विध्वंसक के खिताव मिले, पर उन्होंने हिंसा के हाथों श्रहिसा को नहीं जाने 
दिया। उनका विश्वास था--मे रा उपास्य अआहिसा है न कि लोक-समुदाय । 


परप्त कारुणिक 


स्थूल मेबावालों की धारणा में झ्राचार्य भिक्षु जितने करुणा-शुन्य थे, तत्त्व- 

दर्षयों की दृष्टि में वे उतने ही अधिक कारुणिक थे। धनी श्रौर निर्धन, बलवान 

और निर्बल, स्थावर और जंगम उनकी दृष्टि में समान थे। एक के लिए दूसरे 

का बलिदान उन्हें स्वीकार नहीं था| वे प्राणीमात्र की समानता में विश्वास रखते 

थे। मनुष्य संसार की स्वश्रेप्ठ कृति है, उसकी अपेक्षात्रों के लिए अन्य प्राणियों 

का विनाथ श्राध्यात्मिक नहीं माना जा सकता। यही वात स्थावरों का प्राण- 
१. तिपने बीर बचायो बलतो जांण ने रे, लवबद फोट्बे सीतल लेस्या मूक रे। 
राग झ्राप्यो तिश पापी ऊपर रे, छदमस्थ गया तिण काले चक रे॥। 
+श्रनुकम्पा चीपई गीति १० गाया ७ 


द््द अरहिसा विवेक 


भी लोक धर्म कहते हैं, यह झाइचर्य है।" आ्राचाय भिक्षु के मन में निवेल जीवों के 
प्रति होने वाली इस निर्ममता के प्रति एक करुणा है । वे कहते हैं--निर्वल स्थावर 
प्राणियों को मारकर सबल जंगम प्राणियों का पोषण करते हैं और उसमें धर्म 
कहते हैं, सचमुच ही यह विपरीत बात है। ऐसे लोग वेचारे स्थावर जीवों के 
लिए शत्रु खड़े हुए हैं ।* जीवों को मारकर जीवों का पोषण करना सांसारिक 
मार्ग है। इसमें धर्म वतानेवाले अ्रज्ञ हैं ।* 
आचार भिक्ष ने स्थावर जीवों के प्रति अहिसा का विवेक दिया। वे यह जानते. 

थे, सामाजिक प्राणी का जीवन हिंसा के साथ जकड़ा हुआ है और वे इस हिंसा से 
बहुत अश्रधिक ऊपर नहीं उठ सकते । आचार्य भिक्षु के मन में दो प्रेरणाएं वलवती 
थीं--स्थावर जीवों को साधारण या नगण्य समभकर मारा ही न जाए; श्रावक 
भी अपने सद्विवेक से यथासम्भव उनके प्रति भ्रहिसक वनें । दूसरी प्रेरणा-- 
व्यक्तिगत या सामाजिक अपेक्षाओ्रों से उनकी हिंसा भी की जाए और धर्म भी 
माना जाए, यह उचित नहीं । 


सामाजिक जीवन की श्पेक्षा सें 


सामाजिक जीवन की अपेक्षाश्रों में ग्राचायं भिक्षु का विवेक पूर्ण जागरूक था । 
अपने बारह व्रत की चौपई में वे श्रावक की भाषा में बोलते हैं--मैं गृहस्थाश्रम 
में बसता हूं। नाना कार्यों में स्थावर जीवों की हिंसा होती ही रहती है। आरम्भ 
किए बिना उदर नहीं भरता और झ्ना रम्भ में हिसा हुए बिना नहीं रहती । इसलिए 
स्थावर जीवों की हिंसा का यथाशक्य परिमाण करता हूं। जंग्म प्राणियों के 
विषय में निरपराध प्राणी की हिसा का त्याग करूंगा, अपराधी प्राणी की हिसा 
का नहीं । मैं खेती करते हुए हल चलाता हूं, जमीन पोली करता हूं, घास ग्रादि 
काटता हूं, निरपराध जीव भी उसमें मरते हैं। अतः निरप्राध जीवों को भी मैं 


१. मछ गलागल लोक सें, सबला ते निबलां ने खाय । 
तिण में धर्म परूपीयो, कुगुरा कुबध चलाय ॥॥ 
“-अनुकस्पा चौपई गीति ७ दोहा १ 
२. रांकां ने मार धींगाने पोषे, श्रा तो बात दीसे घणी गेरी । 
ईण मांहीं दुष्टी धर्म परूप, तो रांक जीवां रा उठया बेरी ॥ 
ह --ज्ञानप्रकाश पृष्ठ &८ 
३. जीवां ने मारे जीवां ने पोष॑, ते तो मारग संसार नो जाणों जी । 
तिण सांहें साध धर्म बतावे, ते तो पूरा छे मूढ श्रयाणो जी ॥॥ 
“-अनुकम्पा चोपई गीति & गाथा २५ 


७० अहिसा विवेक 


जीवन धारणा की अपेक्षा भर सूक्ष्म जीवों की भ्रहिसा के सम्बन्ध में महात्मा 
गांधी ने सुन्दर संगति दी है। आचार्य भिक्षु ने इस लोक को 'मच्छ गलागल श्र 
महात्मा गांधी ने 'जीवो जीवस्य जीवनम्‌' के शब्द-विन्यास से देखा है। वे कहते 
हैं--श्रहिसा एक व्यापक वस्तु है । हम लोग ऐसे पामर प्राणी हैं, जो हिंसा की 
होली में फंसे हुए हैं। 'जीवो जीवस्य जीवनम्‌' यह वात असत्य नहीं है। मनुष्य 
बाह्य हिंसा के बिना जी नहीं सकता । खाते-पी ते, उठते-बंठते, इच्छा से या श्रनिच्छा 
से कुछ-न-कुछ हिसा करता ही रहता है । इस हिसा से छूट जाने का प्रयास करता 
हो उसकी भावना में केवल अनुकम्पा हो, वह सूक्ष्म जन्तु का भी नाश न चाहता हो 
तो समभना चाहिए, वह अ्रहिंसा का पुजारी है। उसकी प्रवृत्ति में निरन्तर संयम 
की वृद्धि होती रहेगी, उसक्री करुणा निरन्तर बढ़ती रहेगी ।'* 


धर्म के दो स्वरूप-आधिमौतिक और आध्यात्मिक 


गीता कहती है--जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय भौर 
श्रभय, बन्ध और मोक्ष; इन भेदों को जानती है, वह बुद्धि सात्त्विक है। जो धर्म 
और अधर्म, कार्य और अकाये झ्ादि भेद-प्रभेदों को यथार्थ नहीं जानती, वह बुद्धि 
राजसी है। धर्म को ही श्रधर्म माननेवाली और हर तत्त्व को विपरीत समभने 
वाली बुद्धि तामसी है ।* 


धर्म शब्द का प्रयोग : एक समस्या 


कार्यों की हेयता और उपादेयता को पाने के लिए नाना वर्गीकरण आवश्यक 
होते हैं। मीमांसकों ने अ्रवन्धक और बन्धक की श्रपेक्षा से कर्म के दो भेद किए-- 
ऋत्वर्थ (यज्ञार्थ) और पुरुषार्थ | स्मृति विहित वर्णाश्रम कर्म, युद्ध वाणिज्य श्रादि 
समा कर्म और व्रत, उपवास आदि पुराण विहित कर्म पौराणिक कहलाए। नित्य, 


१. युद्ध और अ्रहिसा (धर्म की समस्या) पृ० १७५ 
२. प्रवृत्ति च निर्वात्ति च कार्याकायें भयाभये। 
बन्ध॑ मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ सात्विकी ॥ ३ ०॥॥ 
यया धर्मंसधर्म च कार्य चाकायंमेव च । 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी ॥३ १॥ 
अधर्म धर्मंसिति या मनन्‍्यते तमसावुता। 
सर्वार्थान्विपरीतांइच बुद्धि: सा पार्थ ताम सी ॥३ २॥। 
“+-ग्रीता अ्रध्याय १८ 


७० अहिसा विवेक 


जीवन धारणा की अपेक्षा और सूक्ष्म जीवों की ग्रहिसा के सम्बन्ध में महात्मा 
गांधी ने सुन्दर संगति दी है। आचार्य भिक्षु ने इस लोक को 'मच्छ गलागल और 
महात्मा गांधी ने 'जीवो जीवस्य जीवनम्‌' के शब्द-विन्यास से देखा है। वे कहते 
हैं--अहिंसा एक व्यापक वस्तु है । हम लोग ऐसे पामर प्राणी हैं, जो हिंसा की 
होली में फंसे हुए हैं। 'जीवो जीवस्य जीवनम्‌' यह वात असत्य नहीं है। मनुष्य 
बाह्य हिसा के बिना जी नहीं सकता । खाते-पी ते, उठते-ब ठते, इच्छा से या अनिच्छा 
से कुछ-न-कुछ हिसा करता ही रहता है । इस हिसा से छूट जाने का प्रयास करता 
हो उसकी भावना में केवल अनुकम्पा हो, वह सूक्ष्म जन्तु का भी नाश न चाहता हो 
तो समभना चाहिए, वह भ्रहिसा का पुजारी है। उसकी प्रवृत्ति में निरन्तर संयम 
की वृद्धि होती रहेगी, उसकी करुणा निरन्तर बढ़ती रहेगी ।' 


धर्म के दो स्वरूप-आधिमौतिक और आध्यात्मिक 


गीता कहती है--जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य भौर अ्रकार्य, भय और 
भ्रभय, बन्ध और मोक्ष; इन भेदों को जानती है, वह बुद्धि सात्त्विक है। जो धर्म 
और अधर्म, कार्य और अकारय आदि भेद-प्रभेदों को यथार्थ नहीं जानती, वह बुद्धि 
राजसी है। धर्म को ही श्रधर्म माननेवाली और हर तत्त्व को विपरीत समभने 
वाली बुद्धि तामसी है ।* 


धर्म शब्द का प्रयोग : एक समस्या 


कार्यों की हेयता और उपादेयता को पाने के लिए नाना वर्गीकरण आवश्यक 
होते हैं। मीमांसकों ने अवन्धक और बन्धक की अपेक्षा से कर्म के दो भेद किए--- 
ऋत्वर्थ (यज्ञार्थ) और पुरुषार्थ । स्मृति विहित वर्णाश्रम कर्म, युद्ध वाणिज्य आ्रादि 
स्मार्त कर्म और ज़्त, उपवास आदि पुराण विहित कर्म पौराणिक कहलाए । नित्य, 


१. यूद्ध ओर अरहिसा (धर्म की समस्या) पृ० १७५ 
२ प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकारयें भयाभये। 
बन्धं मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ सात्विकी ॥३०॥। 
यया धर्मंमधर्मं च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी ॥३१॥ 
अधर्म घमेमिति या मनन्‍यते तमसावृता ! 
सर्वार्थान्विपरीतांदच बुद्धि: सा पार्थ ताम सी ३ २॥ 
गीता श्रध्याप १८ 





गहिसा-पर्यवेक्षण ७३ 


नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध ये भी सब कर्मों के भेद हैं ।* जैत-आगमों की भाषा 
में पाप-आगमन के हेतुरूप कर्म अशुभ योग आश्रव हैं, पाप-निरोधक कर्म संबर हैं, 
पाप-मोचक कर्म निर्जरा हैं, पुण्य-निमित्तक कर्म शुभ योग आश्रव हैं । आचारये भिक्षु 
ने इन्हीं हैयोपादेय भेद-प्रभेदों को सावश-निर्वद्य, ब्रत-अव्त, प्रवृत्ति-निवृत्ति, त्याग- 
भोग, आज्ञा-भनाज्ञा श्रादि भेदों से अभिहित किया । 

वैदिक परम्परा में समाजस्थ प्राणियों के सभी करणीय और अ्रकरणीय कर्म 
धर्म और अधर्म शब्दों से कहे जाने लगे। कार्यों की करणीयता और अकरणीयता 
विविध श्रपेक्षाओं पर आधारित थी। धर्म शब्द में उन सबका समावेश बहुत ही 
अामक हो गया। धर्म शब्द का मुख्य अर्थ आत्म-शुद्धि का साधन है, पर जब वह 
नीति, करंव्य और नाना सामाजिक नियमनों के अर्थ में व्यवहृत होने लगा तो 
सामान्य लोगों में वे सभी कर्म मोक्ष साधक धर्म के अन्तर्गत समझे जाने लगे। 
विद्वान और विचारक उन्त शब्द-प्रयोगों में भले ही स्वयं न उलभे हों, परन्तु 
उनके विभिन्‍न श्रपेक्षात्रों से किए गए वे धर्म शब्द के प्रयोग समाज की धर्म सम्बन्धी 
घारणाओं में एक समस्या वन गए । 


महुएत्मा गांधी के शब्द-प्रयोग 
महात्मा गांधी के शब्द-प्रयोगों को देखें। वे कहते हैं--बन्दर जिस जगह उप- 
द्रवरूप हो गए हैं, उस जगह उनको मारने में जो हिसा होती है, वह क्षम्य है। ऐसी 
हिंसा धर्म होती है । एक अन्य प्रसंग से वे कहते हैं---जब भ्रकाल सामने हो। तब 
अहिंसा के नाम पर फसल को उजड़ने देना में त्तो पाप ही समभता हुं ।* इसी प्रकार 
एक प्रसंग से वे लिखते हैं--मछली या मांस खाने वाले को ये चीजें खाने देते में 
जो हिसा होती है, उसे मैं हिसा नहीं मानता । मैं उसे अपना धर्म समझता हूँ ।* 
इन्हीं विषयों पर बे प्रसंगान्‍्तर से दूसरी ही भाव-भाषा में अपनी मान्यता प्रस्तुत 
' करते हैं--बन्दर को मार भगाने में मैं शुद्ध हिसा ही देखता हूं । यह भी स्पष्ट है 
कि उन्हें श्रगर मारना पड़े तो उसमें अधिक हिंसा होगी। यह हिंसा तीनों कालों 
में हिसा ही गिनी जाएगी । उसमें बन्दर के हिंत का विचार नहीं है, किन्त झ्राश्रय 
के ही हित का विचार है ।£ किसान जो हिंसा करता है, वह हिंसा अनिवार्य होकर 
१. कर्मंयोग शास्त्र प० ५६-५७ 
२. हरिजन ता ० २६-४-४६ 
३. हरिजन बन्धघु ता० २६-४-४३ 
४. झाचाये भिक्षु और महात्मा गांधी पु० २० 
४. अहिसा (गुजराती) पृ० ५०-५२ 





७र॑ ; अहिसा विवेक 


क्षम्य हो सकती है, परन्तु श्राहिसा नहीं हो सकती ।" प्लेग के चूहे और चींचड़ भी 
मेरे सहोदर हैं। जीने का जितना अ्रधिकार मेरा है, उतना ही उनका है।' इन 
परस्पर विरोधी उल्लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है, बन्दर आदि की हत्या में धर्म 
कहते समय उनकी बुद्धि एक सामाजिक व राष्ट्रीय कतंव्य की ओर रही है भौर 
उन्हीं कार्यों को हिंसापरक तथा द्वोषपूर्ण बताते समय उनका चिन्तन प्राणीमात्र 
की समानता और आत्म-धर्म की यथार्थता पर रहा है।* 


तिलक और धर्म का उभयात्मक स्वरूप 


कर्याग के असाधा रण विवेचक लोकमान्‍्य श्री बालगंगाधर तिलक के सामने 
धर्म शब्द का यह व्यापक प्रयोग कठिनाई होकर आ्राया है। गीता-रहस्य के अनेकों 
पृष्ठों में धर्म के उभयात्मक रूप को उन्हें स्पष्ट करना पड़ा है। वे लिखते हैं-- 
धर्म और उसका प्रतियोग अधर्म ये दोनों शब्द अपने व्यापक अर्थ के कारण कभी - 
कभी भ्रम उत्पन्न कर दिया करते हैं । नित्य व्यवहार में धर्म शब्द का उपयोग 
पारलौकिक सुख का मार्ग इसी अर्थ में किया जाता है। जब हम किसी से प्रइन 
करते हैं कि तेरा कौन-सा धर्म है ? तब उससे पूछने का यही हेतु होता है कि तू 
अपने पारलौकिक कल्याण के लिए किस मार्ग--वैदिक, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुहम्मदी 
या पारसी से चलता है और वह हमारे प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देता है । इसी 
तरह स्वर्ग-प्राप्ति के लिए साधन-भूत यज्ञ-याग श्रादि वंदिक विषयों की मीमांसा 
करते समय '“श्रथातो धर्मजिज्नासा' आ्रादि धर्म-सूत्रों में भी धर्म शब्द का यही श्रर्थ 
लिया गया है; परन्तु धर्म शब्द का इतना ही संकुचित अर्थ नहीं है। इसके सिवा 
राजधर्म, पूजावर्म, देशवर्म, जातिधर्म, कुलधर्म, मित्रधर्म इत्यादि सांसारिक नी ति- 
बन्धनों को भी धर्म कहते हैं | धर्म शब्द के इन दो श्रथों को यदि पृथक्‌ करके 
दिखलाना हो तो पारलौकिक धर्म को मोक्ष धर्म श्रथवा सिर्फ मोक्ष और व्यवहा रिक 
धर्म अथवा केवल नीति को केवल धर्म कहा करते हैं ।“ इसी प्रकरण में वे श्रागे 
लिखते हैं--जो कर्म हमारे मोक्ष, हमारी ग्राध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल हों वही 
पृण्य है, वही धर्म है और वही थुद्ध कर्म है और जो कर्म उसके प्रतिकूल है वही 
पाप, अचर्म श्रववा अशुभ है । 
- अहिसा (गुजराती) पृ० १३६ 

- व्यापक घर्म भावना पृ० ६-१० 

विशेष विवरण--प्राचार्य भिक्षु श्रोर महात्मा गांधी पू० १७-२६ 

४. गोता रहस्य प्रकरण दे पू० ६४-६८ 


न ० 


दी 


५. गीता रहस्य प्रकरण दे पृ० ७० 


अहिसा-पर्यवेक्षण ;ल्‍ ७रे 


मोक्ष-धर्म और समाज-धर्म की इतनी स्पष्ट घारणा होते हुए भी लोकमान्य 
तिलक ने विषय के उपसंहार में यही कहा है--क्या संस्कृत और क्या भाषा सभी 
ग्रन्थों में धर्म शब्द का प्रयोग उत सब नीति-नियमों के बारे में किया है, जो समाज 
धारणा के लिए शिष्टजनों के द्वारा अध्यात्म-दृष्टि से बनाए गए हैं । इसलिए उसी 
शब्द का उपयोग हमने भी इस ग्रन्थ में किया है ।' 

भोक्ष-धर्म और व्यवहारिक धर्म विषयक भ्रपनी धारणा को यदि लोकमान्य 
तिलक अपने सहस्र पृष्ठों के विशाल ग्रन्थ गीता-रहस्य में आदि से अन्त तक उसी 
शब्द-भेद के साथ निभाते तो गीता-दर्शन एक नया ही रूप ले लेता | वह इस पहलू 
पर एक वैसी ही क्रान्ति होती, जैसी जेन-परम्परा में आचार श्री भिक्षु ने की है। 
पर वर्तमान गीता-रहस्य तो लौकिक धर्म और लोकोत्त र धर्म को मिलाकर चलने 
वाली प्राचीन परम्परा का ही पोषक ग्रन्थ वन गया है। शब्द-प्रयोग का प्रारम्भ 


में किया जानेवाला मात्र स्पष्टीकरण सामान्य पाठकों के साथ बहुत श्रागे तक नहीं 
चल पाता । 


लोफकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म की विभक्ति 


श्राचार्य श्री भिक्षु लौकिक घर्मं और लोकोत्तर धर्म को मिला देने के नितान्‍्त 
विरोधी थे। उनकी धारणा थी, दोनों धर्मों को एक ही मानकर चलने में उद्देश्य- 
हानि के कारण दोनों ही भ्रपना स्वरूप खो सकते हैं । एक वणिक्‌ घृत और तम्बाक्‌ 
इन दो चीजों का व्यापार करता था। एक दिन अपनी दुकान लड़के को सम्भला- 
कर स्वयं किसी दूसरे गांव को चला गया। लड़का वस्तु-विवेक से रहित था। 
उसने सोचा, पिताजी दोनों वस्तुओं का भाव तो एक ही बतला कर गए हैं और 
इधर आधा बर्तन तम्बाकू से भरा है और इधर आधा घृत से । क्यों नहीं मैं दोनों 
को एक ही वर्तेन में डालकर एक बर्तन खाली करके ही रख दूं? वैसे ही किया। 
कोई भी ग्राहक झाता--घृत या तम्बाकू का तो वह उसे घृत-तम्बाकू-क्वाथ 
दिखलाता और कहता दोनों चीज एक ही भाव की हैं । ले जाइये | ग्राहक उसकी 
मूर्सता पर हंसकर वापिस लौट जाते | सायंकाल पिता दुकान पर आया । लड़के 
की बुद्धिमानी देखी | हैरान रहा । बोला, ऐसा करके तो तू ने दोनों ही वस्तुओं का 
सत्यानाश कर. दिया।* यही बात आचार्य भिक्षु मोक्ष-धर्म और समाज-धर्म को 
१. गोता रहस्प प्रकरण ३ पृ० ७२ 
२. जिम कोइ प्नत तंबाखू विराजै, पिण वासण विगत न पाडे रे । 
प्रत लेई तंबाखू में घाले, ते दोनूंई बसत बिगाड़ रे॥ 
--ब्रतावबत चोपई गीतिका ४ गाथा १ 


अहिसा विवेक 




















उन न -> अजनल पनसनअ न अननलननम पटम+>- 4 ड्ज्ज्ोेे ्तन्‍्जप- स्थान प्र 

की कद के ठददय मद चादा करत थ | उनका कथत था, अपव-अपन स्थान पर 
क्र््जानत > तन “5->---+-. ० २०>०->>७६--० 3: छपर >5-5 का इस प्रकार ० 
दादा दस: | उतदाया के हुल्यकातू हु। पर दादा का इत अकार का मल दाता 
>> जज ++ अजजानजल +>ज5+ | + | की 40“ 2 कल झदादजन्पफा न -> उन्होंने 
के पाए हवा डाटक द्वादा हू | उदसावा रण का दादव उदाहरणा स उन्हानत आधि- 
20: न न रा अल 2२०२८ कक: शी नह 5 हो न ला जड न डेट 
भाउद्क ऋा न का कान की दसा का दाव दया हू | द कहृत हु---कऋाई व्यक्ति अग्नि 
+- जज उन जे ल्‍चत> मल अया सजडन अल्‍ाज 3 >5 २ किसी न >> बताया; 
ने जल पह्वा है दा हुए मे गिर रहा है, उप्ते किसी ने बताया; यह लौकिक उपकार 
7-3 
हा 

25 55 5 25 गे बोघ-दान कर 

किला ने किसी व्यक्ति को वोव-दान पाप-म॒ृक्त किया और वह पाप- 











53 
| 
रद 
न्‍ल 
नि 
नल 
| 
ब्ग्ी 
्प 
“५2 
8 । 
+0| 
| 
5 | 
/भ 
रु] 
7 
-%# 

















ठच तेत्ा हैं: बह ऋऊांसारिक उपकार है।* 

हिसी व्यक्ति ने मरपासन्न व्यक्ति को चार शरण दिए, नावाविध त्याग 
कराए इसारिक ऋउक्ित से मोह-मुक्त किया, यावत्‌ आमरण अनशन (संथारा) 
कपा दिया: गह उाक्ञार नोक्ष सम्बन्धी है। 

सी व्यक्ति ने किसी को तालाव में डूबने से बचाया या ऊपर से गिरते हुए 
हो दया: पक धपक्षार सादा है ।* े धर पु 


+ डे 
गौ _ 2 न | * 
+ झड़ झे साथ संइसतों राखे, द्रवे कूबो पड़... 7. | 
7 पा पक 59 शक 2 ४ 
कक ५ कं 


जे के उपयार सीयों इंग रद रो, जो विवेक ६ 


--अनुकम्प ४5 
वुकम्५प 
जे जद बचाह- फाड़ कपटा कई 


जन डे थे लिदस,, भरत: राख्यो साजी ४ 


>-डदरुूम्पा द .€ 


लव रन कक स्थ्झ क 
दा कक अचा प5 5 जे ग 
ल्बज हा ब्< 3. न 
शो कह 3 ब्च्पे नाल ओशो से ८ 
थ ज्््ञ्नक्ाईडा हर पं. बज. ३ 
बन ्नाविलाडी फाएा | य 5.7 सर 
८2 कर, थक कप 5 
४ द््ज्क्म्यां ख पर 
25 ्क् र् 
उ्जनर ०: ६ 
ट् दि ५2 की त बन 
- बना धर ख् 
िलल _....करच न दर पर 
अं: आ ०-5 ह ऐ 


जलकर * 4.22 


ग्रहिसा-पर्यवेक्षण ही 


(९ 


किसी ने किसी व्यक्ति को संसार-समुद्र में डूबने से बधावा था नरका दि निम्न 
गतियों में पड़ने से बचाया; यह उपकार मोक्ष है।' 

किप्ती के घर में आग लगी है । छोटे-बड़े सभी लपेट में था गए है। किसी ने 
ग्राग वुफाकर उन सवको बचा लिया है; यह सांसारिक उपकार है ।* 

किसी व्यक्ति के घट में तृप्णा की होली जल रहो है, उसके शान, दर्घन, भारित्र 
ग्रादि गृण उसमें जल रहे हैं। किसी ने घर्मोपदेश कर वह तृप्णा की ग्राग बुझा 
दी, उसके हृदय में शान्ति का मेघ बरसा दिया; यह उपकार बाध्यात्मिक है।* 

कोई व्यक्ति अपने पुत्र का लालन-पारुन करता है, उसका विवाह करता ते 
उसके लिए भोगोपभोग की सभी सामग्री जुटाता है; यह उपकार सांसारिक है । 

कोई व्यवित अपने पुत्र को प्रारम्भ से झ्राध्यात्मिक प्रशिक्षण देता है, संसार 
की ग्रनित्यता बताता है, विपय-मुखों को दुःख-मूल बताता है और त्याग-मार्ग पर 
ग्रग्सर कर देता है; यह उपकार बआध्यात्मिक है ।* 

कोई व्यक्ति माता-पिता को कावड़ में लिए चलता है, यधासमय उन्हें यथा- 
भोजन कराता है, यह सेवा सांसारिक है ।६ 


95 


है] 


सम्पन्ः 


,“क 


3 
४ र्न्‍+ ह 


4 


हा 


** बेगम मरण री लाय थी बारे फाई, भय फुत्रा मांहि थी छाढ़ बारे। 
गरकादिक नौची गति मांहें पड़ता नें राख, संस्तार समुद्र थी बार फाढ़ उधार ॥ 
“अनुफम्पा दोपाई गीति ११ गाथा १३ 
छे, तिणमें नांन्‍्हा मोदा जीव बल लाय मांहि । 
रोइलाय बुझाय त्यॉ्े बार फाड़, घणांरं साता फोघी लाय बुकाई॥ 
“प्रतुकम्पा चौपई गीति ११ गाथा १४ 
तर, ग्यांचादिक गुण बले तिण मांय। 
रेस देह तिणरी लाथ बुकावे, रूंम रंम में साता दौधी वपराय ॥ 
कह दर पाते मे के क्या चोपई गीति ११ गाथा १५ 
के भरे हा अन्न कर छे, आदी श्रादी वस्त तिणनें सबाय। 
> कर परणावे, बले घन माल देव फमाय कमाय ॥ 
“+श्रनुकम्पा चौपई गीति ११ गाथा १६ 
घन माल सगलोइ देव छोड़ाय । 
पीवो, भलो भांति सूं त्याग करावे हे ५ 
* माता पिता से सेवा कई “अ्रनुकम्पा चौपई गीति दी ह 
शव कांधे कह द्नि की बले मनाया, ३९: त्यांनें हो 
् | फरे त्यांरी, बले बेहूं टकां रो सिनान हा हक 
--अ्रनुकम्पा चौपई गीति (६ गाय 7 


२. किपरे लाय लागौ घर बल 


२ किपरे तित्णा ताय लागी घट थि 


१ रे पेंटा में हडी रीत समभाए, 
मभ्ोग प्र्नीधादिक खादो ने 


छ८ अहिसा विवेक 
आध्यात्मिक हैं ।* 


देष और राग की परख 


चिन्तन के क्षेत्र में ग्राचार्य भिक्षु की मान्यता जरा भी अपूर्व या अनघड़ नहीं 
है। अतीत और वतंमान के अनेकों विद्वानों एवं विचारकों ने उसी क्रम से सोचा, 
माना और लिखा है। आ्राचार्य भिक्षु को इस यथार्थ और सर्वंसम्मत जैसी मान्यता 
के निरूपण में अनेकों विरोध सहने पड़े। इसका कारण लोगों का साम्प्रदायिक 
अभिनिवेश था। आचाये भिक्षु की दृष्टि में राग को समभने की क्षमता थी । उन्होंने 
कहा--किसी व्यक्षित ने किसी एक बालक के शर में चपेटा मारा । देखनेवालों ने 
कहा--भले मानस ! यह क्‍या करते हो ? किसी एक व्यक्ति ने बालक के हाथ में 
मोदक या मूला दे दिया । देखनेवालों ने टोका नहीं, प्रत्युत वे खुश हुए । इस प्रकार 
देष को परखना बहुत सहज है, पर राग की यथार्थता को परख लेना कठिन है। 

गृहस्थ सब कुछ आध्यात्मिक ही करे और समाजोपयोगी या लौकिक कार्य 
करे ही नहीं, यह आाचाये भिक्षु का आग्रह नहीं था। उनका कथन था, वणिग्‌ 
अपनी दुकान पर बैठकर नामे और जमा का हिसाब बराबर नहीं समभेगा श्ौर 
नहीं रखेगा तो उसकी दुकान नहीं चलेगी। जीवन भी एक व्यापार है। उसमें 
हरएक व्यक्ति के पास विवेक-चक्षु होना चाहिए कि वह लौकिक और लोकोत्त र 
के संतुलन व वेषम्य को समभकर अपने आपको सम्भालता रहे । 


एक सन्‍्तुलित जीवन-दर्दान 


तर्क श्रौर चिन्तन के राजपथ पर 

महाशास्ता गौतम ने कहा--भिक्षुत्रों, मैं जो कुछ कहता हूं, वह परम्परागत 
है इसलिए सच मत मानना, लौकिक न्याय है ऐसा मानकर सच मत मानना, 
सुन्दर लगता है ऐसा मानकर सच मत मानना, तुम्हारी श्रद्धा का पोषक है इस- 
लिए सच मत मानना, हमारे ज्ञास्ता का कहा हुझ्रा है यह मानकर सच मत मानना, 
किन्तु तुम्हारा हृदय और मस्तिष्क जिस वात को विवेकपूर्वक ग्रहण करते हों उसे 
ही सत्य मानना ।* 

महाकवि कालिदास ने कहा--सव कुछ प्राचीन ही यथार्थ नहीं है । न सव- 
कुछ नवीन ही यथार्थ है। विज्ञजन अपने परीक्षा-बल से यथार्थ को ग्रहण करते हैं । 


१. स्वतन्त्रता की ओर पृ० २६४ पर किए गए विवेचन से 
२. श्रंगुत्तर निकाय--कालाम चुत्त 


अहिसा-पर्यवेक्षण के 


ग्रज्ञजन ही केवल इतर विश्वासों के अनुयायी होते हैं।'* 
वर्तमान युग का एक स्वस्थ विचारक इस बात को और भी वलपूर्वक कहेगा-- 
यथार्थता की अन्तिम कसौटी हमारा अपना विवेक ही हो सकता है। 


विवेचन की परियाटी 


शास्त्रों ने अमुक विषय में क्या कहा, दूसरे विचारक और विद्वान इस विषय 
में कया कह रहे हैं,विवेचन की इस परिपाटी को मान्यता इसलिए दी जाती है कि वह 
हमारे नए चिन्तन की प्रेरक भूमिका बनती है । यदि ऐसा न होता तो एक पंचवर्षीय 
वालक भी किसी विषय पर इतना ही प्रशस्त सोच लेता, जितना कि एक पारंगत 
पष्डित। पर ऐसा इसलिए नहीं होता कि उस वालक के मस्तिष्क में तत्सम्बन्धी 
अध्ययन की वह भूमिका नहीं है, जिस पर वह श्रपना नया चिन्तन अंकुरित कर 
सके। वर्तमान पीढ़ी यदि अ्त्तीत की पीढ़ियों से कुछ भी नहीं लेती होती तो ज्ञान- 
विकास की दृष्टि से प्रावतत और चिरन्तन पीढ़ी में ज्ञान-विकास की कोई तरतमतता 
ही नहीं बनती । स्वतन्त्र और तकं-प्रधान चिन्तन का अर्थ सिमिट कर केवल 
श्ववा ही रह जाता है--जिस विषय में श्रव तक जितना सोचा जा चुका है, उसके 
साथ अपनी बुद्धि का नवीन मेल वह और विठा दे । आधुनिक विज्ञान भी इसी 
क्रम से विकसित होता रहा है। स्यूटन श्र गेलेलियो की ज्ञान-भूमि पर खड़े 
होकर ही भ्राईस्टीन ने अपनी वुद्धि-संयोजन से विश्वमान्य सापेक्षवाद को जन्म 
दिया है। यह ठीक है, स्वस्थ सिद्धान्त निकेवल वही है, जो बिना किसी पर- 
आलम्बन के अपने वृते पर खड़ा,रह सके; उतना ही सत्य यह है--दो विचार 
परस्परिक संगति पाकर और अधिक प्रभावश्ञाली वन जाते हैं। दीप वह है, जो 
हर वर्ती और तेल के सहारे पर जलता है और प्रकाश देता है। किसी विशेष 
करन फेज पा बघन तन बम 

अस्तुत ग्रन्थ में श्रव तक हम उन 5 है नहीं न] 
कोणों से शोध करते रहे हैं । धर में है कसी आम जद कर 
पर कपना है। हमे इसी विषय को निरपेक्ष चिन्तन की कसौटी 
जीवन : सराय का बसेरा 


अं एक विचारक कहते हैं, जीवन को लौकिक और लोकोत्तर आदि भागों 
१ पुराणमित्येव न साधु सर्व, 


ने चापि काव्यं नवमित्यवद्यम 
रे । 
'तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजर * 


न्ते, पुढ़ः परभ्रत्ययनेयबुद्धि: ॥ 


परे अहिसा विवेक 


की बात न हो, परन्तु किसी एक प्राणी को मारकर दूसरे को सुख-सुविधा पहुंचाने 
की वात प्रत्यक्ष स्वार्थपृर्ण ही है । श्रनासक्ति और निष्कामता का यथार्थ निर्वाह 
भी तथा प्रकार की हिसाश्रों में यथार्थ रूप से नहीं हो सकता । कुछ को मारकर 
कुछ के संरक्षरण में रागात्मक कामना और आसक्त तो है ही । 

यह प्रश्न तो उचित हो सकता है कि उक्त प्रकार की अनिवार्य हिसाओों के 
बिना समाज का धारण कैसे हो सकता है ? शासन-मुक्त समाज की परिकल्पना 
भी विकसित हुई है, जिसमें समाज-धारणा की बहुत सारी हिसाएं विघटित हो 
जाती हैं । पर यह एक बहुत दूर की बात है। जन-जीवन के वर्तमान स्तर में जो 
हिसाएं अपेक्षित हैं, समाज-शास्त्र की दृष्टि से उन्हें तो एक नीति का अंग मानना 
ही पड़ता है। उस सामाजिक जीवन में हिसा और अहिंसा की तरह त्याग और 
भोग, प्रवृत्ति और निवृत्ति, स्वार्थ और परमार्थ साथ-साथ चलते हैं। व्यक्ति अपने 
समाज और मोक्ष के उद्देश्य युग्म को साधता भी जाता है श्रौर एक के लिए दूसरे 
की स्वरूप-हानि भी नहीं करता । वह समाज में रहकर भी स्वतन्त्र रूप से मोक्षा- 
राधना करता है, पर उससे सामाजिक सहजीवन में कोई विक्षोभ या विघटन नहीं 
आने देता | सामाजिक मर्यादात्रों का वह इसलिए पालन करेगा कि उसने अपने 
आपको समाज का एक अंग माना है। वह हिसा परक और अहिसा परक सामा- 
जिक नियमनों का कतंव्य-भाव से पालन करता ही रहेगा। क्तव्य-भावना से 
बह सेवा, परोपकार, दान, करुणा आदि के लौकिक और लोकोत्तर स्वरूप को 
यथावत्‌ समभता भी रहेगा भ्रौर दोनों श्रपेक्षाओं से सम्बद्ध होने के कारण उन्हें 


करता भी रहेगा । धर्म शौर समाज का यही सम्बन्ध यौक्तिक और यथार्थ लगता 
है । 
ए्‌ 


नि्ेतुक भय 

कुछ लोगों को भय है, समाज-धारण सम्बन्धी श्रवृत्ति-प्रधान कार्यो को धर्म 
के अन्तर्गत न रखने से लोग सामाजिक अपेक्षात्रों से विमुख हो जाएंगे श्रौर समाज 
दिन प्रतिदिन विश्वंखल और दुःखमय वनता जाएगा। समाज सुखी बने या नहीं, 
यह एक पृथक चिन्ता है और प्रवृत्ति जन्य कार्य अध्यात्म कोडि में ग्राते हैं था नहीं 
यह एक पृथक प्रझन है । असाधन को साधन मानकर चलना उचित नहीं । धर्म यदि 
समाज की समस्त अपेक्षात्रों का पूरक सावन है ही नहीं तो उसे उस रूप में जोड़ लेना 
यथार्थ भी नहीं और श्रेयस्कर भी नहीं। श्रांख की दवा आंख में और जी भ की दवा 


अहिसा-पर्यवेक्षण हे 


जीभ पर ही ययार्थ होती है ।* लोग समाजोपयोगी कार्यों से विमुख हो जाएंगे, यह्‌ 
आशंका भी संगत नहीं है। जित देशों में धर्म समाज-व्यवस्था का या परलोक- 
सिद्धि का अंग माना ही नहीं गया है, उन देशों में भी लोग कर्तव्य-भावना से 
समाज हित के सभी कार्य करते हैं और वर्तमान भारतीयों से कहीं अधिक निष्ठा 
केसाथ। 


सामाजिक परिणाम्त भी असुच्दर 


सामाजिक अभिसिद्धियों के लिए भारतवर्ष में धर्म का उपयोग होता रहा 
है। निष्कर्ष रूप में इसके लौकिक परिणाम भी सुन्दर नहीं रहे हैं । हिन्दू धर्म में 
जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त के समस्त क्रिया-कांडों को धर्म का अंग बना दिया गया। 
ग्राज उसका परिणाम यह है कि नाना रूढ़ियां, ताना अन्धविश्वास और नाना 
असामाजिक प्रथाएं भी धर्म के नाम पर पल रही हैं। देश, काल के अनुसार लोग 
अपने जीवन-करम में थोड़ा भी परिवर्तेन लाने के लिए उत्सुक नहीं देखे जाते । 

मानव जीवन व्यष्टिपरक से समष्टिपरक बना । परिवार, ग्राम, समाज आर 
देश बने । अभ्रताथ, अंगहीन व अकर्म ण्य लोगों की संख्या बढ़ी । हल निकाला सया-- 
दान करो, गरीबों पर दया करो। परोपकार ही अष्टादश पुराणों का सार है। यही 
सर्वोत्तम पुण्य कर्म है।' समाज में भीखमगी वढ़ी, भ्रकर्मण्यता बढ़ी और उदरपूर्ति 
के ढोंग बढ़े। स्थिति यहां तक पहुंच गई, तथारूप प्रत्येक राष्ट्र के लिए भीख- 


मंगी एक ज्वलन्त समस्या बन गई। लाता नियमनों के निर्वारण में भी उसका 
नियमन दुष्कर हो रहा है । ' 


करुणा और सेवा 


करणा का पूरक सेवा शब्द समाज में श्राया । उपकारक को अपना अहं सम- 
भने का अवसर मिला । सेवा भावी संस्थाएं वती । जीवन-दानी समाज-सेवक 
बसे ! वे जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित अनिवाय अपेक्षाओं के जुटाने 
में लगे। महात्मा ईसा ने कहा था, सुई की नोक से ऊंट निकल सकता है, पर धन- 


१. जीभ रो शोषद आंख्यां में घाल्यो, श्रांस्यां रो श्रोषद लोभ में घाल्यो रे। 
तिण रो प्रांखई फूटी नें जीभई फाटी, दोनूंइ इन्द्री खोय चाल्यो रे।॥ 


ह “जाजतान्नत चोपई गति ४० गाया ४ 
३ भष्टादश पुराणानां, सारंसारं समद्धतम । 


हु 


परोपकार: पृण्याय, पापायथ परपीडनस 0 


पड अहिंसा विवेक 


वान्‌ को स्वर्ग नहीं मिल सकता । यहां दान, करुणा और सेवा के आ्रावरण में 
धनिकों को तीनों मंगल मिले । आदि मंगल--स्माज में प्रतिष्ठा, मध्य मंगल-” 
संग्रह और शोषण की अवधि का विस्तार हो जाना,पश्रन्त मंगल--स्वर्ग में भी ऊंचा 
स्थान प्राप्त कर लेना । 


सेवा और दान की अपेक्षा नहीं 


दया, दान आदि के विचार सामाजिक शअपेक्षाओ्रों पर खड़े थे, पर भरा के 
परिवत॑नशील युग में वे अपेक्षाएं बदल चुकी हैं । पिछले युग ने दानियों को उच्चता 
की अनुभूति से ऊपर उठने का विवेक दिया । दया, दान और परोपकार के बदले 
जन-जन का सेवक होकर रहने की बात कही | वर्तमान युग ने मनुष्य को वह बोध 
दिया है, जिससे वह किसी के द्वारा सेवा लेकर उपकृत होने की बात से हीनता की 
अनुभूति करते लना है। समानता व स्वतन्त्रता को अपना जन्मसिद्ध प्रधिकार 
मानने लगाहै। वह अपने जीवनयापन के लिए सेवा कराना और दान नहीं 
चाहता । वह अपने सामाजिक अधिकार की भूमि पर ही अपने जीवन की गाड़ी 
को खींचना चाहता है। जन-मानस की उद्दीप्त प्रेरणा ने सारा समाज-शास्त्र बदल 
डाला है।“कुछ आदमी सोचते हैं कि हमें अपने काम से इतनी भ्रधिक श्राय होनी 
चाहिए कि हम दान-धर्म, तीर्थ यात्रा आदि श्रच्छी तरह कर सके। समय-समय हे 
ब्राह्मण भोज व जातीय भोज कराकर उसका पुण्य ले सकें। यह समझ ठीक नहीं । 
श्रनुचित कार्य कर घन कमाना और उस घन से कुछ पुण्य ब्राप्त करने की कीशिश 
करना वैसा ही है, जैसा कीचड़ में पांव रखकर पीछे उसे धोने की कोशिश करना । 
सात्विक ईमानदारी या मेहनत का काम करने वालों को दान-पुण्य आदि की 
चिन्ता में नहीं पड़ना चाहिए | उनका काम ही यज्ञ रूप है|” 

महात्मा गांधी कहते हैं--विना प्रामाणिक परिश्रम के किसी भी चंगे मनुष्य 
को खाना देना मेरी भ्रहिसा वर्दास्त नहीं कर सकती । श्रगर मेरा वश चले ती जहां 
मुफ्त खाना दिया जाता है, ऐसा प्रत्येक सदाब्रत या ब्रन्त-छत्र बन्‍्द्र करा दूं।” 

आचार्य विनोबा भावे कहते हैं---दुनिया में विना शारीरिक श्रम के भिक्षा 
मांगने का अधिकार केवल सच्चे संन्यासी को है। सच्चे संन्यासी को जो ईश्वर 
भवित के रंग में रंगा हुप्रा है--ऐसे संस्यासी को ही यह श्रधिकार है। वयोंकि 
ऊपर में देखने से यह भले ही मालूम पढ़ता हो कि यह कुछ नहीं कर्ता, पर शरनेक| 
दूसरी बातों से वह समाज की सेवा करता है। ऐसे संन्यासी को छोड़कर किसी 

 श . संदिय दैनिक जीवन में पू० ४० 
२. सर्वोदिय दिसम्बर ३८, गरान्थीवाणी पू० १५३ 


आहिसा-पर्मवैक्षण 38 
को अकर्मण्य रहते का अधिकार नहीं है पे 


आधुनिक समाज-इणस्त्र सें 


आधुनिक समाज-शास्त्र मानता है--समाज-सेवा का अथ अजावतान्त्रिक 
समाज-व्यवस्था में मान्यता प्राप्त दान-पुण्य नहीं है। दान-प्रवृत्ति का श्राविर्भाव 
दया की भावना पर आधारित होता है भौर दया सर्वदा दु:खित और पीड़ित की 
सहानुभूति में पैदा होती है। जब मानव-वेदनाएं नष्ट हो जाएंगी, तब दया और 
दान के लिए कोई अवसर ही नहीं रहेगा। किन्तु ऐसा हो जाना अजातताल्त्रिक 
समाज-व्यवस्थाओं में कभी सम्भव नहीं है। प्राचीन समाज-व्यवस्था में जाति और 
वर्ग के भेद मूलभूत हैं। वहां निम्व वर्ग होता ही है श्नौर वही दया श्रौर दान का 
भाव जागृत करता है। उस समाज-व्यवस्था में दान एक अनिवाये गुण हो जाता 
है भौर वह मनुष्य के दुःखों पर पलता हुआ बना ही रहना चाहता है। रामायण 
की एक घटना वस्तु-स्थिति पर बहुत ही सुन्दर प्रकाश डाल देती है। “राम लंका- 
विजय कर सीता को लेकर जब अयोध्या आए, तब एक विशेष समारोह आयो 
जित किया गया । राम ने एक-एक करके सभी वीरों को बुलाया और उन्हें यथो- 
चित रूप से सत्कृत किया । आइचये की बात यह रही कि राम ने सर्वोत्कृष्ट भक्त 
हनुमान को अपने सम्मुख नहीं बुलाया किसी सभासद के याद दिलाने पर राम 
मुस्कराये और हनुमान को बुलाया । सभी सभासदों की आंखें राम और हनुमान 
पर टिक गईं। राम ने कहा--बोलो, क्या चाहते हो ? हनुमान बोले, वस यही 
कि सदा की भांति श्रापकी सेवा करता रहूं। राम बोले--हे हरि ! जो कुछ भी 
तेने मेरे लिए किया है, वह भेरे साथ ही समूल नष्ट हो जाने दे। जो व्यक्ति 
दूसरे का भला करवा चाहता है, वह उसका दुःख चाहता है। 


दान-पुण्य श्र जनतन्त्र व्यवस्था 


“दान-पुण्य जनतस्त्र-व्यवस्था के प्रतिकूल है, क्योंकि वह दया पर आधारित 
है। दया के भाव तभी जागृत होते हैं, जबकि दूसरों को अपने से हौन या निम्त 
समझा जाता है। जनतन्त्र में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता । प्राचीन अजानता- 
स्तिक समाज-व्यवस्थाओं में सम्पन्त लोगों को दरिद्र लोगों पर दया करना और 
अपनी कमाई में से थोड़ा-सा भाग उनके लिए रख लेता, सिखलाया जाता है, जबकि 
दयापात्र दरिद्र लोगों को दूसरे जन्म में सुखपूर्ण जीवन का आइवासन दिया जाता 
है। आशीर्वाद प्राप्त वे हैं, जो कि यहां शोकग्रस्त हैं, क्योंकि वे भ्रग्रिय जन्म में 

१: विनोबा भावे के विचार पृ० १२० 


पद अहिंसा विवेक * 


लाभान्वित किए जाने वाले हैं ।' 'यहां जो अ्रन्तिम है, वह अ्रगले जन्म में प्रथम 
होगा और यहां जो प्रथम है, वह वहां श्रन्तिम होगा ।” प्राचीन समाज-व्यवस्था 
जो कि समता और स्वतन्त्रता से रहित है, उसकी नीति और दर्शन के अनुसार 
जो उपदेश दिया जाता है वह कोई समाज-सेवा नहीं है। जनतनत्र में प्रत्येक व्यक्ति 
सामाजिक मूल्यांकन में एक दूसरे के समान है, इसलिए कल्याण का श्रर्थ है-- 
सभी का समान मात्रा में कल्याण । गलियों का स्वच्छ रहना स्वास्थ्य की सुरक्षा 
के लिए आवश्यक है तो सभी गलियों को स्वच्छु रखना होगा, न कि केवल उन 
गलियों को जिनमें नगरपालिका के सदस्य रहते हैं। यदि चिकित्सा निशुल्क है 
तो वह सभी के लिए निशुल्क है। 

“इस भावना को चरिताथथ करने के लिए विशेष संस्थानों की भ्रपेक्षा है। 
दुनिया के कुछ विशेष भागों में तत्सम्बन्धी कुछ विशेष प्रयोग हुए हैं--स्वास्थ्य 
प्रवृत्तियां इस प्रकार से चलाई गई हैं, जिनमें रोगी के प्रति दया, आभार या 
वैषम्य नहीं वरता जाता है। 


दान और मनुष्य का स्वाभिमान 


“दान एक ऐसी प्रवृत्तिहै, जो मनुष्य के स्वाभिमान को नीचा करती है। वह 
पराश्चितों की संख्या बढ़ाती है। हम देखते हैं--रास्तों पर भिखारी, अपांग, रोगी 
सहायता के लिए चिल्लाते हैं। उनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं, जो ढोंग रचकर 
दान प्राप्त करने में निष्णात हो चुके हैं। ऐसी स्थितियां उस समाज में बनती हैं, 
जिसमें दान को पुण्य माना जाता है और परिणामस्वरूप पराश्चितता को बढ़ावा 
दिया जाता है। माव लिया जाए--हमारे समाज में हरेक व्यक्ति को जीवन- 
निर्वाह के लिए कमाना होता है, पराश्चितता मान्य नहीं है। समाज के सामूहिक 
प्रयत्न से प्रत्येक व्यक्ति को कार्य और झ्राजीविका मिल जाती है, तो वहां दान 
का क्‍या स्थान होगा ? यह क्‍यों आवश्यक है, एक व्यक्ति दूसरे के पास दानार्थी 
हो ? इससे तो ग्रसमानता पनपती है, जो कि जनतन्त्र को स्वीकार नहीं है। 


समाज-कल्याण का श्रर्थ 

“दान कष्टों का नाश नहीं करता । वह दुःखी को एक क्षणिक सन्‍्तोष देता 
है। जनतान्त्रिक समाज के निर्माण में हमें सामूहिक प्रयत्नों द्वारा कष्टों का समूल 
अन्त करना है; क्योंकि यहां सवका सुख अ्भीष्ट है। इसलिए सबका प्रयत्त भी 
अपेक्षित है। सब लोगों के सुख-निर्माण में सब लोगों ने भाग लिया; श्रतः कोई 
किसी का अहसानमन्द नहीं है। इस प्रकार मानव का व्यवितत्व सुरक्षित है। 


| प्जै 
अहिसा-पर्यवेक्षण 


मनष्य का स्वाभिभान उस समाज में सुरक्षित नहीं रह सकता, जिस समाज में 
दान ((एशा५) अनुकम्पा (0०77०४भं०॥) और दया ( (70॥०58 कि 
ऊंचा मल्य माना गया है। मनुष्य का स्वाभिमान केवल उस समाज में सुरक्षित 
रह्‌ सकता है, जहां मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति सामूहिक और सहयौगिक 
प्रयत्नों द्वारा ही होती है। सहयोग ही ऐसे समाज का आधार है श्लौर उस जन- 
तन्त्र में यही सर्वोत्कृष्ट गुण है। 

इस प्रकार जनतस्त्र में समाज-कल्याण का अर्थ होता है-बिना किसी झ्राभार, 


दया, अनकम्पा और ऐसे किसी शास्त्रोवत पुण्य के सामुदायिक प्रयत्तों द्वारा 
सामुदायिक कल्याण ।' 


समाजोययो गिता और अध्यात्म 


दान, दया और सेवा आदि समाजोपयोगी हैं, केवल इसीलिए इन्हें धर्म और 
अध्यात्म की कोटि में ले लेवा लोक-वंचना है। करुणा प्रधान होने से ये समस्त 
व्यवहार भ्राध्यात्मिक हैं, इसलिए इन्हें समाज में अधिक-से-प्रधिक फैलाया जाए, 
यह दृष्टि भी सदोष है । वर्तमान समाज-व्यवस्था एक वर्ग को दूसरे वर्ग के लिए 
व्‌ एक व्यवित को दूसरे व्यक्ति के लिए आभारी और अधीन वनाकर नहीं छोड़ 
देना चाहती । हीनता और उच्चता के पोषक समस्त व्यवहारों को वह समुल मिटा 
देना चाहती है। अध्यात्म का स्वरूप व्यापक है। सामाजिक लोगों को उसका पाठ 
देने में यह अवश्य देखना होता है, अ्मुक पहलू आध्यात्मिक होते हुए भी नितान्त 
समाज-विरोधी तो नहीं है। पिता के प्रति पुत्र का मोह और पून्न के प्रति पिता - 
का मोह अनाध्यात्मिक तो है ही, पर पुत्र-पालन व पितृ-सेवा मत करो, यह उप- 
देश तो किसी धर्म या सम्प्रदाय ने जोरों से नहीं उठाया है, इसी लिए न कि उक्त 
व्यवहार वर्तमान परिवार-व्यवस्था के मेरुदण्ड हैं। सुदूर भविष्य में यदि समाज 
किसी ऐसी व्यवस्था को अ्रपना ले, जिसमें पारिवारिकता श्रपेक्षित न हो तो 
अध्यात्मवादियों के लिए भी दृढ़तापूर्वक यह कहने का समुचित अवसर वन जाएगा 
कि पितृ-राग और सन्‍्तति-राग मिटा ही देवा चाहिए। 


धर्मोपदेशकों की जागरूकता 


धर्म यद्यपि व्यक्ति को समस्त राग-बन्धनों से मुक्त कर मोक्ष तक पहुंचा देना 
चाहता है, पर मेघ शील धम्म-प्रवतेक और धर्मोपदेशक समाज और मोक्ष के सम्बन्धों 





में सदा जागरूक रहे हैं। भगवान महावीर ने धर्म का आगार-धर्म और झनगा र- 


3. 4॥6 ए5४९०॥०0श ८३ ए0परा6त800०75 ० ॥6 896. 0. 9. 


द्द | अहिसा विवेक 


धर्म, इन दो भागों में उपदेश किया है। अ्रनगार-धर्म अध्यात्म साधना की परा- 
काष्ठा का जीवन है। वह साधना मुख्यतः व्यक्तिगत है। कुछ ही व्यक्ति समाज 
से पृथक्‌ रहकर अपने ध्येय में लीन होते हैं। उनकी माधुकरी जीवन-चर्या समाज 
में कोई असन्‍्तुलन या विक्षोभ पैदा नहीं करती। भगवान्‌ महावीर ने तो इस 
व्यक्तिगत साधना को सामाजिक रूप दिया। साधु अभ्रण्यवासी होकर सर्वथा 
समाज निरपेक्ष नहीं होते । वे समाज के बीच में रहकर अपने आचरणों व उपदेश्ों 
से समाज को लाभान्वित करते हैं। समाज से बहुत अ्रल्प लेते हैं और उसे बहुत 
अधिक देते हैं । आगार-धर्म गृहस्थों का है। उनका द्वादश ब्रत रूप धर्म जितना 
आध्यात्मिक है, उतना समाजोपयोगी भी । इस प्रकार धर्म समाज से प्रथक्‌ होकर 
भी उसकी सदु्व्यवस्था में एक आधारभूत नीति का रूप ले लेता है। नीति के रूप 
में मान्यता प्राप्त हिसाएं क्रशः मिटती जाएं और अहिंसा अधिकाधिक विकास 
पाती रहे, यही समाज और धर्म के सन्‍्तुलित जीवन-दर्शन का एक स्वरूप है। 


रक्षा और उसका विवेक 


रक्षा शब्द अधिकांशतः प्राण-रक्षा के श्रर्थ में प्रचलित हो चला है। जीवन 
झ्रीर मरण संसारी आत्मा के सहज स्वभाव हैं। जीर्ण वस्त्रों का परित्याग कर मनुष्य 
नवीन वस्त्र धारण करता है, आत्मा उसी प्रकार जीर्ण शरीर को छोड़कर ववीन 
गति में नवीन शरीर धारण करती है । भारतीय दर्शन में जीवन और मरण का 
यह लेखा-जोखा है। आत्मा अविनाशी है। उसी के ऊरध्व संचरण की चिन्ता यहां 
प्रमुख है। कसाई बकरे को मारने जा रहा है। दर्शक के हृदय में बकरे के प्रति 
करुणा उत्पन्न होती है। वह करुणा राधक दर्शक ग्राततायी को मार-पीटकर या प्रलो- 
भन आ्रादि देकर बकरे को छूड़ाता है और समभता है, मैंने श्रपनी करुणा का 
निर्वाह किया है। तत्त्व-दृष्टि में वह यथार्थ करुणा या अनुकम्पा नहीं है, मार-पीट, 
बलात्कार है। आचार्य भिक्षु के शब्दों में--एक को चपेटा मारना और एक की 
पुचकारना स्पष्ट रूप से राग भर द्वेष हैं।' धनादि देकर बकरे को बचाना अ्रध्यात्म 
तो क्‍या लौकिक न्याय भी नहीं है। कसाई का हृदय तो बदलता नहीं, भ्रत्युत वह 


१. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि यृह्ल्ाति नरो$पराणि ॥ 
--गौता श्रष्याय २ इलोक २२ 
२. एकण रे (देरे चपेटी, एकण रो दे उपद्रव मेटी । 
ए तो राग हेष नो चालो, दद्ववेकालिक संभालो॥ 
--अ्रनुकम्पा चौपई गीति २ गाथा १७ 


पक मंवैक्षण ४ प्‌ है 
अहिसा-प ह 
एक के बदले दो बकरों को खरीदने और मारने का शरन्‍्जाम हो जाता है। 


दया का आध्यात्मिक और लौकिक स्वरूप 


दया के आध्यात्मिक स्वरूप को समझता तो कठिन है ही, स्वेसाधारण के 
लिए उसके लौकिक स्वरूप को समझ लेना भी सहज नहीं है। महात्मा गांधी कहा 
करते थे--बहुत-से लोग चींटियों को आदा डालकर सन्‍्तोष मानते हैं। ऐसा 
मालूम होता है, मानो आजकल की जीव-दया में जान ही नहीं रही । घर्म के नाम 
प्र भ्रधर्म चल रहा है, पाखण्ड फल रहा है।' 

प्राण-रक्षा के सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने साधन-शुद्धि पर बहुत वल दिया 
है। वे कहते हैं--यह तो कहीं नहीं लिखा कि अहिसावादी किसी आदमी को मार 
डाले। उसका रास्ता तो सीधा है। एक को बचाने के लिए वह दूसरे की ह॒त्या 
नहीं कर सकता। उसका पुरुषार्थ और कर्तव्य तो केवल विनम्रता के साथ सम- 
भाने-बु फाने में है ।* 

एक व्यक्षित दूसरे व्यक्ति की पीठ में छुरा भोंक रहा है, ऐसे प्रसंग पर महात्मा 
गांधी कहते हैं, “तो वया हमें भी अपराधी की पीठ में छुरा निकालकर भोंक 
देना चाहिए ? मैं समभता हूं यह रास्ता भी गलत होगा। हमारे लिए एकमात्र 
ठीक रास्ता यही होगा कि दुष्टता करने वाले से कहें कि वह निर्दोष रबत से हाथ 


न रंगे और यदि ऐसा करते समय हम स्वयं उसके कोप-भाजन बन जाएं तो हमें 
उसका स्वागत करना चाहिए ।”* 


साध्य और साधन का विचार 


यहां साधन का विचार है, पर जिस व्यक्ति को बचाया जा रहा है, उस साध्य 

का नहीं। आचाये शिक्षु के मन्तव्यानुसार उस प्राण-रक्षा को परम विशुद्ध और 
आध्यात्मिक रखने के लिए रक्षणीय पात्र का भी विवेक परम अपेक्षित होता है। 
जिसे हम वचा रहे हैं, वह संयति है या असंयत्ति, ब्रती है या अद्नत्ती, त्यागी है या 
भोगी इन तथ्यों के श्राधार से ही की गई प्राण-रक्षा की लौकिकता और लोकोत्तरता 
आंकी जा सकती है। दान देते समय दाता और देय वस्तु की विशुद्धता भी जिस 
प्रकार अपेक्षित है उसी प्रकार पात्र की विशुद्धता भी। प्राण-रक्षा के सम्बन्ध में 
रक्षक की अभिप्राय-शुद्धता व साघच की अहिसात्मकता जिस प्रकार अपेक्षित है,उसी 

१. हरिजन बन्चु ता० २६-५-४३ 

२. हिन्द स्व॒राज्य पु० ७६ 

३. हिन्दुस्तान देनिक 


६० अहिसा विवेक 


अकार रक्षित पात्र की संयमशीलता भी। गृहस्थ का शरीर अधिकरण अर्थात्‌ 
जंगम, स्थावर प्राणियों के विनाश का शस्त्र है।' उसका संरक्षण या पोषण भ्रध्यात्म- 
गत कैसे हो सकता है ? गृहस्थ के जीवन में त्याग की अनिवार्यता नहीं, भोग तो 
अवश्यम्भावी है ही । अ्संयत प्राणी के संरक्षण में योग देनां श्रसंयम में ही योग 
देना है। 
महात्मा गांधी कहते हैं--जो मनुष्य बन्दुक धारण करता है और जो उसकी 

सहायता करता है, दोनों में अ्रहिसा की दृष्टि से कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता। 

जो आदमी डाकुओं की टोली में उसकी आवश्यक सेवा करने, उसका भार उठाने, 

जब वह डाका डालता है, तब उसकी चौकीदारी करने, जब वह घायल हो तो 

उसकी सेवा करने का काम करता है, वह उस डकेती के लिए उतना ही जिम्मेदार 

है जितना कि खुद वह डाक्‌। इस दृष्टि से जो मनुष्य युद्ध में घायलों की सेवा 

करता है, वह युद्ध के दोषों से मुक्त नहीं रह सकता ।* महात्मा गांधी का यह 

चिन्तन एक स्थूल घटना पर अभिव्यक्त हुआ है, इसलिए सहजतया बुद्धिगम्य 

होता है । आचार भिक्षु का मन्तव्य जीवन-व्यवहार की सुक्ष्मता में प्रकट हुआ्ना है, 

ग्रत: सर्वसाधारण के लिए सहजगम्य नहीं होता । परन्तु असंयमी पुरुष के जीने में 

योगभूत होना और किसी डाकू या सैनिक के कार्य में योगभूत होना चिन्तन की 

एक ही दिशा के उदाहरण हैं । 


दो सर्यादाएं 

साधारण दृष्टि में यह अवश्य आता है, आचार्य भिक्षु की करणाधारा मानो 
चलते-चलते रुक ही गई हो । उसके व्यापक प्रसार के लिए कोई विस्तृत अ्रवकाश 
नहीं रह गया है। प्राण-रक्षा श्रहिसात्मक साधनों से हो, संयति पुरुष की हो; ये दो 
ऐसी संकीर्ण मर्यादाएं हैं, जिनके बीच से इने-गिने लोग ही गुजर सकते हैं । परन्तु 
ग्राचायं भिक्षु की दया और अनुकम्पा अपनी परम विशुद्धि के साथ ही सहसा एक 


१. सूत्र भगवती ने विष, सप्तम सतके भेव। 

प्रथम उद्देशा नें विष, दास्यो श्री जिनदेव॥ 

सामायक मांहें कही, शक्रावक नी संपेख। 

श्रातम ते श्रधिकरण इम, प्रगट पाठ में लेख ॥॥ 

इस्त्र जे पदकाय नो, श्रधिकरण कहिवाय। 

तस्‌ तोीखो कीचां छतां, धर्म पुण्य क्रिम थाय ॥ 

+प्रइनोत्तर तत्त्व बोध श्र० २६, दुह्मा ६७-६६ 

२. गांबीजी, खण्ड दश, अहिसा प्रथम भाग पुृ० ४ 





अहिसा-पर्यवेक्षण ६१ 


ऐसा मार्ग पकड़ लेती है, जो पूर्ण यौक्तिक, पूर्ण यथार्थ और सर्वाधिक व्यापक है। 
उनका मन्तव्य है---एक आदमी चोरी-कर रहा है, बलात्कार कर रहा है या ग्रन्य 
कोई दुराचरण कर रहा है; सही करुणा तो उस व्यक्ति की पतनोन्मुखता के प्रति 
होनी चाहिए। उसकी दुव त्ति से आक्रान्त होने वाला व्यक्ति तो सहजतया ही 
वच जाता है, जवकि हम उस दुराचारी की आत्मा को उस आत्म-हुनन से बचा 
लेते हैं। कसाई बकरे को मारता है। बकरे का प्राण-घात होता है, पर आत्म-पतन 
नहीं। वह यहां से मरकर और किसी श्रेष्ठ योनि को भी प्राप्त कर सकता है। 
पर वधिक का अधोगमन तो निश्चित है ही। इस स्थिति में हमारा प्रथम करुणा- 
पात्र तो वधक ही होना चाहिए। बधक को पापाचरण से बचा लेने में वध्य का 
बच जाना तो सहज है ही । इस करुणा में वध्य का हित विघटित नहीं होता और 
वधक की करुणा हो जाती है। जन-संस्कार सर्वथा इसके विपरीत चल रहा है। 
बचाओ और रक्षा करो' का ही उद्घोष सर्वोपरि हो रहा है । बधक की करुणा से 
मत मारो' का उद्घोष प्रस्फुटित होता है। 'बचाओ्रो' की अपेक्षा 'मत मारो' की 
वात अधिक यौक्तिक और व्यापक है। 'बचाओ' को ध्येय मानने में, 'मारते 
रहो' का भी परोक्ष रूप से स्वीकार होता है। इससे प्राणी-वध परम्परा मिटती 
नहीं। समाज में दो वर्ग हो जाते हैं, एक मारनेवाला, दूसरा बचानेवाला। 'मत 
मारो के उद्घोष को व्यापक करने में समस्या का अन्त निकट होता है । 

तीन दृष्टास्त 


अहिसा झ्ौर धर्म व्यक्ति को पापाचारण से बचाने में सफल होते हैं। भाचाये 
भी भिक्षु के तीन दृष्टान्त इस विषय में बहुत यथार्थ हैं ।* 

१. एक दुकान के एक भाग में साधुजन ठहरे हुए थे। रात्रि के निस्तब्ध 
अन्धकार में चोर आए। धघनवान्‌ की तिजोरियों पर छापा मारा। चुपचाप धन 
निकालकर चलने लगे । साधुझ्ों की नींद टूटी । देखा, चोर धन लिए जा रहे हैं । 
साधु दरवाजे पर झा खड़े हुए। चोर भी सकपकाए, पर देखा सन्त पुरुष हैं, इनसे 
हैं। कप्ट नहीं होना है। साधुओं ने उपदेश देना प्रारम्भ किया। उनकी वाणी 
और व्यक्तित्व से प्रभावित चोर बिना कुछ आागा-पीछा सोचे उपदेश श्रवण में 
लीन हो गए। समय की वात थी। तीर खाली नहीं गया । धन की नश्वरता, पर- 
पीड़न के दु:खावह परिणामों को सुनकर वे चोर सज्जन हो गए। भविष्य में कभी 
चौय॑ कर्म करने का व्रत ले लिया। सबेरा होते-होते धनवान्‌ अपनी दुकान पर 
'हचा। सारा हाल देखकर अवाक्‌ रह गया। चोरों ने कहा--सेठजी, डरने की 

३. भ्रनुकम्पा गीति ५ गाथा १-१० 


8२ ह अहिसा विवेक 


बात नहीं है । साधुजी ने हमें और झ्ापको ; दोनों को वचा लिया है, श्रापकी धन- 
क्षति बची है श्रौर हमारा झ्रात्म-पतन बचा है। सेठ साधुजनों के चरणों में गिर 
पड़ा और अपनी हादिक कृतज्ञताएं व्यक्त करने लगा । 

यहां साधुओ्रों की प्रवृत्ति से दो परिणाम निष्पन्त हुए हैं--चौरों की आ्रात्मा 
पापाचरण से बची है भर सेठ का धन चोरी होने से वचा है। धर्म क्या है, पहला 
परिणाम या दूसरा ? 

२. एक कसाई कुछ बकरों को साथ लिए कसाईखाने की ओर जा रहा था। 
संयोगवश साधुओं से साक्षात्कार हो गया। साधुझ्ों ने उपदेश दिया--तुम्हारा 
प्राण-वियोजन तुम्हें जेसा लगता है, इन बकरों को भी अपना प्राण-वियोजन: वैसा 
ही लगता है। क्‍यों इस तुच्छ जीवन के लिए निरपराध प्राणियों की हत्या से अपने 
हाथ रंगते हो । और भी तो अनेकों आजीविकाएं हुआ्आा करती हैं। कसाई को बात 
लग गई। जीवन-भर के लिए तथारूप निर्मम हत्या का प्रत्याख्यान कर लिया। 

यहां भी कसाई की आत्मा पापाचरण से बची और बकरे अपने प्राण-वियोजन 
से। 

साधारणतया लोग कहेंगे, चोरों श्रौर कसाई की आत्मा बची, वह भी धर्म 
और धन और बकरे सुरक्षित रहे यह भी धर्म । इस लोकमत को अययथार्थ प्रमाणित 
करने के लिए तीसरा उदाहरण दिया गया है। 

३. राजमार्ग पर अवस्थित किसी एक दुकान पर साधु ठहरे थे। रात्रि के 
सन्‍नाटे में कुछ लोग उन्मत्त गति से चले जा रहे थे। साधुग्रों ने समझ लिया, 
वेश्यागामी लोग हैं । श्रकस्मात्‌ उनकी दृष्टि भी उन पर पड़ी। सबसे प्रणाम 
किया । साधुओं ने अ्रवसर पाकर वर्तालाप प्रारम्भ कर दिया। बात वही निकली 
जो साधुओं की कल्पना में थी। धर्मोपदेश लगा। सबकी आंखें खुल गईं । अपने 
प्रति ग्लानि हुईं। सदा के लिए व्यभिचार का परित्याग कर लिया। प्रतीक्षा में 
बैठी हुई वेश्या ऊब गई | वह उनके रास्ते पर चल पड़ी । जहां सब लोग थे, वहां 
पहुंच गई । उसके प्रेमी प्रणबद्ध हो चुके थे । उसे श्रत्यन्त निराशा हुई। साधुओरों 
पर और अपने प्रेमियों पर भल्लाती हुई पास के एक कुएं में जा गिरी । 

यहां भी साधुओं के उपक्रम से दो फलित निकले। विषयी लोगों की आत्मा 
उन्नत हुई और प्रेमिका कुएं में जा गिरी । धन का बच जाना और बकरे का बच 
जाना यदि धमम है तो प्रेमिका का मर जाना क्‍या साधुओं के लिए पाप-बन्ध का 
हेतु होगा ? सारांश; चोर कसाई और व्यभिचारी लोगों का आत्म-उत्पान धर्म 
है। शेष परिणाम उपदेश प्रवृत्ति के भ्रवान्तर फलित रूप हैं। उनसे उपदेशक ' 
पुण्यभाक्‌ या पापभाक नहीं बनता । 


अहिसा-पर्यवेक्षण ः | ६३ 


साधुश्रों की प्रवृत्ति पापोन्‍्मुख व्यक्तियों को इस भवसिन्धु से तारने की थी, 
न कि धनादि बचाने की या वेश्या को मारने की। जीवों का सहज जीना और 
मरना दया या हिंसा नहीं है। मारने की प्रवृत्ति से व्यक्ति हिसक होता है और 
नहीं मारने की प्रवृत्ति से दयाशील ।' कोई झ्राम, नीम आदि वृक्षों को काट गिराने 
का त्याग ले लेता है, यह धर्म है, पर वे वृक्ष खड़े रह जाते हैं, वह धर्म नहीं है।' 
कोई लड्ड, घेवर आदि खाने का त्याग ले लेता है, यह संयम है, धर्म है, पर वे 
मिष्टान्त बचे रहे, वह धर्म नहीं है।* 

आ्राचाय॑ श्री भिक्षु के हृदय में लोक-अज्ञान के प्रति एक व्यथा थी। उनका 
कहना था--दया-दया सभी कहते हैं और दयाधर्म उत्तम भी है, पर मोक्षोन्मुख 
वे ही लोग हैं, जिन्होंने दया के हाद को पा लिया है।* अनुकम्पा के नाम में ही 
केवल नहीं भटक जाना चाहिए, उसकी अन्तद्‌ ष्टि से परीक्षा करनी चाहिए ।* 
गाय.और भेंस का भी दूध होता है और झ्ाक व थोहर का भी । आक और थोहर 
के दूध को पीने से मृत्यु ही होती है। इसी प्रकार सावद्य अनुकम्पा कर्म-बन्ध का 
कारण ही होता है ।* 


न 


* जीव जीबे ते दया नहीं, मरे ते हो हिसा मत जाण। 
सारण वाला ने हिसा कही, नहीं मारे हो ते दया गुणखाण ॥। 
--अनुकम्पा चौपई गीति ५ गाथा ११ 
* निम्व अ्रस्वादिक विरष नो, किण ही किधो हो वाढ़ण रो नेम । 
इविरत घटी तिण जीव तणी, वृक्ष उभो हो तिणरो धर्म केम ॥ 
--अनुकम्पा चौपई, गीति ५ गाथा १२ 
' लाडू घेवर भ्रादि पकवान नें, खाणा छोड़चा हो श्रातम श्राणी तिण ठाय। 
वेराग बढ़चो तिण जीव रे, लाडू रह्मो हो तिण रो धर्म न थाय॥ 
--अनुकस्पा चौपई गीति ५ गाथा १४ 
४. दया-दया सहु को कहे दया घर्मं छे ठीक। 
दया श्रोलख नें पालसी त्यांरे मुगत नजीक ॥॥ 
“-अनुकम्पा चौपई गीति ८ दुह्मा १ 
' भोलेई भत भूलज्यो श्रनुकम्पा रे नाम। , | 
फोजो भ्रन्तर पारखा ज्यूं सीक्े श्रातम काम ॥ 
ह “-भ्रनुकस्पा चौपई गीति १ दुह्मा ४ 
* गाय भेंस श्राक थोहर नो ए च्यारूई दूध । 
तिम भ्रनुकम्पा जाणजो राखे मन में सूघ ॥॥ 
न्‍ -अनुकम्पा चौपई गीति १ दुहा २ 


पे 


नप्0 


नंद 


ीरि 


६४ न्‍ गहिसा विवेक 


ख्रल्प हिंसा और गत्नल्प रक्षा 
मिश्र धर्म का विचार 


अहिसा के क्षेत्र में मिश्र-धर्म का विचार भी बहुत; चिन्तनीय है। सामाजिक 
मनुष्य की अनगिन प्रवृत्तियां तो ऐसी ही हैं, जिनमें हिंसा भी है और लोकोपकार 
भी । ऐसी प्रवृत्तियां सामान्य विचारक के मन में सहसा भ्रम पैदा कर देती हैं । 
उन्हें धर्मं-कार्य कहने में श्रहिसा का सिद्धान्त टूटता है और पाप-कार्य कहने में 
करुणा और लोकोपकार का सिद्धान्त । जो लोग यह कहने के लिए तत्पर नहीं 
होते थे कि थोड़ी हिसा में यदि श्रधिक लोगों का लाभ है तो वह पुण्य-कार्य ही है, 
उन्होंने ऐसी प्रवृत्तियों को मिश्रधर्म के नाम से कहा | किसी क्षुधातुर व्यक्ति को 
मूला खिला देने में वनस्पति के जीवों की हिसा हुईं, वह पाप है और व्यक्ति को 
सुख मिला, वह धर्म है।' कप और वापी के निर्माण में प्रथ्वी, जल ग्रादि के जीवों 
की हिसा है श्र तृपातुर लोगों को जल-पान से सुख मिला, वह धर्म है ।* 

देखने में यह विचार कितना ही संगत लगे, पर श्रहिसा के चिन्तन में श्रधिक 
स्थायी नहीं हो सकता । सिद्धान्त वह है, जो आदि से श्रन्त तक खरा उतरे । मूला 
खिलाने और कुश्रां-वावड़ी बनाने के उदाहरण को यदि हम श्रन्य उदाहरणों के 
साथ परखें तो उसकी अ्रयथार्थता स्वयं स्पष्ट हो जाती है। 

१. सौ व्यक्तियों को मुला, गाजर आदि खिलाकर बचाया । 

२. सी व्यक्तियों को सचित्त (सजीव ) पानी पविलाकर बचाया । 

३. सौ व्यक्तियों को भ्रग्नि-ताप देकर बचाया । 

४. सौ व्यक्षितयों को हुबका पिलाकर वचाया | 
- सी व्यक्तियों को पश्ु-मांस खिलाकर बचाया । 
६. सी व्यक्तियों को पश्चुत्रों के मृत कलेवर खिलाकर बचाया । 
७. सौ व्यक्तियों को 'ममाई' करके श्र्थात्‌ रक्तौपधि के उपचार विशेष से 

बचाया ।* 





१. पाप लागो मूलां तणो, धर्म हुओ हो खाधां बचीया एह। 
+अ्रनुकम्पा चौपई गीति ७ गाया १ 
२. कहे कुबा बाब खणाबधिया, हिसा हुई हो तिगरा लागा कर्म । 
लोक पीधे कुसले रह्या, साता पांमी हो तिणरो हुवा धर्म ॥ 
“प्रनुकम्पा चौपई गीति७ गा? २ 
 श्रनुकम्पा चौपई गीत ७ गाया ५-१० 


जश्ध 


क हि है 
ऑहिसा-पर्यवेक्षण 
हिंसा की उत्सुकता 


अल्प हिंसा और अधिक रक्षा के विचार को यहां हिचकना पड़ता है। हा 
सभी कार्यों में धर्म कहते का साहस नहीं हो सकता । एक मनुष्य को मारकर उसके 
खत-दान से सौ मनुष्यों को बचा लेने की वात ऑहिसा और धर्म के क्षेत्र में तो 
लेशतो भी नहीं भ्रा सकती | साध्य की विस्तृतता में यदि साधन को नगण्य और 
गौण न बनाते हैं तो जीवन-व्यवहार के कुछ एक प्रसंग उलभन भरे मालूम पड़ते 
लगते है, पर साध्य की विस्तृतता में साधन शुद्धि की वात को एक ओर छोड़ देने 
में तो अहिंसा का कोई स्वरूप ही नहीं टिकता । समाज में प्रयोजन-सिद्धि के लिए 
हिंसा मुवत होकर खेलेगी शऔर उसके साथ असत्य और असदाचार भी । आचार्य 
श्री भिक्षु कहते हैं---कुछ जीवों की हिसाकर कुछ जीवों को बचाने में यदि पाप 
श्रल्प और धर्म अ्रधिक है, तव तो हिंसा की तरह समग्र प्रकार के पाप कार्य भी इस 
धर्म के साधन रूप हो जाएंगे ।' कोई असत्य वोलकर जीव वचाएगा तो कोई चोरी 
करके । कोई अव्ह्य चय-सेवन से जीव वचाएगा तो कोई घनादि के प्रलोभन से ।* 
दो वेश्याएं कसाईखाने पर गईं। वहां होनेवाला जीव-संहार देखा । एक ने अपना 
समस्त गहना देकर सहस्न जीव वचाए। दूसरी ने अपना शील खोकर सहुल्न जीव 
बचाएं। भ्रहिसावादी और हृदय-परिवर्तत में विद्वास रखनेवाला साथननिप्ठ 
व्यक्त यहां क्या कहेगा ? अल्प हिंसा और अनत्प रक्षा के विचार से तो सिंह और 
कसाई जैसे हिंसकों को जहां देखे वहीं मारे, यह कोई बड़ा धर्म हो जाएगा।* 





१. जो हिसा करे जीव राद्रीयां, तिणमें होसी हो घ॒मम नें पाप दोय । 
तो इम अठारेइ जांणजो, ए चरचा में हो विरलो समझे कोय।॥। 


“अनुकस्पा चौपई गीति ७ गाथा २३ 
२. जोव मारे भुठ बोल हें, चोरी करने हो पर जीव बचाय 


वे करे भ्रकार्थ एहवा, भरता राख्या हो सइथुन सेवाय ॥ 


“अनुकस्पा चोपई गौति ७ गाया २१ 
३. दोय वेस्या कसाइवाड़े गई, करता देस्या हो जीवां रा संघार। 
दोनूं जण्यां मतो करो, भरता राख्या हमे ४ 
एकण गेहणो देइ श्रापणों, तिण छोड़ाया 
डूजो छोड़ाया इण विधे, स्‍ 


जोव एक हजार॥ 
; हो जीव एक हजार। 
एकां दोयां हो चौथो प्राश्नव सेचार 0 


एअनुकस्पा चौपई गीति ७ गाया ११-५२ 


ह्द्‌ अहिंसा विवेक 


आचार्य भ्रमृतचन्द्र कहतेहैं---इस एक ही जीव को मारने से बहुत जीवों की 
रक्षा होती है, ऐसा मानकर हिसक जीवों की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए? 
और न बहुत जीवों के घाती ये जीव जीते रहेंगे तो श्रधिक पाप उपाजंन करेंगे इस 
प्रकार की दया करके हिंसक जीवों को मारना चाहिए।* 

महात्मा गांधी ने भी ऐसे प्रश्नों पर सोचा है। वे कहते हैं---मे रा कोई भाई 
गोहत्या पर उतारू हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए ? मैं उसे मार डालूं या 
उसके पैर पकड़कर उसे ऐसा न करने, की प्रार्थना करूं। अगर आप कहें कि मु 
पिछला तरीका अख्तियार करना चाहिए तो फिर अपने मुसलमान भाई के साथ 
भी मुझे इसी तरह पेश आना चाहिए 


सांप और पड़ोसी 


एक वार महात्मा गांधी से यह पूछा गया--श्रादमी अपनी प्राण-रक्षा के लिए 
सर्प आदि हिंस्र प्राणियों को मारे, यह हिंसा हो सकती है, पर जो मनुष्य अनेक 
मूल्यवान्‌ प्राणियों को बचाने के लिए सर्प आदि को मारे तो वह हिसा नहीं मानी 
जानी चाहिए। क्योंकि यदि उसे हम नहीं मारते हैं तो वह अनेकानेक प्राणियों के 
प्राण लेता ही रहता है । 

महात्माजी ने इसके उत्तर में कहा--यह दलील सदोष है कि यदि मैं किसी 
विषैले सांप को नहीं मारूंगा तो वह जरूर ही अनेक आदमियों और स्त्रियों की 
जान का ग्राहक होगा । यह मेरे करतंव्य का अंग नहीं कि मैं तमाम विषैले जन्तुओं को 
ढूंढ़-ढूंढकर मारता फिरूं। झौर न मुझे यह मान लेने की जरूरत है कि मुझे मिलने- 
वाले विषले सांप को यदि मैं नहीं मारूंगा तो वह किसी राहगीर को जरूर ही 
डस लेगा। उस सांप और मेरे पड़ोसी के बीच मुझे न्यायकर्ता नहीं वन जाना 
चाहिए। यदि मैं भ्रपने पड़ोसियों के साथ वैसा ही सलूक करू, जेसे सलूक की आशा 


* कोइ नाहर कसाइ मारनें, मरता राख्यां हो घणा जीव अनेक । 

जो गिणें दोषां नें सारिषा, त्यांरी बिगड़ी हो सर धा बात ववेक ॥ 

“अनुकम्पा चौपई गीति ७ गाथा २७ 

२. रक्षा भवति बहूनामेकस्येबास्प. जीवहरणेन । 

इति मत्वा कत्तेन्यंच हिसा हिल्सत्वानास्‌। 

बहुतत््वघातिनो5मी जीवन्‍्त उपार्जं यच्ति गुरुपापम्‌ । 

इत्यनुकम्पां कृत्वा न हिसनीया: शरीरिणो हिला: ॥ 
* हिन्द स्व॒राजयप्‌ ० ७६ 


ही 


न 


अ्रहिसा-पर्यवेक्षण ६७ 


मैं उनसे करता हूं। यदि मैं उनको किसी ऐसे बड़े खतरे में नहीं डालता, जिससे मैं हूं, 
तो मैं समभूंगा कि मैंने अपने पड़ोसियों के प्रति श्रपने कतंव्य को पूरा कर लिया। 
इसलिए जैस। अ्रक्सर किया जाता है, मैं उस सांप को अपने पड़ोसी के हाते मैं नहीं 
छोड़ गा। अधिक-से-अधिक यह मैं कर सकता हूं कि सांप को जितना एक तरफ 
छोड़ा जा सके उतना छोड़कर अपने पड़ोसियों को इस बात की सूचना कर दूं। मैं 
जानता हूं कि इससे मेरे पड़ोसियों को न तो कोई आराम मिलेगा न रक्षा ही | पर 
हम तो मृत्यु के मुंह में खड़े रहकर सत्य की राह ढूंढ़ रहे हैं ।' 

इन्द्रियवाद को मान्यता 


हिंसा थ्रौर श्रहिसा के बीच में इन्द्रियवाद को भी लोगों ने एक मानदण्ड मान 
लिया है। एकेन्द्रिय श्रादि जीवों की पंचेन्द्रिय जीवों की रक्षा और भोगोपभोग के 
लिए की जानेवाली हिंसा अ्रहिसा ही है; क्‍योंकि पंचेन्द्रिय जीव श्रधिक पुण्यशील 
ग्रौर सृष्टि के ऊंचे प्राणीहोते हैं ।'प्रहिसा के विवेक में यह विचार नितान्‍्त मिथ्यात्व 
पूर्ण है। एक ओर प्राणीमात्र की समानता का यथार्थ आदर्श और दूसरी शोर 
इन्द्रियाधिवय का यह भेद-निरूपण किसी प्रकार संगति नहीं पा सकते । अरहिसा 
सर्वभूत कल्याणकारी है ।* उसके साम्राज्य में प्राणीमात्र समान हैं। स्थावर और 
जंगम, सूक्ष्म ओर बादर, एकेन्द्रिय और अधिकेन्द्रिय की उच्चावचता वहां मान्य 
नहीं है । मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, यह विचार भी लोकमत का विपय वन 
गया है। मनुष्य की श्रेष्ठता इतर प्राणियों के वीच विभिन्‍न अपेक्षात्रों से ही है,परन्तु 
जीवमातन्र की जिजीविपा श्रपना स्वतन्त्र मूल्य रखती है; वहां एक के लिए दूसरे 
का वध मान्य नहीं हो सकता। अ्रन्य प्राणियों की अपेक्षा में जिस प्रकार मनुष्य 
श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मनुष्यों में भी अनेकों निक्ृष्ट और अनेकों श्रेष्ठतर और श्रेष्ठ - 
तम हैं। इन्द्रियवाद की तरह यहां भी एक के वध और एक की रक्षा में यह तरतम- 
वाद मान्य करना होगा । ऊंचे लोगों के लिए निम्न लोगों की हिंसा भी श्रहिसा वन 
जाएगी। बहुत बार दो में एक के वध की अनिवार्यता उपस्थित होने पर एक का 
१. गांधीजी, खण्ड १० अहिसा---भाग १ पृ० ८५-८६ 
२. फेइ फहे म्हे हणां एकेंद्रो, पंचेंद्रो जोचां रे तांइ जी। 
एकेंद्री मार पंचेंद्रो पोष्यां, घर्मं घणों तिण मांहि जी ॥ 
एकेंद्री थी पंचेंद्रो नां, मोदा घणगा पुन भारी जी। 
एफेंद्री मार पंचेंद्री पोष्यां म्हांने पाप न लागे लिगारी जो ॥ 
--प्रनुकम्पा चौपई गीति ६ गाया १६-२० 
३. भरहिता सव्वभूयजेमंकरी 


६८ * अहिसा विवेक 


बध स्वीकार किए बिना लोक-व्यवहार नहीं चलता । गर्भिणी स्त्री और गर्भ में एक 
की मृत्यु अनिवार्य होने पर डाक्टर श्रोर घर के लोग गरभिणी की रक्षा को प्राय- 
मिकता देते हैं । यह लोक नीति है। गर्भस्थ प्राणी अल्प वयस्क और अ्रजनवी है। 
ग्भिणी परिवार की एक चिरन्तन सदस्या है । उसके रहते दूसरी सनन्‍्तान होने की 
भी आशा है, पर यह विचार अध्यात्म और अ्रहिसा का अंग तो नहीं वत सकता । 
यही लोक-नीति मनुष्य और इतर प्राणियों के बीच में वरती जाती है। अग्नि, 
पानी, वनस्पति झ्रादि के स्थावर प्राणियों की हिसा कर गाय, भेंस, घोड़ा आदि 
पशुओं को पाला जाता है और मनुष्य की अपेक्षा पशु-बध को कतंव्य कहा जाता 
है। अहिसा में छोटे और बड़े का भेद नहीं होता और जहां इन्द्रिय, उपयोगिता 
आदि के भेद हैं, वहां अइिसा टिक नहीं सकती । 
अहिसक का उद्देश्य 

अहिसक का उहेश्य तो हिंसा से सर्वथा मुक्त होने का है, पर अपनी साधना- 
वस्था में विभिन्‍न हिसाओं में से वह कुछ हिंसाञ्रों का चुनाव करता है। अध्यात्म 
वह है, जो उसमें अहिसा का विकास हुआ है। हिसामात्र मनुष्य की दुर्बलता है। 
गांधीजी ने अपने शब्दों में कहा है---हिसा के विना कोई देहधारी प्राणी जी नहीं 
सकता। जीने की इच्छा छूटती ही नहीं है । श्रनशन करके छूटने की इच्छा मन को 
नहीं है। देह श्रनशन करे और मन अनशन न करे तो यह झ्ननशन दम्भ में खपेगा 
और आत्मा को अधिक बन्धन में डालेगा । ऐसी दयावनी स्थिति में जीने की इच्छी 
रखता हुआभ्ना जीव भला क्या करे ? कसी और कितनी हिंसा अनिवार्य गिने ? 
समाज ने कितनी ही हिसाओ्ों को अ्रनिवार्य गिनकर व्यक्ति को विचार करने के 
भार से मुक्त किया। तो भी प्रत्येक जिज्ञासु के लिए अपना क्षेत्र जानकर उसे नित्य 
छोटा करने का प्रयत्न तो करना वाकी रहा ही है ।* 


सिश्र धर्म पर दो ओर उदाहरण 


मिश्र धर्म पर आचार्य भिक्षु ने सिह और कसाई के भ्रतिरिक्त दो उदाहरण 
और दिए । भयंकर सप॑ है, चूहों को खाता है, मनुष्यों को डसता है, बहुत सारे 
पक्षियों के घोंसले उजाड़ देता है, किसी व्यक्ति ने ज्रियमाण जीवों की अनतुकम्पा 
कर सर्ये को मार डाला । क्या यह भी मिश्र धर्म होगा ? | 
१. गांधीजी, खण्ड १० श्रहिसा--भाग १ पूृ० १०६ 
२: तीजो दृष्टान्त स्वामी दियो रे, उरपुर एक श्रजोगो । 
घणा ऊंदरां रा गबका करे रे, मनृष्य पहुंचावे परलोको । 


श्रहिसा-पर्यवेक्षण ६६ 


कोई पुरुष भयंकर जंगलों में श्राग लगा देता है, गांव-नगरों को उजाड़ देता 
है, श्रनेकानेक जीवों के प्राण लेता है, किसी ने यह सोचकर कि इस एक दुष्ट को 
मार देने से सवका बचाव होगा, उसे अचानक मार डाला। यदि मिश्र धर्म का 
सिद्धान्त यथार्थ है तो इस नर-हत्या को भी धर्म व पुण्य का हेतु मानना होगा।' 


साधारण जीव-जन्तु श्रोर मनुष्य का भरण-पोषण 


श्राचार्य भिक्षु से किसी ने पूछा, साधारण जीव-जन्तु तो मनुष्य के भरण- 
पोषण के लिए ही सरजे गए हैं, इन्हें मारने में क्या दोष ? आचार्य भिक्षु ने कहा, 
इसका अर्थ है--तुम भी किसी शेर के खाने के लिए वनाए गए हो। ऐसा मौका 
ग्रा पड़ने पर तुम कोई प्रतिकार नहीं करोगे ? बिना किसी ननुनच के सिंह के मुंह 
में चले जाओगे ? 

व्यक्ति--ऐसा तो मैं नहीं करूँगा । 

ग्राचा्य भिक्षु--क्‍यों ? 

व्यक्ति---मुझे मरने का भय लगता है। 

श्राचार्य भिक्ष--सभी जीवों को अपने जैसा ही समझ । मरना कोई नहीं 


मनुष्य मार परलोक पहुंचावे, घणा पंख्यां ना श्रण्डा पिण खाबे । 

सर्प घणा जीवां सतावे, उत्कृष्ठे धूमप्रभा लग जावे जी 0 

फिण ही विचार इसो कियो रे, सपं घणा ने सतावे । 

एक सप सारधां थर्ं रे, जीव घणा सुख पावे । 

जीव घणा सुख पाव॑ सुजाणी, भ्रनुकम्पा वहु जीवारी जाणी । 

सप॑ं मार बचाया बहुप्राणी, लाय बुकायां कहे सिश्र वाणी। 

-+भिक्षुजसरसायन गीतिका २० गाया ७-८ 
१. चोथो दृष्ठांत स्वामी दियो रे, कोई पुरुष नो एहुवो श्राचारो। 

बाप सुवां पहली क्यो रे, काल करंतां तिगवारों॥ 

काल करतां सुत कही थी बाणों,सुखे तुम्हारा निसरो प्राणो। 

थांलारे श्रटव्यादिक बालस्यूं जाणो, घणा ग्राम नगर कर स्यू' घमसाणो जी। 

मनुष्य ढांढा घणा मारस्पू रे, बाप ने एहवो सुणायो। 

पिता पहुंतो परलोह में रे, पछे करवा लागो सहु तायो ॥ 

करवा लागो छे जोवां रो घमासाणों, किणहिक मन में विचारधों जाणो। 

एक सारचां सू बच बहू प्राणो, इम चिन्तव ते पुरुष ने मारथो श्रचाणो जी ॥ 
“एभिक्षुजतरसायन गीतिका २० गाया ६-१० 


१०० ु * अहिंसा विंवेक 


चाहता ।* 

इसी प्रकार के एक प्रश्न पर गांधीजी लिखते हैं--मुझे यह दलील नास्तिक- 
सी प्रतीत होती है कि परमात्मा ने कुछ प्राणियों को इसलिए बनाया है कि 
मनष्य सहज आनन्द के लिए या अपने शरीर के पोषण के लिए उन्हें मारता रहे, 
जो निश्चय ही किसी क्षण नष्ट होने को है।* 
हिसा के बिना धर्म नहीं होता ? 

ग्राचार्य भिक्षु के पास लोक विचित्र प्रश्न घड़कर लाते। वे भी उनका घड़ा- 
घड़ाया उत्तर देते । किसी एक व्यक्ति ने कहा, हिसा किए बिना धर्म भी नहीं बन 
पड़ता। माव लीजिए--दो श्रावक थे । एक को अग्नि समा रम्भ का त्याग था,दूसरे 
को नहीं । दोनों ने चने खरीदे । एक ने उन्हें भूनकर भूंगड़े बना लिए । एक के पास 
यों ही रखे थे। भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए साधु आए । जिसके पास भूंगड़े थे, उसे 
सुपात्र दान का योग मिला और तीन हफ से उसने तीर्थंकर गोत्र बांधा । जिसके 
पास कच्चे चने थे, वह यों ही देखता रहा। इसलिए यह सत्य है कि धर्म की 
निष्पत्ति में कुछ-त-कुछ हिसा अपेक्षित होगी ही और वह धर्म हेतु हो जाने के कारण 
धर्म ही मानी जाएगी । 

श्राचार्य भिक्षु ने तत्काल उत्तर दिया--मान लो, दो श्रावक थे । एक ने सदा 
के लिए ब्रह्मचर्य ब्रत स्वीकार कर लिया, दूसरा यों ही रहा । अ्रन्नह्मचर्य के सेवन से 
उसके पांच पत्र उत्पन्न हुए। साधु गांव में आए । उपदेश सुनकर दो बड़े पुत्रों को 
वेराग्य हुआ | पिता ने सहर्ष उन्हें संयम-ग्रहण की आज्ञा दी। उस ह॒षं में उसने 
तीर्थंकर गोत्र बांधा । यहां अन्नह्म चर्य भी धर्म का कारण बना। यदि हिंसा धर्म 
होगी तो श्रब्नह्म च्य भी धर्म होगा श्र निष्कर्ष रूप में ब्र ह्मचारी की अपेक्षा भोगी 
व सन्‍्तानोत्पादक पुरुष श्रेष्ठ होगा ; क्या इस वात को कोई भी विचारक : 
सानेगा ? 


राजाज्ञा और अहिंसा 


अमसारीपड़ह 


राजा अपने राज्य में 'अ्मारीपड़ह' वजवाता है श्रर्थात्‌ घोषणा करवाता है-- 
राज्य में कोई पशु-बध मत करो | इस घोषणा का उल्लंघन करनेवाला सजा पाता 


१. भिक्‍ख॒ दृष्टान्त सं० २३६ 
२. गांधीजी, खण्ड १० श्रहिसा--भाग १ पृ० 5८६ 
३. भिक्‍खु दृष्टान्त सं० २१० 


अहिसा-पर्यवेक्षण | (०६ 


है। यह प्रथा भारतवर्प में बहुत प्राचीन काल से रही है। यवन सम्नाठों के इतिहास 
में भी धर्माचार्यों की प्रेरणाओ्रों से ऐसी राजाज्ञात्रों का उल्लेख मिलता है। राजा 
श्रेणिक के द्वारा अ्रमारीपड़ह वजवाने का उल्लेख जैन आगमों में श्राता है।' 
आ्राजकल भी भारतवर्ष में गोवध को श्रपराध घोषित करने का बृहत्‌ आन्दोलन 
चल रहा है। ऐसी राजाज्ञाएं अहिंसा की कोटि में आ जाती हैं अथवा ये केवल 
लोकनी ति का अंग वनकर ही रह जाती हैं; यह एक जिज्ञासाशं को उभारने वाला 
विपय है । 

अहिसा व्यक्ति की भावनाशञ्रों से प्रस्फुटित होती है। वहां विवशताएं लेश- 
तोषि नहीं टिक सकतीं । राजाज्ञा बल-प्रयोग का एक ज्वलन्त अंग है। वल-प्रयोग 
में न अहिंसा है, न धर्म है। आचाय॑ भिक्षु कहते है---कोई व्यक्ति मूला, गाजर 
आ्रादि अनन्तकायिक वनस्पति खा रहा है, सचित्त जल पी रहा है, कोई दूसरा 
व्यवित आया और उसने ये सारी वस्तुएं उससे छीन लीं । विना मन के कराये गए 
त्याग, धर्म और भ्रहिसा के अन्तर्गत नहीं आते । भोगातुर व्यक्तियों के भोग-लाभ 
में अन्तराय देने से महामोहनीय कर्म का वन्ध होता है। यह दक्ाश्रुतस्कन्ध में स्पष्ट 
बताया है।* 

महात्मा गांधी कहते हैं--मछली खानेवाले को जवर्दंस्ती मछली खाने से 
रोकने में बहुत ज्यादा हिंसा है। जवर्देस्ती करनेवाला घोर ह्विसा करता है। 
बलात्कार अमानुपी कर्म है। 


रेवती और सांस-भक्षण 


राजाज्ञा के भंग में दंड का भय हैं। जहां भय होता है, वहां अ्रहिसा नहीं 
होती । वह स्फटिक की तरह पवित्र होती है। वह लोभ, ईरप्या, कालप्य थ्ादि 
किसी दुर्गुण के साथ नहीं ठहरती । वह स्वयं भ्रभय है भोर दूसरों के लिए अभय 
है। श्रेणिक राजा की अझ्रमारी घोषणा में महाशतक श्रावक की मदविह्नला पत्नी 
रेवती ने छ्म-रीति से श्रपने ही गोवर्ग से प्रतिदिन दो-दो बछड़े मरवाए और उनका 
१. उप्तकद शांगस न्न श्र० ८, प्रइनव्याकरणसघ्र 
२. मूला गाजर ने काच्यो पाणी, कोई जोरी दावे छे खोसी रे। 
जे फोई बस्त छोड़ाव बिना मन, इण विघ धर्म न होसी रे ॥ 
भोगीना फोई भोगज रूंधे, बले पाड़े श्रन्तरायों रे। 
महामोहणो कर्मंज दान्धे दसाशुतसंध मांहि बताथो रे ॥ 


हे “#तादव्रत ढाल १ गाथा ३३-३४ 
३. हन्दुस्तान 


१०२  अहिसा विवेक 


मांस खाया ।' राज-भय से यदि वह ऐसा न भी करती तो क्‍या वह अहिंसा का 
पालन करती ? कायिक हिंसा भले ही न हो, मन से तो वह घोर हिंसा करती ही 
होती | उस राजकीय नियन्त्रण में रहकर भी व्यक्ति स्वयं के ग्राचरण में अहिसा 
की परिणति कर सकता है, यदि उसका विवेक प्रबुद्ध हो; वह उस नियन्त्रण को 
विवशता से ग्रहण नहीं करता । वह तो एक स्थूल निमित्त मात्र रह जाती है। वह 
अपनी अहिसा-निष्ठा से और अपने जागृत विवेक से अ्रहिसा का पालन करता है। 
उसके हृदय में विवशता जेसी कोई अनुभूति ही नहीं होती, परन्तु राज्य-बल 
ग्र्थात्‌ सैनिक बल पर आधारित आदेश अ्रादेष्टा को अहिसक नहीं होने देता, भले 
ही उसके राज्यांकुश के कारण कितने ही जीव बच गए हों। श्रमारी घोषणा, 
गोबध-निपेध श्रादि लोक-नी ति के विषय हैं। जेसे बच्चे को डरा-धमकाकर भी क, 
ख सिखलाया जाता है और उसके भविष्य को सुधारा जाता है, इसी प्रकार ऐसे 
अधिनियमों से भविष्य में हिसा के संस्कार घटें, यह सोचा जाता है। पिता अपने 
पुत्र को मार-पीटकर भी और बन्धनः में डालकर भी धूम्रपान, मद्यपान व वेश्या- 
गमन आदि से बचाता है। वह अहिंसा का आचरण तो नहीं, पर लोक-तीति का 
ग्राचरण अवश्य कहा जा सकता है। 'अ्रमारीपड़ह' का भी समाज में यही श्रौचित्य 
सोचा जा सकता है। 


सम्राट अशोक का शासन काल 


अमारी घोपणा भी धर्म और अ्रहिसा का श्रंग हो सकती है, यदि वह मात्र 
धर्म प्रेरणा ही हो। उसका स्वरूप आदेशात्मक न होकर उपदेशात्मक ही हो। 
सम्राट अशोक के शासन में उपदेशात्मक ओर नियन्त्रणात्मक दोनों ही प्रकार 
काम में लिए जाते थे--विक्रमीय संवत्‌ पूर्व १५६ में उसने जीव-रक्षा के सम्बन्ध 
में बड़े-बड़े नियम वनाए। यदि किसी भी जाति या वर्ण का कोई भी मनुष्य इन 
नियमों को तोड़ता था तो उसे वड़ा कड़ा दण्ड दिया जाता था। कुल साम्राज्य में 
इन नियमों का प्रचार था। इन नियमों के भ्रनुसार कई प्रकार के प्राणियों का बध 
बिल्कुल ही बन्द कर दिया गया था। जिन पशुग्रों का मांस खाने के काम में श्राता 
था, उनका बध यथपि बिल्कुल तो बन्द नहीं किया गया तथापि उनके सम्बन्ध में 
बहत कड़े-कड्टे नियम बना दिये गए, जिससे प्राणियों का अ्न्वाधुन्ध बब होना 
रुक गया । साल में छप्पन दिन तो पद्मु-वब विल्कुल ही मना था।* 

सम्राद अशोक के एतद्विपयक अधिनियमों का एक ब्यौरा इस प्रकार है-- 


१. उपासकदशांगसत्र श्रव्ययन ८ 
२. अशोक के धर्म-लेख पु० ५१ 


अहिसा-पर्यवेक्षण १०३ 


देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं--राज्याभिपेक के छब्बीस वर्ष 
बाद मैंने इन प्राणियों को अवध्य कर दिया है, जैसे सुक, सारीका, अरुण, चक्रवाक, 
हंस, ननन्‍्दीमुख, गेलाट, जतुक़ा (चमगीदड़), अ्रम्बाकपीलिका, दुड़ि (कच्छवी), 
अनस्थिक मत्स्य, जीवंजीवक, गंगाकुवकुटक, शकुल मत्स्य, कमठ, साही, पर्णशस, 
बारहसींगा, सांड, ओकपिण्ड, मृग, सफेद कबूतर, गांव के कबूतर श्र अन्य सब 
प्रकार के चतुप्पद, जो न तो किसी प्रकार उपभोग में आते हैं और न खाए जाते हैं । 
गभिणी या दूध पिलाती हुई बकरी, भेड़ और थ्ूकरी तथा उनके बच्चों को जो 
छः महीने तक के हों न मारना चाहिए। कुकुंट को बधित नहीं करना चाहिए। 
जीव सहित तुषों को नहीं जलाना चाहिए। अन्थ के लिए या प्राणियों की हिसा 
के लिए वन में श्राग न लगानी चाहिए। एक जीव को मार दूसरे जीव को न 
खिलाना चाहिए। तीनों चातुर्मासिक पूणिमाश्रों के दिन तथा प्रत्येक उपवास के 
दिन मछली न मारनी चाहिए। इन दिनों में हाथियों के वन में तथा तालाबों में 
कोई भी दूसरे प्रकार के प्राणी न मारे जाने चाहिए। प्रत्येक पक्ष की अष्टमी, चतु- 
देशी, श्रमावस्या तथा पूर्णिमा, पुष्य और पुनवंसु नक्षत्र के दिव और प्रत्येक चार- 
चार महीने के त्यौहारों के दिन बैल को तथा अन्य पशुग्नों को न दागना चाहिए ।'* 


राज्याधिकारियों का दोरा 


सम्राट अश्योक ने अपने राज्याधिकारियों को भी प्रचार कार्य में लगाया था । 
चह कहता है--मेरे राज्य में सव जगह युक्‍त (साधारण कर्मचारी), रज्जुक 
(भ्रायुवत ) भौर प्रादेशिक (प्रान्तीय श्रधिकारी ) पांच-पांच वर्षो से धर्मानुशासन 
तथा अन्य कार्यो के लिए, यह कहते हुए दौरा करें कि माता-पिता की सेवा करना 
तथा मित्र परिचित सजातीय ब्राह्मण व श्रमण को दान देना अच्छा है। जीव- 
हिंसा ने करना अ्रच्छा है । कम खर्च करता और कम संचय करना अच्छा हैं।* 

सम्राट अ्रशोक के धर्म-प्रचार में राजनीति और धर्म का मिश्रण था। पंचम 
स्तम्भ लेस में बताए गए जीव-हिंसा सम्बन्धी अभ्रधिनियमों से सम्राट्‌ की धर्मे- 
भावना का एक परिचय मिलता है, पर दण्ड-विधान के साथ करवाई गई जीव- 
दया विशुद्ध भ्रहिसा की कांटि में तो नहीं श्रा सकती । श्राज की समाज-व्यवस्था 
में भी मथपान, पर-स्त्रीगमन, चोरी, कूठा तोल-माप, मिलावट, चोश्वाजारी 
भ्रादि को रोकने के नाना कानून हैं ही, पर उनका लागू होना राज-व्यवस्था का 
धंग है, न कि प्रध्यात्म का। पशुप्नों के प्रति करता न वरते जाने के श्राज भी 

१. झ्थोक फे पर्म-लेख (पंचम स्तम्न लेख )प० ३४१-४६ 


हक 


२. प्रशोक के पमं-लेख (तृतीय शिलालेख) पृ० १२२ 


१०४ अहिंसा विवेक 


अनेकों कानून हैं | शहरों में सवारी ग्रादि के संख्या-परिमाण निश्चित हैं। सम्राट 
अशोक ने भी ऐसा करके कोई अपूर्व काम किया हो, यह नहीं लगता । उसके 
शासन में राजनीति और धर्म कैसे मिले-जुले चलते थे, उसका एक उदाहरण चतुर्थ 
स्तम्भ लेख में मिलता है। सम्राट्‌ अशोक कहता है--श्राज से मेरी यह आ्राज्ञा है 
कि कारागार में पड़े हुए जिन मनुष्यों को मृत्यु दण्ड निश्चित हो चुका है, उन्हें 
तीन दिन की मुहलत दी जाए। इस अवधि में जिन लोगों को बध का दण्ड मिला 
है, उनके जाति-कुटुम्ब वाले उनके जीवन के लिए ध्यान करेंगे और अन्त तक ध्यान 
करते हुए परलोक के लिए दान देंगे तथा उपवास करेंगे। क्योंकि मेरी इच्छा है 
कि कारागार में रहने के समय भी दण्ड पाए हुए लोग परलोक का चिन्तन करे ।"* 
यहां एक ओर मृत्यु दण्ड की चर्चा है और दूसरी ओर धर्माचरण की। अ्रशोक 
के मन में धर्म-विस्तार की उत्कट भावना थी, इसमें सन्देह नहीं। उसने अपने 
अभिमत को आगे बढ़ाने में कानून की अपेक्षा प्रचार का ही अधिक आश्रय लिया 
था। राजनीति और धर्म के उस मिले-जुले रूप में से 'नीर-क्षीर' का विवेक ही 
अध्यात्म और राजनीति का पृथक्करण कर सकता है। 


राजाश्रों का परम्परागत झ्राचार 


श्रेणिक राजा ने अवध घोषणा की, यह शास्त्रों में उल्लिखित है, पर उस 
घोषणा का स्पष्ट रूप क्‍या था, यह नहीं। महाशतक की पत्नी रेवती ने जिस 
प्रच्छन्‍्त विधि से मांस प्राप्त किया, उसे देखते हुए राजपुरुष उस आज्ञा को बहुत 
ही कड़ाकड़ी से पलाते थे, ऐसा लगता है। उपासकदशांगसूत्र में रेवती के प्रसंग 
विशेष से श्रमारी घोषणा का उल्लेख मात्र किया गया है। इससे यह नहीं सिद्ध 
होता कि श्ास्त्रकारों का ध्येय उसकी इलाघा का रहा है। आचाये श्री भिक्षु का 
अभिमत है, पुत्र-जन्मोत्सव व किसी विशेष प्रसंग पर ऐसी घोषणाश्रों की परम्परा 
राजा लोगों में रही होगी । यह राजाग्रों का परम्परागत आचार ही हो सकता 
है। यदि यह धर्म का अंग होता तो वासुदेव, चक्रवर्ती आदि भी इस सहज सम्भव 
धर्म से वंचित क्‍यों रहते ? यदि वल-प्रयोग में धर्म होता तो वे यही धर्माचरण 
कर अधिक-से-अधिक धर्मी वन जाते ।* 


१. श्रशोक के घर्मलेख (चतुर्थ स्तभ-लेख) पृ० ३३६ 

२. श्रेणक राय फड़हो फेरावीयो, ए तो जाणों हो मोटा राजा री रीत। 
भगवंत न सरायो तेहनें, तो किम त्राच हो तिणरी परतोत ॥ 
एतो पुत्रादिक्त जायां परणीया, श्रोछ्वादिक हो श्रोरी सीतला जाण। 
एहवो कारण कोइ ऊपजे, श्रेणक राजा हो फेरी नगरी में श्राण ॥ 


अहिसा-पर्यवेक्षण ; १०५ 


गांधीजी और अहिंसा 

सत्याग्रह-विचार 

आ्राचार्य भिक्षु से लगभग सवासी वर्ष पश्चात्‌ महात्मा गांधी आए। अहिंसा 
के इतिहास में उन्होंने भी कुछ नये भ्रध्याय जोड़े । अहिसा की उन्होंने एक व्यव- 
हारिक नीति के रूप में भी स्थापना की । सत्ता-परिवततंन जैसे दुष्कर कार्य जो कि 
ग्रव तक युद्ध से ही सम्भव माने जाते थे, उन्होंने सत्याग्रह, असहयोग आदि अहिसा 
प्रधान प्रयत्नों में भी उनकी सम्भवता मानी । व्यवहार द्षा में सत्याग्रह और असह- 
योग आ्रान्दोलन भले ही अ्रहिसा जैसे न लगते हों, पर महात्मा गांघी का प्रयत्त 
उनको भ्रधिकाधिक श्रहिसात्मक बनाने का ही रहा है। उनका कहना था--अ्रंग्रेज 
लोगों के प्रति हमारे मन में जब तक किचित्‌ भी कटुता और शेष है, तव तक 
हमारे ये प्रयत्न श्रहिसात्मक नहीं कहे जा सकते | उनके सामने प्रश्न श्राया--क्या 
सत्याग्रही कतार बांधकर खड़े हो सकते हैं ? उन्होंने कहा--यह प्रश्न ऐसे प्रसंग 
पर पूछा जा रहा है, जहां कतार बांधकर खड़े होने में प्रतिपक्षी के गमनागमन में 
एक अ्रवरोध करने का लक्ष्य स्पष्ट प्रतीत होता है। इसलिए यह तरीका कदापि 
अहिसात्मक नहीं हो सकता।* इस प्रकार अनेकों सामाजिक व्यवहारों में श्रहिसा 
को एक अनिवार्य नीति का रूप दिया और अनेकों समस्याझ्रों पर उनके सफल 
प्रयोग भी कर दिखाए। 
चीनी, खादी और चाय 

गांधीजी ने भ्रहिसा को राजनतिक और सामाजिक सम्बन्धों से ही परखा है, पर 
व्यक्तिगत जीवन-साधना के सम्बन्ध से भी उन्होंने बहुत सोचा झौर बहुत लिखा है । 
जीवन-व्यवहार के नगण्प कार्य और होनेवाली नगण्य हिसा के विपय में भी उन्होंने 
भ्रपने स्पष्ट मन्तव्य दिए हैं। भनेक स्थलों पर उनकी दृष्टि आ्राचार्य भिक्षु की दृष्टि 
के साथ भ्रदूभुत तादात्म्य रखती है। किसी एक व्यवित ने गांधी जी से तीन प्रश्न पूछि- 

१. वबया यह बात सच है कि विदेशी चीनी में हृड्डियां तथा खून प्रादि पवित्र 
चीजें डाली जाती हैं ? अहिसा का पालन करनेवाला मनुष्य व्या विदेशी शक्कर 
खा सकता है ? 

२. खादी पहनना अहिसा का प्रश्न है या राजनीति का ? 


फल फूल घननन्‍त फाय ने, हिसादिक हो श्वठारे पाप ने जाण। 
जोरो दावे पंला नें मना कीयां, धर्म हुवे तो हो फेरे छः घंटे में श्ाण ॥ 
++भनुकम्पा चौपई गीति ७ गाथा ३७,४०,४६ 
१- गांपीजी, सण्ड १० धहिता--भाग २ पु० २२३ के ब्याधार से 


१०६ | - अहिसा विवैक 


३. अहिसा-ब्रत का पालन करनेवाला क्या चाय पी सकता है ? 

उक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर गांधीजी ने इस प्रकार से दिया--- 

विदेशी चीनी के अन्दर हड्डियां श्रादि नहीं रहतीं, पर हां ऐसा सुना है कि 
उनका उपयोग चीनी साफ करने में किया जाता है। यह मानने का कोई कारण 
नहीं कि ऐसा प्रयोग देशी चीनी के लिए नहीं होता है। अहिसा की दृष्टि से 
सम्भवतः दोनों प्रकार की शक्कर त्याज्य है । यदि लेनी ही हो तो उसकी वनावट 
की जांच करना उचित है । विदेशी शक्कर का त्याग स्वदेशी के उत्तेजन के लिए ही 
संगत है। शक्कर मात्र के त्याग के लिए अहिसा की एक सूक्ष्म दृष्टि है। प्रत्येक 
प्रक्रिया में हिसा है। प्रतएव प्रत्येक खाद्य -पदार्थ पर जितनी कम प्रक्रिया हो, उतना 
ही अच्छा है। 

खादी पहनने में अ्रहिसा, राजकाज और अर्थशास्त्र तीनों का समावेश हो 
जाता है। पूर्वोक्त नियम के अनुसार खादी पर प्रक्तियाएं कम होती हैं, इसलिए 
उसमें हिसा कम है। 

अहिसा-ब्रत पालनेवाला चाय पी भी सकता है और नहीं भी पी सकता है । 
चाय में भी प्राण हैं। वह निरुपयोगी वस्तु है। इस कारण उसके लेने से होनेवाली 
हिंसा अनिवार्य नहीं है । अ्तएव उसका त्याग इष्ट है। व्यवहार में हम इतनी 
बारीक बातों का ख्याल नहीं करते । इस कारण जिस तरह दूसरी चीजों को अहिंसा _ 
की दृष्टि से निर्दोष समभते हैं, उसी तरह चाय को भी मान सकते हैं । 
माता का शिक्षु-प्रेस 

तीनों प्रश्नों के उपसंहार में वे लिखते हैं---अहिसा एक मानसिक स्थिति है । 
जिसने इस स्थिति को नहीं समभा है, वह चाहे कितनी ही चीजों का त्याग कर दे 
तो भी उसे उसका फल शायद ही मिले। रोगी रोग के लिए बहुत-सी चीजों से 
परहेज करता है, इससे उसके इस त्याग का फल रोग दूर करने के अतिरिक्त नहीं 
मिलता | दुष्काल पीड़ित को यदि भोजन न॑ मिले तो इससे उसे उपवास का फल 
नहीं मिलता । जिसका मन संयमी नहीं है, उसकी कृति में चाहे संयम भले ही 
दिखाई दे, पर वह संयम नहीं है। जिस कार्य में जिस अंश तक दया है, उस कार्ये 
में उसी अंश तक अहिंसा हो सकती है। इसलिए दया और ज्ञान की आव- 
इयकता है। अंध-प्रेम को अहिसा नहीं कहते । अंधप्रेम के अधीन होकर जो माता 
अपने बालक को अनेक तरह दुलराती है, वह अ्रहिसा नहीं अज्ञानजात हिंसा है। मैं 
चाहता हूं खाने-पीने की मर्यादाओ्रों का पालन करते हुए भी लोग भ्रहिसा के विराट 
रूप को, उसकी सुक्ष्मता को, उसके धर्म को सम में। 


१. गांधीजी, खण्ड १० श्रहिसा---भाग १ पु० १६ 


अहिसा-पयेवैक्षण १०७ 


रामायण और महाभारत 


ग्राचार्य भिक्षु ने रामायण, महाभारत आ्रादि प्राचीन पुराण ग्रन्थों को स्वत्त: 
प्रमाण नहीं माना | उन्होंने जैन रामायण पर तो असंगत उदन्तों के लिए परि- 
प्कारक प्रयत्न भी किया था। 

महात्मा गांधी से एक वार पूछा गया--हिन्दू लोग राम के अवतार को धर्म 
का अवतार कहते हैं। राम ने रावण को मारा था, क्या यह बुरा किया ? राम ने 
वालि का वध किया यह कहकर कि--- 

प्रनुज बध्‌ भगिनी सुत नारी। सुनु सठ ये कन्या सम चारी॥ 
इर्नाह कुद्ष्ठि विलोकह जोई । ताहि बधे कछु पाप न होई॥0 

भगवद्‌ गीता में अजु न श्रपते सगे सम्बन्धियों का वध करने के लिए तैयार 
नहीं होता है। भगवान्‌ क्षषण्ण उसे युद्ध करके नाश करने का आग्रह करते हैं। 
आपका अहिसा-मन्तव्य इस विपय में कया कहता है? 

उत्तर में महात्मा गांधी लिखते हैं--तुलसीदास ने राम के मुंह में कितनी 
बातें डाली हैं, जिनका मतलब मैं नहीं समझता । वालि सम्बन्धी सारा प्रसंग ही 
ऐसा है । तुलसीदास ने राम के मुंह से कहलाई इन पंक्तियों के शब्दार्थ के अनुसार 
चलने से यदि कोई फांसी पर न चढ़ेगा तो बड़ी मुसीवत में जरूर फंस जाएगा। 
रामायण श्रौर महाभारत में हर महान्‌ व्यक्ति के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया 
है, सबको में शब्ददः नहीं ग्रहण करता हूं और न मैं इन ग्रन्थों को ऐतिहासिक 
संग्रह मानता हूं । उनमें भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में श्रावश्यक सिद्धान्तों का वर्णन मिलता 
है। भौर न मैं राम तथा कृष्ण को अस्खलनशील--क्रभी गलती न करने वाले 
मानता हूं, जैसा कि इन दो महाकाव्यों में उनका चरित्र-चित्रण मिलता है। वे 
श्रपने युग के विचारों ओर आ्राकांक्षाश्रों को प्रतिविम्बित करते हैं। केवल अस्ख- 
लनशील व्यवित ही अस्खलनशी ल पुरुपों के चरित्र का यथार्थ चित्रण कर सकता 
है। ऐसी अवस्था में उनका झाद्यय मात्र हमारे लिए पव-प्रदर्शन का काम दे सकता 
है। उनके भ्रक्षर-भ्रक्षर का भनुसरण करने से हमारा दम घुटने लगेगा और सब 
तरह की उन्नति रुक जाएगी। जहां तक गीता से सम्बन्ध है, में उसे कोई ऐति- 
हासिक संवाद नहीं मानता। झआाध्यात्मिक सिद्धान्त समकाने के लिए उसमें 
भौतिक उदाहरण लिए गए हैं। चचेरे भाइयों के दरम्यान हुए युद्ध का उसमें वर्णन 
है। घहिसा परमो धर्म: जीवन का एक उच्चतम सिद्धान्त है। उसके पालन से 
पदि जरा भी एम च्युत हों तो उसे हमारा पतन समझना चाहिए। भूमिति की 
सरल रेसा काले तस्ते पर चाहे न खींची जा सकती हो, परन्तु उस कार्य की 


श्ण्८ ह . अहिसा विवैक 


असम्भवता के कारण वह व्याख्या नहीं बदली जा सकती ।* 


सछली, वनस्पति और जल-जन्तु 
. अहिसा के सम्बन्ध में एक अ्रश्न उनके सामने आया । मछली पकड़ता हिंसा 
है। शाक के लिए वनस्पतियों को उखाड़ना हिंसा है। जन्तु-नाशक द्रव्य पानी में 
डालना हिंसा है। भ्रब बताइए दुनिया में कसे रहें ? 
गांधीजी लिखते हैं---एक पौधे को,उखाड़ंना भी बुरा है। किसी खूबसूरत 
गुलाब के फूल को तोड़ते किसे वेदना नहीं होती ? किसी घास-पात को तोड़ते 
समय हमें वेदना नहीं होती, इससे कहीं सिद्धान्त में बाधा पड़ सकती है ? इससे 
यही सूचित होता है कि हमें पता नहीं है कि प्रकृति में घास-पात का क्‍या स्थान 
है । अतएव किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना श्रहिसा-सिद्धान्त का उल्लंघन 
“ करना है। अहिसा के पूर्ण पालन की अवस्था में अवश्य ही जीवन की स्थिति 
गसम्भव हो जाती है। श्रतएव हम सब मर जाएं तो परवा नहीं, सत्य को कायम 
रहने देना चाहिए। प्राचीन ऋषि-मुनियों ने इस सिद्धान्त को आखिरी मर्यादा 
तक पहुंचाया है और यह कह दिया है कि भौतिक जीवन एक दोष है, एक जंजाल 
है। मोक्ष देहादि के परे की ऐसी श्रदेह सूक्ष्म अवस्था है, जहां न खाना है, न पीना 
है और इसी लिए जहां न दूध दुहने की आवश्यकता है और न धास-पात को तोड़ने 
की । सम्भव है इस तत्त्व को समभना था ग्रहण करना कठिन हो | सम्भव है कि 
पूर्णतः उसके अनुकूल जीवन व्यतीत करना अ्रसम्भव हो और है भी । फिर भी 
मुभको इस बात में कोई सनन्‍्देह नहीं है कि सत्य यही है और इसी लिए भलाई इस 
बात में है कि हम श्रपने जीवन को अपनी पूरी शक्ति भर उसके अनुकूल बनावें। 
यथार्थ ज्ञान हो जाना मानो झ्राधी लड़ाई को जीत लेना है। इस भव्य सिद्धान्त 
का हम जितना ही पालन अपने जीवन में करते हैं, उतना ही वह जीवन रहने श्ौर 
प्रेम करने लायक होता है। क्योंकि उस अवस्था में वजाय खुद सदा शरीर के वश 
में रहने के हम अपने शरीर को अपने वश में रखते हैं ।* 
शिशु के लिए सिह-बंध 
केलिफोनिया (अमरीका) से किसी एक व्यक्ति ने गांधीजी से पुछा--एक 
कैनेडी अपनी पशुश्ाला में वठा था । श्रांगन में उसकी पौची खेल रही थी । श्रचानक 
एक पहाड़ी सिंह पशुशाला में आया और लड़की पर कपटा । उस केनेडी ने अपनी 
राईफल उठाई और एक ही गोली में उस शेर को मार डाला। श्राप बतलाइए 
१. गांवीजो, खण्ड १ ० श्रहिसा--भाग १ पृ० १६-२० 
२. गांधीजी, खण्ड १० अश्रहिसा--भाग १ पृ० २०-२१ 


अहिसा-पर्यवेक्षण १०६९ 


उस केनेडी का क्या कर्तव्य था ? वह अहिसा-धर्म का पालन करते हुए यों ही 
बैठे रहता, यह ठीक था या जो उसने किया ? 

गांधीजी ने उत्तर दिया--यह बात विल्कुल सच है कि अहिंसा की उच्चतम 
स्थिति पर पहुंचना वहुत ही थोड़े लोगों के लिए शक्‍्य है । इसलिए मनृष्य जाति 
श्राम तौर पर हमेशा सिंह और शेर को मारकर अपने बच्चे ओर पशुओं की रक्षा 
करती रहेगी। पर इससे मूल सिद्धान्त में कोई वाधा नहीं पड़ती । साथु सन्‍्तों का 
जंगल में निशस्त्र रहना श्रौर किसी भी जंगली पशु को दुःख न पहुंचाए विना 
रहना, यह चमत्कार हिन्दुस्तान में श्रज्ञात नहीं है। पश्चिम में भी इस वात के 
ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं । 


खटमल, मकड़ी का जाला व पतंगे झ्ादि 


प्रश्न--माना कि मैं संसारी हूं । वड़ा र्प्राल रखने पर भी खटिया में खटमल 

हो गए हैं । उन्हें उठाकर रखने में भी कितने ही मर जाते हैं। घड़े के पानी में भी 
जीव पड़ गए हैं श्रौर उस पानी को फेंक देने पर भी उन छोटे-छोटे जीवों की हिसा 
होतीहै | घर में मकड़ी ने जाले बनाए हैं। उन्हें साफ करने में भी हिसा होती है । 
मान लो कि मैं एक व्यापारी हूं, माल की पेटी में जीव पड़ गए हैँ। यदि उन 
जीवों को मैं दूर न करूं तो माल का नुकसान होता है। मैं वाहर घूमने के लिए 
जाता हूं तो उस श्रिया में भी पँरों के नीचे थोड़े-बहुत जीव श्रा जाते हैं। वत्ती 
जलाता हूं तो यहां भी यही मुश्किल होती है। सिहादि के विपय में पूछना ही क्या 
है ? ऐसे दूसरे भ्रनेक दृष्टांत मैं दे सकता हूं । वया आप उनका खुलासा कर सकेंगे? 

' ऐसी स्थिति में श्रहिसा धर्म का पालन कैसे क्रिया जाए ? 

उत्तर--ऊपर कही गई सभी क्ियाद्रों में श्रवश्य हिसा है, क्‍योंकि क्रियामात्र 
हिसामय है श्रौर इसलिए सदोप है । भेद है तो सिर्फ कम व वेशी परिमाण का ही 
है। देह का शोर पात्मा का सम्बन्ध ही हिसा के च्राधार पर रचा गया है। इस- 
लिए देहधारी मनुष्य अहिसा के झादर्ख को दृष्टि के समीप रखकर जितना 
पूर जा सके, उतना दूर जाए। परन्तु अधिक-से-प्रधिक दूर जाने पर भी कुछ 
दिसा का होना तो अनिवाय ही होगा, जैसे श्वासोच्छवास लेने अथवा खाने 
एत्यादि में । भनाज के प्रत्येक कण में जीव है। इसलिए वदि हम मांसाहार 
के बदले प्रन्वाहार करते हैँ तो उसमें हम हिसा से मृक्‍त नहीं गिने जा सकते हैं, 
परन्तु धग्नाहार में टोने दाली हिसा को झनिवाय समझकर उसका आहार करते 


१. गांधीजी, एण्ड १० धहिसा--नाग १ पृ० ३३ 


११० अहिसा विवेक 


हैं मोर इसी लिए तो भोग के लिए आहार सर्वेथा त्याज्य है ।* 

प्रशश--हसा की आवश्यकता प्रमाणित हो जाने पर भी क्‍या सैद्धान्तिक 
दृष्टि उसमें बाधक होती है ? 

उत्तर--ऐसे ञ्रवसर पर भी जहां हिसा की श्रावर्यकता सिद्ध होती हो, सैद्धा- 
न्तिक दृष्टि से हिसा का समर्थन नहीं कर सकते। कार्य-साधकता की दृष्टिसे 
उसका बचाव किया जा सकता है।* 


व्यवसाय और खेती 

प्रशन--अन्य व्यवसायों की अपेक्षा क्या खेती भ्रधिक हिसा जन्य नहीं है ? 

उत्तर--कार्यमात्र, प्रवृत्तिमात्र, उद्योगमात्र सदोष हैं। आवश्यक उद्यम 
मात्र में एक-सा दोष है | मोती के रोजगार में, रेशम के धन्धे में, सुनार के पेशे में 
खेती से बहुत अधिक दोष है । क्योंकि ये धन्धे प्रावश्यक नहीं हैं। उनमें हिसा तो 
' बहुतेरी हुई है। मोती हिसा बिना मिल नहीं सकते। रेशम का कीड़ा उबाला जाता 
है। सुनार जो आसमानी आग पैदा करता है, उसमें जलने वाले जस्तुगओ्रों से यदि 
पूछें और यदि वे जवाब दे सके तो हमें उनके धन्धे की हिंसा का कुछ रूपाल हो 
सकता है।* 

प्रन्‍न--किसी व्यक्ति या पशु को मारने वाला क्या उस वध्य को दुर्गंति देने 
का पाप नहीं करता ? 

उत्तर---एक मनुष्य दूसरे को मारकर उसे दुर्गंति कसे दे सकता है ? यह बात 
मेरी समझ के बाहर है। मनुष्य अपने ही बन्धन और मोक्ष का कारण होता है, 
दूसरे का नहीं। अहिसा-धर्म का पालन अपने ही मोक्ष के लिए होता है।* 


अहिसा और उपयोगितावाद 


प्रन्‍न--क्या आपका सिद्धान्त उपयोगितावाद पर आधारित नहीं है। उप- 
योगिताबाद का श्रर्थ है--अ्धिकांश लोगों का अधिक लाभ । सामान्यतः वह अर्थ- 
सिद्धि के लिए हिसा-अहिसा में भेद नहीं मानता। झाप अपना स्थिति स्पष्ट 
करें । 

उत्तर--.प्रहिसावादी उपयोगितावाद का समर्थन नही कर सकता। वह तो 


- गांधीजी, खण्ड १० श्रहिता--भाग १ पू० ४७ 
गांधीजी खण्ड १० अ्रहिला--भाग १ पृ० २६ 
- गांधीजी, खण्ड १० अहिसा---भाग १ पृ० ३६ 
* गांधीजी, खण्ड १० अहिसा--भाग १ पूृ० ७५ 


लद्‌ णए 0 ७ 


गअ्रहिसा-पर्य वेक्षण १११ 


'सर्वभूतहिताय' यानी सबके लिए अधिकतम लाभ के लिए ही प्रयत्त करेगा झ्लौर 
इस आदर्श की प्राप्ति में मर जाएगा। दूसरों के साथ-साथ वह अपनी सेवा भी 
मर कर करेगा । सवके अधिकतम सुख के अन्दर अधिकांश का अधिकतम सुख भी 
मिला हुआ है, इसलिए श्रहिसावादी और उपयोगितावादी अपने रास्ते पर कई 
वार मिलेंगे, पर अन्त में ऐसा अवसर भी झ्राएगा, जब उन्हें अलग-श्रलग रास्ते 
पकड़ने होंगे और किसी-किसी दक्षा में एक-दूसरे का विरोध भी करना पड़ेगा । 

अहिसा सिद्धान्त के अनुसार यूरोपीय महासमर सरासर अनुचित मालूम 
होता है ।उपयोगितावाद के अनुसार प्रत्येक पक्ष ने उययोगिता के अपने विचार 
के भ्रनुसार अपना पक्ष न्यायसिद्ध कर दिया है। उपयोगितावाद के सहारे जलियां 
वाला वाग-काणए्ड को भी उसके करनेवालों ने न्‍्याय-सिद्ध कर दिखाया। ठीक 
इसी तर्क से अराजक भी अपनी ह॒त्यान्रों का समर्थन करते हैं, किन्तु सर्वभूतहित- 
बाद के सिद्धान्त की कसौटी पर इनमें से किसी भी काम को समुचित सिद्ध नहीं 
किया जा सकता ।' 


भावना श्रोर कार्य 

प्रघम--मानव समाज का नाश करनेवाले आदमी के नाश को क्‍या श्राप 
प्रहिसा न मानेंगे, जबकि वह केवल समाज-हित की भावना से ही किया जाता 
ह। ; 

उत्तर--यह यथार्थ है कि मैंने भावना को प्राधान्य दिया, किन्तु श्रकेली भावना 
से प्रहिसा नहीं सिद्ध हो सकती। यह सच है कि अश्रहिता की परीक्षा अन्‍्त में 
भावना से होती है। किन्तु यह भी उतना ही सच है कि कोरी भावना से ही 
प्रहिसा न मानी जाएगी। भावना-माप भी कार्य पर से हो निकालना पड़ता है 
ग्रौर जहां रपाध के वध होकर हिसा की गई है, वहां भावना चाहे कितनी ही 
ऊंची क्यों न हो तो भी स्वाथंमय हिसा तो हिसा ही रहेगी । इससे उलठे जो श्रादमी 
मन में वेर-भावप रखता है, किस्तु जाचारी से उसे काम में नहीं ला सकता, उसे 
यबेरी फे प्रति ध्रटिसक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उसकी भावना में बेर छिपा 
हम्मा है। श्सलिए बहिसा का माप निवालने में भावना झौर काय॑ दोनों की परीक्षा 
फरनी होती है ।* 
ज्ञानपूर्दक दया 


प्रशन--मनुष्य-मक्ती जातिसे मनृष्य-नक्षण छड़ाना भौर पद के मांस से 
3 ट् ु ; 


कं 


हे 


जात नोट 


- मंपीजी, एप्ट १० घहिसा--भाग १ पृ० ८३-४४ 
 यॉधोजी, पष्ड १० धाहुता--भाव १ प० ११९५ 








११२ अहिसा 


श्रपता निर्वाह करने की बात कहना, मांस खानेवाले लोगों को फल, फूल वनर 
से जीवन-निर्वाह करने की बात कहना क्‍या अ्रहिसा है ? अहिंसा की दर 
जीवमात्र समान हैं। 

उत्तर--सर्वभक्षी जब दया से प्रेरित होकर भक्ष्य पदार्थों की मर्यादा नि 
करता है, तब उस हद तक वह अहिसा-धर्म का पालन करता है। इसके विप 
जो रूढ़ि के कारण मांस आदि नहीं खाता वह श्रच्छा तो करता है, लेकिन यह 
कहा जा सकता कि उसमें अहिसा का भाव है ही। जहां अहिसा है, वहां 
पूर्वक दया होनी ही चाहिए।* 

प्रदत--आप दया और अनुकम्पा के स्थान पर जब तब अहिंसा शब्व 
प्रयोग करते हैं, इससे भ्रान्ति पैदा होती है ? 

उत्तर--श्रहिसा और दया में उतना ही भेद है, जितना सोने और सो 
गहनों में, वीज में भ्रौर वृक्ष में । जहां दया नहीं, वहां अहिंसा नहीं । अतः यों 
सकते हैं कि उसमें जितनी दया है, उत्तनी ही अ्राहिसा है। अपने पर आात्र 
करनेवालों को मैं न मारूं, उसमें श्रहिसा हो भी सकती है और नहीं भी । डः 
अ्रगर उसे न मारूं तो वह अहिसा नहीं हो सकती । दया-भाव से ज्ञानपूर्वक न मं 
में ही अहिसा है ।* 

महात्मा गांधी के अ्रहिसा चिन्तन में जेन अ्रहिसा-दृष्टि का भी प्रभाव 
है। गांधीजी ने जिनभद्गगणी क्षमाश्रमण, हरिभद्रसुरी, हेमचन्द्राचायय, श्र 
चन्द्रसरी प्रभूति आचार्यों के अहिसा सम्बन्धी विशेषावश्यकभाष्य, पुर 
सिद्धयुपाय आदि ग्रन्थ पढ़े हैं, ऐसा अ्रनेक संदर्भो से स्पष्ट होता है। 


तत््व-निरूपण श्रोर लोक-धघारणा 


अहिसा के सूक्ष्म निरूपण बहुधा लोक-धारणा और लोक-व्यवहार के र 
मेल नहीं खाते । इसी लिए तो आचार्य भिक्षु को, साले का सर काट दूँगा, 
करोड़ कसाइयों से भी अधिक बुरा है, जी करता है भिक्षुजी को कटारी से : 
१. गांधीजी, खण्ड १० अहिसा--भाग १ पु० ११७ 
२. गांधीजी, खण्ड १० श्रहिसा--भाग १ पृ० ११६-१७ 
३. नवजीवन ता० १३-१-२८ 
४. गांधोजी, खण्ड १० अहिसा--भाग १ पृ० ७७ 
श्र, भिक्‍खु दृष्टान्त ६१ 
६. भिक्‍खु दृष्टान्त पड 


श्रहिसा-पर्यवेक्षण ११३ 
दूं प्रादि वीभत्स वाक्य अपने कानों से सुनने पड़ते थे । एक चर्चावादी तो उनके 
छाती में मुवका मारकर ही चलता वना ।* अपने निर्भीक निरूषण को लेकर उ 
नाना लोक-यातनाओ्रों का सामना करना पड़ा । 

इस विपय में गांधीजी की स्थिति भी लगभग यही थी। उनके अहिंसा 
सम्बन्धी निरूपणों से बहुत वार लोग बौखला उठते और अपने कटु उद्गार उस 
तक पहुंचाते। गांधीजी ने स्वयं ऐसे प्रसंगों का उल्लेख किया है। उनके दब्द हैं--- 
कितनेक लोगों का कहना है, मेरा साठवां वर्ष बैठा है, इसलिए ही मेरी धुद्धि का 
नाग हुआ है। तो कितनेक लोग कहते हैं---ऐसा धर्म श्रापको अभी बुढ़ापे में सूका 
है क्या ? यदि पहले ही सूका था तो इतने दिन मुंह में दही जमाए क्यों बंठे थे ? 3 
भ्रव आपको भ्रहिसा के क्षेत्र से त्याग-पत्र दे देता चाहिए। श्राप महात्मा माने 
जाते हैं, इसलिए समाज के बहुत से लोग श्रापके रास्ते पर चलकर दुःखी और 
पामाल हो रहे हैं ।४ 

सत्य-निरूपण में दोनों ही विचारक टलते नहीं थे । एक वार गांधीजी ने किसी 
प्रसंग से कहा घा--मच्छरों, मविखयों और चूहों को भी जीने का उतना ही श्रधि- 
फार है, जितना कि मेरा । श्रमेरिका के पत्रों में इस वात का बहुत ही उपहास हुप्ना। 
वहाँ के एक हित॑पी ने गांधीजी को लिखा---मैं नहीं मानता, आपने ऐसी वेवक्फी 
भरी बातें कही होंगी; झतः प्रावश्यक है, ग्राप एक प्रतिवाद लिखकर भेजें, जिसे मैं 
यहां समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर सकूं। गांधीजी ने उस पर लिखा--खेद है, 
मेरी वेवफूफी को मिटाने का श्रेय झापको मिलना सम्भव नहीं है 

महात्मा गांधी इन झ्ालोचनाशों में वेदनाशील भी होते देखे जाते हैं। 
प्रसंगयश वे लिसते हैं--मेरे नाम इस विपय में हेरों पत्र झाए हैं। इनमें से कोई 
मीठा, पोई तीखा भौर कोई कड़वा है भेरे मित्र नी मेरा शझ्भिप्राय नहीं समझ 
सके है। मेरे नसीब से मेरे जीवन में हमेशा ऐसा ही होता चला झाया है।* 

मैंने टीफाझ्गरों का रोप बहुत बटोर लिया है। कोई गालियां देकर श्पनी 





१. निफसु दुष्टाग्त ७४ 

२. निषसु दृष्टान्त ४७ 

३. गांधीजी, सष्ड १० प्रहिसा--भाग १ १० ६६ 
गांधीजी, रष्ड ६० धहिता--भाग १ पृ० १११ 

४. गांधीजी, एष्ट (० धहिसा--नाग ४ पृ० ४३४ 

६. पांपोजी, एष्ड १० धहिसा--भाग २ पृ० १६०-६६१ 

७. गपीणी, एड १० धहिसा--भाग ६ पृ० ४६ 


११४ * झहिसा विवेक 


अहिसा की परीक्षा दे रहा है, कोई सख्त टीका करके मेरी श्रहिसा की परीक्षा ले 
रहा है।' 
शआ्राचार्य भिक्षु का उग्र सत्य 


आचाय॑ श्री भिक्षु से उनके उत्तराधिकारी शिष्य भारमलजी स्वामी ने 
पूछा--आ्राप छम्मस्थ भगवान्‌ महावीर को चुका कहते हैं, यह लोगों को बहुत 
ही अ्रप्रिय लगता है। झ्राचार्य भिक्षु ने कहा--जो मैं कहता हूं, वह सत्य हैया 
नहीं ? 

भारमलजी---सत्य तो है ही । 

आ्राचार्य भिक्षु-+फिर प्रिय और श्रप्रिय होने की चिन्ता मत करो ।* 

आचाये भिक्षु से किसी ने कहा--आपका उम्र निरूपण क्या वास्तव में निन्‍दा 
या हिसा नहीं है ? 

आचार्य भिक्षु--एक धनवान्‌ अपने लड़के को सीख देता है, जिसका धन 
उधार लिया जाए, उसे यथासमय वापिस करना चाहिए, नहीं तो लोग दिवालिया 
कहते हैं। 

पड़ोसी सचमुच ही दिवालिया था। उसे यह सीख चुभती और वह भललाकर 
कहता है, बेटे को ऐसी सीख न दिया करो, मेरी छाती जलती है। 

आचार्य भिक्षु ने प्रश्नकृर्ता से कहा--ठीक इसी प्रकार मैं तो अपने (शिष्यों 
को साध्वाचार सिखलाता हूं । शिथिलाचारी कुढ़ते हैं, यह तो उनका अपना ही 
दोष है।* 

आ्राचाय भिक्षु की दृष्टि में पाप की आलोचना असंगत नहीं पापी की झ्रालो- 
चना असंगत हो सकती है । 


गांधीजी की स्पस्टवादिता 


गांधीजी ने चीन में रहे पादरियों के धर्म-परिवर्तन कार्य की तीज श्रालोचना 
की । ईसाई जगत्‌ में एक उद्वेलन भ्रा गया । वरीष्ठ लोगों ने गांधीजी को लिखा- 
-आपका हमेशा का स्वभाव तो विशिष्ट शान्ति, घैय व समय से बात करने का 
है। आप इस कठोरता को सहज ही टाल सकते थे। इस कठोरता में झ्रापने पादरी- 
वर्ग के प्रति हिसा की है । 


१. गांधी जी, खण्ड १० आरहिसा--भाग १ पृ० १११ 
२. सिक्खु दृष्टान्त १७८ 
३. भिक्‍खु दुष्टान्त ६० 


श्रह्िसा-पर्यवेक्षण ११५ 


गांधीजी क़े विस्तृत उत्तर का श्रभिप्राय है--ईसामसीह ने अपने जमाने के 
कुछ लोगों को 'सापों की श्रौलाद' कहा था । उनके छद्दों व कार्यो से लोगों को 
इतनी चोट पहुंची कि वे उनकी जान के गाहक वन गए । क्‍या ईसामसीह ने वचन 
हारा हिसा की थी ? 

सत्य यदि कठोर हो सकता है तो उसे व्यक्त करने का नम्नतापूर्ण मार्ग ऐसा 
फौन-सा है, जिससे कि थिरोधी को क्रोध आए ही नहीं । किसी चोर के कार्य को 
मैं चोरी कहकर ही व्यवत करूँ या द्वावड़ी प्राणायाम' जैसी भाषा में में उसके 
विपय में यह कहूं कि वह साहुकारी के चारों ओर की भूमि में भ्रमण करता है, 
हत्यारे के लिए बाहूं कि वह निर्दोष खून करता है। इन प्रयोगों में भी वया निश्चि- 
तता है कि दोषी का दिल दुःखेगा हो नहीं । मेरे मतानुसार कठोर सत्य विवेक और 
नम्नतापूर्वक कहा जा सकता है। पादरियों की प्रवृत्ति के विपय में मेवे जो वचन 
यहे हैं, वे किसी प्रकार हिसक नहीं ठहरते ।* 
मत-विभिन्‍नता भी 


भ्राचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी के अहिसा मन्तव्यों में ववचिद्‌ ग्रत्यन्त 
भिन्‍नताएं भी थीं। मरणणील को मृत्युदान का विचार गांधी जी का अपना निराला 
था। प्राचार्य भिक्षु साधु-दीक्षा में थे । श्रत: जीवन-व्यवहार में हिसा का अनु मोदन 
मात्र भी उनके लिए चजित था। गांधीजी एक लोकपुरुष थे । वे अपने सामाजिक 
दायित्व फो समझते हुए समाज-धर्म के रूप में हिसा का श्रादेश व श्रनुमोदन भी 
करते थे। पामाजिय लोग कहां तक हिसा कर सदझते हैँ श्लौर कहां तक नहीं, इस 
तथ्य को तोलने की उनके पास श्रपनी तुला थी । एक ओर उन्होंने श्रहटमदावाद के 
प्रमुस उयोगपति सेठ प्रम्बाजाल द्वारा साठ पागल कुत्तों के मरवा डालने को यह 
पाटूकार कि इसके सिवाय और दूसरा हो गया सकता था, अनुमोदित किया झौर 
सारे ऐश का रोप भपने ऊपर लिया; दूसरी प्रोर पझंग्रेजों की हत्या के लिए उम्र युवकों 
फे विषय में पुन-पुनः ये फहते रहे--नौजवान मुक्से कहते हैं कि यदि में उनकी 
भदद नहीं पर सकता तो में चुप ही रहूं प्रौर उनके मार्ग में रोई न श्रटकाऊं । उन्हें 
मेरा यही उत्तर है कि यदि बाप ध्रंग्रेंज धधिकारियों को मारना ही चाहने हैं तो 
उगके पजाय मु ही पयों नहीं मार डालते ? धघपने दंग से धापके मार्ग में रोडे 
झटकाने के घापरे घाराप छा में घपने को घपराधी स्पीकार करता है । यह मेरा 


5७० 3 गपर दथा ने पारो म्ते स॑ गै टिप्गने लगा दो | ले 55422 
ध्येय है। मुन पर दया ने करो, मुच्छे सीधी राट्‌ टिदाने लगा दो | लेकिन जब तक 


१. गांपोजी, छष्ड १० धहिसा--नाग २ ५० ६८६३-१८४ 
३. विशेष दिदरण हे; लिए देजें 'घादाएं भिक्षु घौर महात्मा गांधी' 


११६ अहिंसा विवेक 


मेरे भ्रन्दर प्राण हैं, मैं अपने ढंग से श्रापक्षा विरोध करूंगा ही। यदि आप मुभे 
छोड़ते हैं तो आप सरकारी नौकरों पर, चाहे वे बड़े हों या छोटे, हाथ न डालिए | 

मुसलमानों द्वारा किए गए अभद्र व्यवहारों के बावजूद भी वे हिन्दुओं को 
अहिसा से काम लेने की श्रपील ही करते रहे और उसी में श्रपने प्राण दे दिए । 
अपने ऊपर बम फेंकनेवालों को भी उन्होंने क्षमा किया था। इस प्रक्रार आचार 
और विचार से समुद्भूत गांधी-अहिसा इस युग का एक स्वतन्त्र जीवन-दशन वन 
गई है। सुप्रसिद्ध विचारक श्री हरिभाऊ उपाध्याय लिखते हैं--महात्मा गांधी ने 
प्रत्येक विचारधारा को परखा और उसे समन्वय दृष्टि दी। उनकी दृष्टि उसी 
सृक्ष्मता को पहुंची, जहां उसने एक नवीनवाद का सूत्रपात किया और उसे कह 
सकते हैं--गांधी-धर्म । श्रेष्ठता और सृक्ष्मता की दृष्टि से जैन-धर्म और गाधी-धर्म 
सम हैं । महात्मा गांधी एक नये समन्वयात्मक धर्म के अधिष्ठाता कहे जा सकते 
हैं, जबकि आ्राचाये भिक्षु परम्परा से आते हुए एक पुरातन धर्म को नये सिरे से 
मान्यता देनेवाले थे। महात्मा गांधी ने गांधी-धर्म की सृष्टि की। आचाय॑ भिक्षु 
ने जैन-धर्म की पुनर्जागरणा की। दोनों का तत्त्व-चिन्तन विभिन्‍त परिस्थितियों 
में होते हुई भी बहुत कुछ समान दृष्टि रखता है ।' 


कथनी करनी में सेद 


“अमृत सबके लिए समान है। वह किसी के लिए विष नहीं होता । अनुकम्पा 
. भी सबके लिए समान है। वह एक ( श्रावक ) के लिए आचरणीय और एक 
(साधु) के लिए अ्रनाचरणीय नहीं होती ।”* 

किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा-तेरे शरीर में वायु की व्याधि 
है । सातवीं मंजिल पर से नीचे गिर, तेरा रोग मिट जाएगा । उसने कहा तेरे भी 
तो यही रोग है ? तू भी तो ऐसा कर। वह बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता । ऐसा 
करने में मेरी तो हड्डी-हड्डी विखर जाएगी। उसने कहा,यह कौन-सा न्याय है कि तेरी 
तो हड्डी-हड्डी विखर जाएगी और मेरा रोग भी मिट जाएगा।? 

अनुकम्पा की दृष्टि से जेन परम्पराओ्ं में एक बहुत बड़ा विषंवाद चलता 


. १. भुप्तिका--श्राचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी 
२. साध आवक दोनूं तणी, एक अनुकस्पा जाण । 
इसरत सह नें सारिषो, कूड़ी मत करो ताण 0 
--अनुकम्पा चौपई गीति २ दोहा ३ . 
३. भिक्‍खु दृष्टान्त ७२ - 


इसा-पर्यवेक्षण १5७ 


एहा जाता है, अ्मुक प्रकार की अनुकम्पा हम साधु तो नहीं कर सकते, हमारे 
भंग होते हैं। तुम यदि करते हो तो धर्म-पुण्य ही होगा | वे देहपोपक दया 
दान के लिए गृहस्थों को प्रेरणा देते हैं, पर उनके अपने पास कोई क्षुबातुर 
५; तैपातर चला आए, उनके पास भोजन ग्जौर पानी वर्तमान हो तो भी आरागन्तुक 
की भख और प्यास नहीं दुभाते | कहते हैं, ऐसा करने में हमारे महावत टूटते हैं । 
कोई णीत-पीडित व्यक्षित उनसे वस्त्र की याचना कर ले या कोई राहु-अ्रप्ट पथिक 
उनसे मार्ग-जिज्षासा कर ले तो न वे वस्त्र ही देते हैं और न वे मार्ग ही बतलाते हैं । 
माहने भर के लिए ही बया वे जाव-रक्षा करते हैँ ? सचमुच ही अहिसा-चिन्तन में 
यह एक प्रक्षम्य विपंवाद है। साधु श्रौर गृहस्थ के धर्म में अणुत्नतों का और महा 
प्रतों फा ध्रन्तर है। वह श्रन्तर केवल ब्रत-परिमाण का है न कि अहिसा, सत्य 
श्रादि ब्रतों के श्राधारभूत सिद्धान्तों का । भ्रहिसा, सत्य आदि गुहस्थ के लिए बंगत: 
उपारय हैं तो साधु के लिए पूर्णतः । देहोपचायक दया भी यदि उपास्य धर्म है तो 
साधु के लिए बह पूर्णत: उपास्य धर्म होना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं माना जा 
समता तो सोचना चाहिए, एतद्‌विपयक मूल घारणा में ही कहीं भूल है शोर वही 
भूल है जिसे प्राचार्य भिक्षु ने लौकिक दया श्रौर लोकोत्तर दया के भेद युग्म से 
मुपारा है । सिद्धान्त वह है जो सम स्थिति में सम प्रकार से चलता जाए। 
दूसरा पविपंयाद यह चलता रहा है, हम यह अनुकम्पा तो कर सकते है, यह 
गहीं । गाया भिक्ष ने ऐसी निर्मल सान्यताग्रों पर तीखब्र प्रहार किया। वे साधु 
कहते टै--ओोई पक्षी अपने पोंसले से प्रकस्मात्‌ नीचे झा गिरा तो हम उसकी 
प्रतुफग्पा पार उसे पुनः पोसले में संस्थापित कर देते हैं। बिल्ली चूहे पर भाषट 


होहीतो एम उस बिल्ली को भगाकर चूहे का बचा झेते है। ध्याचार्य भिन्न ने 
एह,काई तपरदी धायया कायोत्स्ग वारके बेटा है। स्चानक उसे पूच्छा भरा गई । 
गिर पड़ने में गदग भी बरी तरह से दर गई है । तद सम पया करागे ? इस पर थे 


पाटते (--एग तो साध है। हम गहस्य की सार-सम्भास नहीं कर सबसे । ग्राचार्य 


शिक्ष पएते , शिमकी ग्रमुकग्पा भें इतना विरोधाभास है, उन्होंने प्रतदम्पा के 
मूद को पवाटा महीं ६€। सी खायदों पा पेट इस रहा है। साधु प्करमात्‌ 
पंच गए। धायगों ने बहा, हम छोग दई ऐे मारे मर रहे है । घाप एमारे पेट पर 
एप फिराते रहे । एमें दहत शाम्ति मिलेगी । र्याव हम मरने से दव भी जाएंगे । 
महा साए कया गरे ? ये जोव-रक्षा के उपदेशय सूद बड़ते है, गृहस्प की परिचर्या 
एएना साथ थी झस्पाया नहीं । शायाय भिए ने इजहा+यह पैसी जीदददया है ? 


१. धगुशाया घोर गोति ६ गापा २ से ५ 


पु 


११८ ेु अहिंसा विवेक 


एक ही जैसे प्रसंगों से एक को कल्प्य मानते हैं, एक को ग्रकल्प्य | वे एक जैसी बात 
नहीं कहते । गृहस्थ के पैर के नीचे कोई जीव आकर मर रहा है! वे कहते हैं--- 
हम उसे अवश्य बचाते हैं | गृहस्थ के भाजन से रह-रहकर तेल निकल रहा है। 
उस बहते तेल में श्रनेक जीव लपेट में ञ्रा रहे हैं । वही तेल चींटियों की दरारों में 
से गुजर रहा है और आगे वह भ्रग्नि में पहुंच रहा है। तव कहते हैं--हमें यह सब 
बताना नहीं कल्पता। आचाय॑े भिक्षु ने कहा---यह सब अ्नुकम्पा को हार्द न समभने 
का परिणाम है। मूर्ख बहू का पीपल को लाने जैसा प्रयत्न है।' घर में कोई मंगल 
प्रसंग था। सास ने पुत्रवध्‌ से कहा--पास के चौराहे से पीपल ले आ। सास का 
ग्रभिप्राय पीपल की टहनी तोड़कर लाने से था। बह नासमभ थी। वह पीपल के 
पास पहुंचकर कहने लगी---पीपल ! घर चलो, सास बुलाती है। वार-बार यह 
बात कहती रही । पीपल जरा भी आगे सरका नहीं । तब वह पीपल के तने में 
रस्सा डालकर जोर से खींचने लगी। आयास करते-करते हाथ लोहू-लुहान हो 
गए। कोई विज्ञ पुरुष आया। उसने सारा हाल उससे पूछा। सब कुछ सुनकर 
उसने कहा---तु तो बहुत ही नासमझ ठहरी। सास के कहने का तात्पय समझे 
बिना व्यर्थ ही खींचातान मचा रही हो । 

जो साधु बढ़-बढ़कर यह कहा करते थे---हम बिल्ली से चूहे को बचाकर 
दया-धर्म का पालन करते हैं। आचार्य भिक्षु ने उनके समक्ष तत्सदृश छव उदा- 
हरण और रखे और पूछा-- 

१. तालाब में मछलियां और मेंढक भरे हैं। लट, जलोक झ्रादि अनेक जीव 
इधर-उधर रेंग रहे हैं। स्थावर जीवों की भी वहां भरपूर उत्पत्ति है। एक भेंस 
गर्मी से व्याकुल हो, उसमें लोटने जा रही है। यदि भेंस को रोका जाता है वो 
उसकी हिंसा है श्रौर नहीं रोका जाता है तो तालाब में रहे अ्रनगिन प्राणियों की 
हिंसा है। उस स्थिति में वे साधु अहिसा धर्म का पालन कंसे करेंगे ? 

२. सड़े धान का ढेर लगा है | उसमें लट, ईली, श्रण्डे आदि जीव किलबिला- 
हट कर रहे हैं। एक भूखा बकरा उस अन्न को खाने जा रहा है। यदि उसे रोका 
जाता है तो वह बेचारा भूखों मरता है। नहीं रोका जाता है तो धान और उसमें 
रहे अनेकों प्राणियों की हिंसा होती है। उस स्थिति में वे अहिसा धर्म का पालन 


१, अनुकम्पा चौपई गीति ८ गाथा १८-२० 
२. किण हीक ठोड़ें जीव बतावे, किण हीक ठोड़ संका सन श्राणें। 
समभ पड्यां विण सरधा परूपे, पीपल बांधी मूर्ख ज्यू ताणें॥ 
+अ्नुकम्पा चौपई गीति ८ गाथा ३२ 


प्रहिसा-पर्यवेक्षण १: 


लि 
? ६८2 


बसे करेंगे ? 

३. प्रनन्तुकाय वनस्पति से गाड़ी भरी है। उसमें चार पर्याव और चार प्राण 
वाले प्रनन्त जीव हैं ही। एक भूखा वेल उसे खाने जा रहा है । एक ओर वनस्पति 
की हिसा है, एक ओर बैल की। उस स्थिति में वे अ्रहिसा धर्म का पालन केसे 
करेगे ? 

४. पानी के मटके भरे पड़े हैं। जिनमें नीलण-फूलण छाई हुई है। लट श्रादि 
प्रनगशिन प्राणी पैदा हो गए हैं। प्यास से व्याकुल गाय उन पर झाकर खड़ी है । वे 
प्रहिसा धर्म का पालन केसे करेंगे ? 

५. कूड़े-करकट का ढेर लगा है। वर्षा में खाद भीग गई है। गिण्डोले और 
गधिये तलघल कर रहे हैं। उस समय पक्षी श्राए और लट आदि प्राणियों को चगने 
लगे हैं । इस स्थिति में प्रद्िसा धर्म का पालन फंसे करेंगे ? 

६, गढ़, खाण्ड श्रादि पदार्थों पर भ्रगणित मविखियां वँठी हैँ। मबसे 
ममिसयों को मारने के लिए मंहरा रहे हैं। वे साध अहिसा धर्म का पालन कंसे 
करेगे ? 

झाचागे भिक्षु ने कहा--विल्ली से चूहे को बचाने के लिये तो तत्पर होते हैं, 
घधेष उदाहरणों में चुप रहते हैं, यह दौसा विषंवाद ? 

सतों टी प्रश्नों पर श्राचाय भिक्षु का श्रभिमत था--साधु फी दृष्टि में जीव- 
साप समान है । छ पी हिसा है भौर वुछ की दया है, वहां साध तटस्थ और 
मौन रहें ।" 

त्मा गांधी से एक भाई ने पूछा--छोटे जीव-जन्दुग्नों फो एक-दूसरे का 
पधारार फरते प्रनेक वार देखता हूं 
परते में रोज देखता हूं । बिल्ली को 


न 


<्प 


न्पा 


। मेरे यहां एक छिपकली है। उसे यही काम 
बल्ती को पक्षियों पर कपटते भी देखता हूं । क्‍या मुर्के 
पट दैसते रटना घाहिए ? उसने हिसके जीवों को रोकता हूं तो उनकी हिसा हू 
जाती है। ऐसो रिपति में ध्ाप बताएं यया करना चाहिए ? 

गांधीजी ने उत्तर में लिखा--पया में ऐसी हिसा नहीं देखगा ? बहुत घार मैने 
दिपवाली को पिलचट्टों काम शिकार पररते तथा तिलचद्टों को दूसरे जीव-जम्नग्रों 
पता शिकार मरते देसा है । दिन्तु जीवों जीयस्य जीवनम! एफ जीव दूसरे जीद 
दाग झाधार है, यह सो प्राथी-डगत्‌ दा नियम है, उसमें हस्तक्षेप फरना मे कभी 


जि ५ ० है 
कक गो मे श्ब्ज्र 5 शय शंगग्य उसभन दो सर दाने डे वा ठ' 
श्त्तंध्य गए दर पे इस ध्गस्य उसनन को सुलझाने या में दावा नहीं 
रत] 


६. घरुदम्पा चौदई पीठि र गाषा ए से १३ 


१३० : अहिसा विवेक 


आममों में अनुकंपा-प्रसंग 
आचार्य भिक्षु एक शझास्त्र-शोधक थे। दया और अनुकम्पा शध्द पर उन्होंने 
शास्त्रों की बहुत गहरी शोध की। शास्त्रों का एक भी अनुकम्पा शब्द उनकी 
टिप्पणी से अछूता रहा हो, ऐसा नहीं लगता । उन्होंने उपलब्ध अनुकम्पा के प्रसंगों 
को सावद्य और निरवद्य दो भागों में बांटा । इस विषय में संयम-असंयम, झ्राज्ञा- 
श्रनाज्ञा निग्चल मानदण्ड स्वंदा उनके साथ रहे । 

१. मेघकुमार ने हाथी के भव में शशक की अनुकम्पा की । अपना पैर ऊपर 
उठाए रखा। भयंकर कष्ट सहा। यह निकेवल हिंसा दोष से बचानेवाली आत्म- 
उन्‍नायक और आज्ञा-सम्मत दया थी। देहोपचायक दया यदि उसका लक्ष्य होती 
तो वह जंगल के प्राणियों को सूंड से पकड़कर दावानल से बचाने का प्रयत्न करता। 
शहाक को भी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर क्यों नहीं रख लेता ।' 

२. अरिष्टनेमि ने सारथी के द्वारा बहुत सारे प्राणियों के विनाश की बात 
सुनकर सोचा--मेरे लिए बहुत सारे प्राणियों का विनाश हो, यह मेरे परभव के 
लिए श्रेयस्कर नहीं होगा । यह भी आत्म-उन्‍नायक (निवर्तक) दया का ही उदा- 
हरण है। भ्रवरुद्ध प्राणियों को उन्होंने बन्धन-मुक्त करवाया हो, ऐसा उल्लेख नहीं 
है।' 

३. धर्मरुचि श्रनगार ने शाक की एक बूंद डालकर .कीड़ियों को मरते देखा 
तो वे समग्र कड़वे तुम्बे का शाक स्वयं खा गये। यह नितानन्‍्त निरवद्य अनुकम्पा 
थी ।* 

४. भगवान्‌ श्री महावीर ने छम्मस्थावस्था में शीतल तेजोलेश्या का प्रयोग कर 
गौशालक को बचाया | यह उनकी सराग अनुकम्पा थी । साधु लब्धि का प्रयोग कर 
प्रायश्चित्त का भागी होता है; इसलिए यह छद्मस्थ भगवान महावीर की भूल भी 
थी । वीतराग-दशा में भगवान्‌ के सम्मुख उनके दो साधुओं को उसी गौशालक ने 
भस्म कर दिया । उस समय भगवान्‌ ने उन दो मुनियों की रक्षा के लिए तथा- 
प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया । अन्य लब्विधारी मुनियों ने भी लब्धि का प्रयोग 

हीं किया । टीकाकर श्री अभयदेवसूरी ने भी कहा है--भगवान्‌ ने गौश्ालक 
का संरक्षण सरागभाव से किया था। मुनि युग्म का असंरक्षण वीतराग-दा का 





+श्े 


« श्रनुकम्पा चौपई गीति १ गाया १ से ४ 

 अनुकम्पा चौपई गीति १ गाया ५-६ 

- अनुकम्पा चोपई गीति १ गाया ७छ 

 अनुकम्पा चौपई गीति १ गाथा ८ से १० तया ग्रीति १० 


नर. 2) 


्र्‌ 


अहिसा-पर्ववैक्षण १२१ 


परिचायक है।” 

५. प्रनुकम्पामात्र ही निरवद्य नहीं हुआ करती, यह समझाने के लिए जिन 
ऋषि का उदाहरण ययथेप्ट है। कामविद्धलता का छप्म करनेवाली रयणादेवी के 
सामने राग वर्धंगत जिनऋि ने बनुकम्पा पूर्ण दृष्टि से देखा | शेलक यक्ष ने अपनी 
पीठ से उसे नीचे टाल दिया और उस घूर्त देवी ने उसे खड्ग में पिरो लिया । यह 
प्रनुकम्पा सावद्य थी ।* 

६. सुलसा हरिणेगमेपी देवता की भवता थी | उसके पुत्राभाव को मिटाने 
के लिए देवकी के छः पुत्र क्रमशः श्रमुकम्पापूर्व क उसके यहां लाकर रख दिए, यह 
अनुवम्पा प्रत्यक्ष सावद्य थी ।* यह तो स्पष्ट अपने राग-बन्धन का निर्वाह था। 

७. हरिकेशी मुनि यज्ञ-मण्डप में आ्ाए। ब्राह्मणों ने उनका अपमान किया । 
सेवा-भावी यक्ष ने ब्राह्मणों को ऐसे प्रताड़ित किया कि उनके मुंह से रक्त बहने 
लगा | एक की हिंसा कर दूसरे की रक्षा सावध श्रनुकम्पा ही होती है।* 

८. धारिणी रानी ने गर्भावस्‍था में गर्भ की बनुकम्पा के लिए मनोज्न पदार्थ 
साए। यह प्रनुय्म्पा सावथ थी ।£ गर्भ-पोषण का रागमूलक कार्य क्‍या अध्यात्म 
हो सकता है ? 

६. प्रभयुमार के मिश्र देव ने श्रभयकुमार पर प्रनुकम्प॒ की और धारिणी 
रामी की दोहद पूर्ति के लिए देव-शकित से श्रकाल वर्षा की । यह सावश अनुकम्पा 
0।९ एस घनुकम्पा में निकिवल लोकिक भाव था । 

१०. क्षीझृष्ण श्ररिष्टनेमि प्रभु को पन्‍दन करने के लिए जाते घ। एक पुरुष 
गृष पूर से एबानाक ईट उठावार अपने घर में रख रहा था। श्रीकृष्ण ने भी एक 
एंट यहां से उठावार उसके पर पहुंचा दी। यह घनुकम्पा सावध है ।” यह लोौकिक 


१. एहू घ यद्‌ गोशासएस्य संरक्षण भगवता छत तत्सरागत्देन दर्घकरमत्वाप्टूगवत्तः 
तुनक्षप्रसर्वाणुमूतिभुनिरृगवयोने झरिष्पति तद्दौतरागत्येन लब्पिनुपजी ब- 
पत्वाव धषार पं भावित्याहइस्यदसेय । 

+नेंगपतोसूत्र दृत्ति शातर १५ 
घनुपपा दोपई पोति १ गाया ११ 
 प्रदुक्ग्पा पोपई गोति १ गाया १२ 
- प्रमुशम्पा चोपई पोति १ गाया १६ 
- घनएं्रा यौपई पोति १ भाषा १४ 
« एगशण्ण छोषई यीति ६ दादा १५ 
७. एन शारदा घोर गोौधि ६ गाघ १६ 


दा 8 


बी अदा. हु 


१२२ ग्रहिसा विवेक 


उपकार मात्र था | इससे उस वृद्ध के ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुणों की जरा भी 
वृद्धि नहीं हुई । 

११. गजसुकुमाल मुनि ने अरिष्टनेमि प्रभु की आज्ञा लेकर श्मशान में कायो- 
त्स्ग किया | सौमिल ब्राह्मण ने उनके शर पर अंगारे रख दिए। गजसुकुमाल ने 
दयाभाव से अपने शर को हिलाया तक नहीं । यह अनुकम्पा निरवद्य थी ।' इसमें 
आत्म-संयम का अग्नि के जीवों के प्रति श्रहिसाभाव था और सौमिल के प्रति 
क्षमा-भाव । 

तत्त्वज्ञ लोगों ने सराग अनुकम्पा का कठिन परिस्थितियों में भी आ्राच रण नहीं 
किया । श्रागमों ऐसे उल्लेख भी अनेकों मिलते हैं । 

१२. अ्रणक श्रावक को वीभत्स रूपवाले देव ने कहा--यदि तुम धर्म नहीं 
छोड़ते हो तो में नावा को ऊपर उठाकर ज्यों का त्यों उलट दूंगा । तेरे साथ सव लोग 
मर जाएंगे। अन्य लोग करुण विलाप करने लगे, पर श्ररणक ज्यों का त्यों श्रडिग 
रहा । लोगों के जीने मरने की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया । देवता पराजित 
हुआ्ना और उसकी धर्म दृढ़ता की इलाघा करता हुआ अपने स्थान गया ।* 

१३. नमि राजपि ने सांय-सांय जलती हुई मिथिला नगरी की ओर भांका 
तक नहीं । उनकी इस निर्मोह स्थिति को शास्त्रकारों ने प्रशस्त बतलाया है ।* 

१४. चुलनी पिता श्रावक अपने पौषध ब्रत में ग्रपनी माता को बचाने के लिए 
उठा। इससे उसका पौपषधतब्रत भंग हो गया । सूरादेव, चुलशतक, सकडाल श्रादि के 
सम्मुख भी ऐसे उपसर्ग हुए। जो-जो स्त्री, माता आदि को बचाने के लिए उठे, 
उनके पौपधब्रत-भंग हुए । ये सव सराग अनुकम्पाएं थीं।* 

भगवान्‌ श्री महावीर ने दीक्षा-ग्रहण से पूर्व एक वर्ष तक स्वर्ण-प्रुद्राश्नों का 
दान किया “देवता अज्ञात भूमिगत धन लाकर उनके कोप में रखते झौर भग- 

- प्रनुकम्पा चौपई गीति १ गाया २१ 
 अ्रनुफम्पा चोपई गीति ३ गाथा १-१० 
 अनुकम्पा चोपई गीति ३ गाया ११-१६ 
- अ्रनुझम्पा चीपई गीति ३ गाया २८-३७ 
५. झाचा रांग सूत्र तवा कल्पसूत्र 
, चिरक्षाप्टानि नष्दानि, प्रक्षोणस्थामिकानि च । 
प्रतिप्रनप्दसेतुनि, विरिकृजगतानि च॥। 
इ्मद्ानस्थानमूटानि, ग्रुप्तानि च गहास्तरे। 


रजेतस्थन रत्तादिवनान्याहत्य सबतः ॥। 


ल्‍्ऐ २ 


पा 


डी 


अ्रहिंसा-पर्यवेक्षण ११३ 


वान्‌ प्रतिदिन एक करोड़ आठ लाख स्वर्ण-मुद्राओं का दान करते। इस प्रकार 
समग्र वर्ष में उन्होंने तीनसोौग्मठासी करोड़ अस्सी लाख स्वर्ण-मुद्राओं का दान 
किया। प्रत्येक तीर्थंकर भी दीक्षा से पूर्व ऐसा करते हैं । 
प्रघन होता है यह दान किस हेतु से होता होगा ? शास्त्र इस विपय में मौन 
हैं, प्रतः नाना हेतसोचे जा सकते हैं। देव घन एकत्रित करते हैं। भगवान्‌ के 
हाथों दिलाते हैं, इससे यह अर्थ तो स्पप्ट-स्पप्ट निकल ही आता है कि भगवान्‌ के 
हिमा-ख्यापन का ही यह एक उपक्रम है। परम्परागत होने के कारण भगवान्‌ 
उसे करते हैं। श्राज भी दीक्षार्थी के हाथों से सोने-चांदी की श्रंगूठियां बंदाई जाती 
हैं। वे स्मृति की सूचक हैं॥ मिले भोगों को छोड़ना ही वास्तविक त्याग है ।' 
दान व्यवित की सम्पस्तता को व्यकत्त कारता है। लोग सम लेते हैं, भगवान्‌ का 
संग्पास श्रभाव का नाम त्याग ऐसा नहीं है। सवसे महान्‌ अर्थ वर्षीदान का यह 
निकलता है--सम्पन्नता से मोक्ष नहीं मिलता । दान-समर्थ लोगों का भी आ्रात्म- 
पल्याण तो सर्वरव-त्याग श्रर्थात्‌ संयम-प्रहण करने में ही है। 
इस दान को धर्म-पुण्य रे जोड़ने में तो सहज ही प्रघ्न उठ सकता है, वह धर्म- 
पुण्य मिलेगा किसे ? वह धन तो देवाजित था। देवों ने भी एधर-उधर से उठाया 
था । उनके मूल मालिक तो और ही लोग रहे होंगे । भ्राचाय॑ भिक्षु ने कटा--इस 
प्रदार पन देने में ही धर्म-पुण्य होता तो देवता भगवान्‌ श्री महावीर की प्रथम 
पाणी को निष्फल थयों जाने देते ? प्रभ॑-दान तो उनके लिए कोई बड़ी बात ही 
नहों ॥ ४ धरादिनाय प्रभु ने जब वर्षीदान दिया, दीन, अनाथ याचक रहे ही कौन 





यासयादिष्टपनदप्रेरिता जुम्भपा: सुरा:। 
इब्तोश्पूरयन्‌ भरते, पर्यांसोव पयोगुड: ॥ 
“>> विपप्दिशलाएगुरपदरितम्‌ पर्य १ सर्ग ३ इलोझ २० से २२ 
१. जेपष एग्ते पिए भोए लें विषिदों फच्दह । 
घाष्टीपे रपट नोए से हु छाइत्ति पुच्चद ॥ 
-+दसदंपालिक सप्त घ्र० २ वाया ३ 
- पत्प कप मजंदार एत्पिषो सपयादधिय। 
पणांदाजलेन भुजत्तिन से चाइत्ति दुच्द॒ ॥ 


जज 


“इसपडापिक्ष सब प्र २ गाया २ 
६. डिय पे एस सोनश॒या दीपो, दो देदता देवा हायो हाप जो। 
पुरत मगोरए झन हा, दोर दादी निरशण मे गमात छो ॥ 
एहने होरा में शाणश दगां, मन मारे ज्यूं देदता देह जी। 


१२४ अहिंसा विवैक 
होंगे ? लोग उनकी दीक्षा-वार्ता से स्वयं वराग्यशील हो रहे थे। उन्होंने भगवान्‌ 


का सम्मान रखने के लिए केवल प्रसाद-बुद्धि से ही दान लिया। न यह पात्र दान 
था, न करुणादान । धर्म-पुण्य का लेखा-जोखां उसके साथ बैठ ही कंसे सकता है ? 


खराचार्य मिक्षु और अनुकम्पा चौपई 


आचाय॑ श्री भिक्षु के विस्तृत व्यक्तित्व को थोड़े-से शब्दों में रखना सागर को 
गागर में भरने का प्रयत्न मात्र है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की एक भांकी 
तेरापंथ धर्मसंघ है । एक छोटा-सा पौधा जो उन्होंने श्रपने हाथों से रोपा, वही 
आज शतशाखी वट-व॒क्ष होकर उनकी स्मृति का एक धर्म-स्तूप बन गया है। तेरा- 
पन्‍्थ की प्रत्येक विशेषता में उनके बिखरे वीज ही फूटे हैं। आचार्य भिक्षु एक 
सिद्धहस्त कषिक थे । उनके हाथ से गिरा कोई बीज व्यर्थ नहीं गया । छव साधुश्रों 
का उनका समुदाय झ्ाज दो सौ वर्षो के पश्चात्‌ छव सौ से भी अधिक श्रमणों का 
समुदाय बन गया है। तेरह श्रावकों की संक्षिप्त संख्या विस्तृत होकर आज लाखों 
में चली गई है। तेरापन्ध अपने नवम अधिशास्ता आचार्य श्री तुलसी के नेतृत्व में 
अणुव्रत-आ्न्दोलन के माध्यम से श्राज सर्वजनोपयोगी हो रहा है। यह सब उन्हीं 
दीर्घदर्शी और कुशल व्यवस्थापक आचायें श्री भिक्षु की देन है। 
आ्राचार्य श्री भिक्षुआचार से, विचार से अहिसक थे । उन्होंने शास्त्र-विलोडन 
किया, श्रहिसा का नवनीत पाने के लिए। वे बोले, श्रहिसा का तत्त्व समभाने के 
लिए उन्होंने लिखा, रचा, श्रहिसा को भ्रमर बनाने के लिए | उनके अश्रहिसा तत्त्व 
की एक भांकी उनके जीवन-प्रसंगों (भिवखु दृष्टान्त) में मिलती है । विविध मतों 
के लोग आते और उनसे अहिसा विषयक प्रइन पूछते | उत्तर देने की उनकी शैली. 
तात्त्विक होते हुए भी व्यवहारिक होती । उनके तक अत्यन्त तीक्षण होते । जिज्ञासु 
को सनन्‍्तोप होता | दुराग्रही की चुप्पी होती। प्रश्न आया--किसी ने चार पैसे 
देकर सपेरे के पास से सर्प को छुड़ाया | छूठते ही सर्प चूहे के विल में गया, पर 
हां पर चूहा नहीं था | छुड़ानेवाले को धर्म हुआ या पाप ? आचार भिक्षु ने प्रश्न 
का समाधान एक प्रतिउदाहरण से किया। उन्होंने कहा--किसी ने कौवे पर गोली 
चलाई। कौवा उड़ गया। गोली चलाने वाले को पुण्य हुआ या पाप ? तात्पर्य 


बोर रो बाणी सफल करे, देवता पिण लाहो लेत जी॥ 
+-्रनुकम्पा चौपई गीत १२ गाया १-२ 
- जातसंसारवराग्या, दीक्षया स्वामिनों जना:। 
शेपामान्रमदो5्गह्हन्निच्छादाने5षपि नाउइधिकम्‌ ॥ 
-+प्रिपप्टिदालाकापुरुषच रित्रम्‌ पर्व १ सर्ग ३ इलोक २५ 


बी 


भ्रहिसा-पर्यवेक्षण १२५ 


चुहा या कौबा नहीं मरा यह तो उनके आ्रायुष्य वल की वात थी। सर्प को छुड़ाने- 
बाला और गोली चलानेवाला तो अपनी ओर से हिंसा कर ही चुका ।' 
कुछ लोग कहने लगे--प्राचार्य भिन्न की मान्यता है, बकरे को बचाने में, 
बचने के पदचात्‌ वह (वकरा)पानी, वनस्पति ब्रादि की जीवन पर्यन्त जो-जो हिंसा 
करता है, उन सब हिसाओ्ों का पाप उस बचानेवाले को क्रमशः लगता रहता है । 
प्राचायं भिक्ष ने कहा--मेरी तो मान्यता है कि असंयति के पोषण में अ्रसंयत 
. जीवन का जो श्रनुमोदन उस समय हुआझ्ना, उसका पाप तो उसी समय लग चुका । 
जीवन-भर जैसे-जैसे वह पाप करता रहेगा, वेसे-वैसे वचानेवाले को पाप लगता 
रहेगा, यह मेरी मान्यता नहीं है | हां, यह मान्यता अ्पवाद उठानेवाले उन लोगों 
की भ्रयध्य हो सकती है। वर्योकि वे तपस्या का धारणा कराने में श्रागे की जाने- 
याली तपस्या का फल भी धारणा करानेवाने को मानते हैं । धर्म यदि पीछे मुड्ठकर 
प्राता है तो उनकी मान्यता के अ्रमुसार पाप भी पीछे मुड़कर झाना चाहिए । 
तपरया का फल यदि घारणा करानेवाले को मिलेगा तो घारणा करनेवाला तपस्या 
मे करके यदि किसी की हत्या कर डाले तो उनकी मान्यता के अनुसार उस हत्या 
मत फल भी उसे क्यों नहीं मिलेगा ? * 
मिपयु दष्टान्त' झाचायय लिक्षु के जीवन-प्रसंगों का एक अनूठा संग्रह है । 
धापाय निश्षु के दिवंगत होने के बहुत वर्षो पश्चात्‌ मुनिप्रवर श्री हेमराजजी ने 
प्रपने रमृति-बल से एसका संकलन कराया। तेरापन्य के भावी प्रधिनायक श्रीमद्‌ 
जयाचारये ने उनसे सुनकर से जीवन प्रसंग लिसे ।* दोनों मुनि पुंगव एस कार्य के 
लिए घयध्य ही बधाई के पान है। यह संदलन कर उन्होंने उनके प्रद्टिसा तत्त्व दे 
7 नरीं, प्रत्युत उनके गौरम्मय जीग्नब्रत को ही साकार कर दिया है । 
पानाय॑ लिक्षु गये सिद्ध कथि थे। उन्होंने झविता करना कब सीसा, एसका 
मोई इतिहास नहीं बना । पर उनका सुविस्तृत कविता-साहित्य उनके सिद्ध हस्त 
फोधि होते देंगे उस्लख प्रमाण है । उनके राजस्थानी पद्य-साहित्य अटतीस हजार 
सख्थाय परिमाण माना जाता है। वताप्रन ए। घोपई', घाचार की चोपई शिनाशा 


पृ  रऋप ई 


अप गन दा ब्ल्ज्जा दशा घनेरों प्रंप रा  राम्द्ज >> 
्‌» जायवाना बारह दत प्रादि घनेझों प्रंय प्रटिसा सघ्यद्ध £ै। 


जप >> _ौऔहआ 
+>+ 
दर] 
3 

+ 44 ५ 
हु 
25 
। 
कक 
डे 
ञ्ब्ड 

2बक ल्‍न्‍ 
जोडी 
हद 


१२६ अहिसा विवेक 


अनुकम्पा चौपई अपने विषय का उत्कृष्ट ग्रंथ है। इसमें विभिन्‍न रागों में सन्‍्दर्भित 
बारह गीतिकाएं हैं। प्रत्येक गीतिका पर भूमिका रूप में कुछ दोहे हैं। समग्र ग्रंथ छः 
सौ बारह गाथामय है । भाषा राजस्थानी है । कविता सहज और प्रांजल है। पाठक 
को लगता है, कवि अपने विषय का बिना कोई झायास. उठाए गद्य में ही विवेचन 
'किए जा रहा है। विवेचन के आधार सर्वत्र श्रागम, तक और दृष्टान्त हैं । 
गीतिकाओं के विषय-क्रम का स्थल व्यौरा निम्न प्रकार से है-- 

१. प्रथम गीतिका में---अ्रनु कम्पा के दो भेद---सावद्य और निरवद्य । आग- . 
मोक्त अनुकम्पा प्रसंग । श्राज्ञा और अ्रनाज्ञा की कसौटी पर । 

२. द्वितीय गीतिका में---साधु और श्रावक का अनुकम्पा धर्म एक | एक का 
संरक्षण, एक के चपेटी । 

३. तीसरी गीतिका में--जीवन और मरण की कामना धर्म नहीं। ग्रनुकम्पा 
में राग । मोह अनुकम्पा सहित और मोह अनुकम्पा रहित घटना प्रसंग । 

४. चौथी गीतिका में--हिंसा का करना, करवाना और अनुमोदन करना 
पाप है, पर देखना पाप नहीं । जीव रक्षा पर सात दृष्टान्त । 

५. पांचवी गीतिका में--जीव-रक्षा पर तीन दृष्टान्त। त्याग धर्म है, पर 
त्याग का भौतिक परिणाम धर्म नहीं । 

६. छठी गीतिका में--_दया की परिभाषा । कथनी और करनी में भेद । 

७. सातवीं गीतिका में--जगत्‌ जीवों का मात्स्य न्याय । मिश्र-धर्म पर सात 
दृष्टान्त । एक को मारकर अनेक की रक्षा । बल-प्रयोग में घर्म नहीं । श्रेणिक राजा 
की अमारी घोषणा । जीव-रक्षा पर दो वेश्याश्रों का उदाहरण । 

८. आठवीं गीतिका में--दया के दो स्वरूप--लौकिक और लोकोत्तर। दया 
को पहचानने में भूल । एक समान दया-प्रसंगों में एक को हेय कहना, एक को उपा- 
देय कहना । मिश्र-धर्म पर विवेचन । 

६. नवमी गीतिका में--दया भगवती का रूप। हिंसा धर्म की हेयता। 
पंचेन्द्रिय जीवों के लिए एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा | स्थावर जीवों का समारम्भ | 
हिंसा-धर्म के प्ररूपण में महात्रत भंग। भ्र्थ-हिंसा और अनर्थ-हिंसा । धर्मार्थ हिंसा। 
जीवमात्र की समानता । हिंसा और दया की करणी एक नहीं । दया में हिंसा का 
मेल नहीं | हिंसा में धर्म तो जल-मंथन में घुत । 

१०. दसवीं गीतिका में--गौशालक पर की गईं अनुकम्पा का सविस्तार 
विवेचन । 

११. इग्यारहवीं गीतिका में--उपकार के दो रूप। लोकोत्तर उपकार-: 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र तथा अन्य विविध प्रकार। लौकिक उपकार--माता-पिता 


अ्रह्चिसा-ययवेक्षण (२७ 


की सेवा तथा भ्रन्‍्य विविध प्रकार । जन्म-जन्मान्त र में उपकार-परम्परा । 

१२. बारहवीं गीतिका में--भगवान्‌ श्री महावीर के वर्षीदान पर स्विस्तार 
विवेचन । लड्डओं के लिए पौपध झौर तप । देवों हरा जीव दया की सम्भावना। 
सावद्य-दान की पहिचान । 

प्रत्येक गीतिक्रा में नाना अवान्तर विपय हैं, उन्हें क्मबद्ध कर लेना अत्यन्त 
विस्तार सापेक्ष है । 

अ्रनुकम्पा चौपई' आचाय॑ श्री भिक्षु दवरा कव रची गई, यह एक प्रश्न है । 
समग्र हादय गीतिकाग्रों में श्रन्तिम चार गीतिकाग्रों के श्रन्त में उनका रचना- 
फाल, विपय और स्थान का ब्यौरा दिया है । 

नवम गीतिका सं० १८४४ फाल्गुन शुवला नवमी | 

दसम गीतिका सं० १८५३ आपाढ़ कृष्णा एकादशी । 

ग्यारहवीं गीतिका सं० १८५४ आादिवन शुक्ला द्वितीया । 

बारहवीं गीतिका सं० १८५७ कार्तिक कृष्णा चतुद्दशी | 

उबत चारों गीतिकाओझों के रचना-काल में कम-से-कम एक झौर प्रधिवःततम 
मो वर्षो का श्रन्तर है। इससे यह लगता है, समग्र अनुकम्पा चौपई निश्चित रुप- 
रैपा के श्राधार पर किसी एक ही श्रवधि में नहीं रची गई है । श्रनुकम्पा गीति- 
पाप्रों के सम्बन्ध में श्रन्य जो उल्लेख मिलते है, उनसे उनका उसते चार गीतनिकागों 
फे बहुत ही पूर्व रचा जाना प्रमाणित होता है। लगता है--ह्थानकवासी समा 
पृपझ होते ही श्राचायं भिक्ष ने रचनाएं नहीं वीं। लोगों की साम्प्रदायिक व्यामूइता 
फे फारण जब प्राचायं भिक्ष को प्रपना तत्व समझा सकने में निराशा हुए तो एक 
धार के लिए उन्होंने जन-कल्याण की सिन्‍ता छोड़कर, स्व-दात्याण वे लिए उत्या् 
तपरया पारते हुए निवेग्वल प्रात्म-साधना में लगे । झुए समय प्चात्‌ अपने 
साधुषों द्वारा प्रेरित होकर पुनः वे शोक-प्रवोधन के दार्य में जुदे । तब उन्हें 
सचनाएं कीं। जिनमें प्रनुकम्पा गीतिकाएं भी प्रमुख थीं। इसका प्राधार ह में 
धायाय॑ भिक्षु के संस्मरणों में' मिलता है। पर उन संस्मरणों से भी सुनिश्चित 


ह 


+.त 
हम 
हक) 


* भौष्णजी स्पामी हैरजी रघामी ने एह्मो। महें उघाने छोड्या ऊद पांच यर्प 
ताँह तो पूरों झ्ाहाए म मिल्यो । घो दोपर तो ढठे । रपह्ो गादाखचित्‌ बासतो 
झित्तों हो सदा रुपीया रो। तो नारमरूलो स्थारी एहिता पे दष्ठी था 
करो। जद स्यामोजी एटिता एफ घोलपटो घांदे ढरो एक गहाँरे करो। 
घहार पाणो जाचने उजाड़ में सद साथ परहा फजावता। शंखरा री शाथां 
हो घाहार दायो मेलने धाताएना देता, प्रापण रा पाछा धाम में द्राद्रता । 


१२८ अहिसा विवे' 


रचना-काल नहीं पकड़ा जाता | भिक्षुजशरसायन में रचना-उल्लेख के साथ मेवाः 
की ओर जाने का भी उल्लेख है।' पूर्वोक्त जोवन संस्मरणों से आचार भिक्षु 
पृथक्‌ होने से पांच वर्षों के अन्दर ही अनुकम्पा चौपई के रचे जाने का झाभा 
मिलता है और भिक्षुजश रसायन से लगभग तीन वर्ष के भ्रन्दर ही। आ्राचार्य भिः 
का प्रथम चतुर्मास केलवा मेवाड़ में होता है) दूसरा और तीसरा चतुर्मास क्रमर 
बरलू और सिरियारी (मारवाड़) में होता है। चौथे और पांचवे चतुर्मास' 
लिए वे पुनः मेवाड़ में जाते हैं।' इससे लगता है अपने नव प्रवज्या के तीसरे व 
में ही उन्होंने अनुकम्पा सम्बन्धी गीतिकाओं की रचना प्रारम्भ की है। निश्िच 
रूप से यह कहना कठिन ही है कि आठों गीतिकाश्रों की रचना क्रमश: एकाघ व 
में ही सम्पन्न हो गई या स्पष्ट रूप से एक-एक गीतिका यथा प्रसंग बनती गई 
आठों गीतिकाओं में यत्र तत्र भावों की पुनरावृत्ति भी है। इससे यह भी माना ज 
सकता है कि प्रत्येक गीतिका अपने आप में स्वतन्त्र और परिपूर्ण है। कुल मिल! 
कर अनुकम्पा चौपई बन गई है। प्राचीन ग्रन्थों में आचाय भिक्षु ने अनुकम्पा प 
रचनाएं (अनुकम्पा री जोड़ां) कीं, ऐसे उल्लेख ही बहुधा मिलते हैं। चौपई शब् 
पीछे से जोड़ा गया है, ऐसा सम्भव लगता हैं। झ्राचाये भिक्षु का नव प्रवज्या का 
वि० संवत्‌ १८१७ आपषाढ़ पूणिमा का है। उपर्युकत उदाहरणों से अनुकर 
'चौपई की रचना का आरम्भ काल वि० संवत्‌ १८२० सम्भावित होता है भ्रौ 
पूर्ति काल बारहवीं गीतिका के अन्त में वि० संवत्‌ १८५७ दिया गया ही है। 


इण रीते कष्ट भोगवर्ता। कर्म काठता। म्हें या न जाणता म्हांरो मारग जमसं 
नें महां में यूं दीक्षा लेसी ने यूं श्रावक श्राविका हुसी । जाण्पो श्रात्मा रा कार 
सारसां मर पूरा देसां इस जाणनें तपस्या करता। पछे कोई-कोई रे सर 
बेसवा लागी। समझवा लागा। जद थिरपालजी फतेचन्दजी आदि सांहिर 
साधां कह्मो लोग तो समझता दीसे है। थे तपस्या क्‍्यू' करो। तपस्या करण 
तो महें छांईज | थें तो बुद्धिवान छो सो धर्म रो उद्योत्त करो । लोकां ने सः 
भावों । जद पछे विशेष खप करवा लागा। श्राचार श्रनुकम्पा री जोड़ां क' 
व्रत भ्रब्नत री जोड़ां करी । घणा जीवा नें समफाया। पछे बखाण जोड्या 
ह --भिक्खु दृष्टान्त संस्या २७६ 
१. प्रगठ मेवाड़ में पुज पधारीया युक्िति आ्रचारनी जोड़ । 
अनुकस्पा दया दान रे ऊपरे जोड़ां करी धर कोड़॥ 
॥ --भिक्षुजशरसायन गीति १० गाथा १० 
२. आचाये चरितन्नावली सम्पादकीय से 


बा 


4०० 


येत्रण 


साय: 


; ट्रारर 
5 


द्रं 


अर अहिंसा पर्यवेक्षण 


चोपई पई ्र्प 
खबदबखसन धर 


न 
हा 


अनुकम्पा 


है कं 
पर 
६. 'ई 
कपः 0 
| ऋण 
र 
४०५ 
्रि 
सा है 
(5 एछ 
णि छ 
4 
ख् 
हित 2 
शा हि 
| 5 ५ 
कए [जि 
£र 
हि 
है मा 
पा कक 
र 
४ 
5४ 
डॉ 


हू 
६2] 


4 पा 
पड (८ 
आा “) 
रे हि 
जे 
५ 2 
ब्श्य का 
छः 
शरि 
# ० 
र है 
हनी: 
हज डा 
हटा. * 
्िः 
ही ही 
॥ कौ” 
॥8 /4० पु 
ही 
फ़्ः 
कर 
| 
पा 
पक 
$ 


गीप 


मर ही 
६४ # 


रभूत सिद्धान्त * 


या झेपापया 


रा 
् 


डा, 


खतन दा दि धटहि 
पाप 


श्र 


री 
; पा: 


ड 
ड 


4१ 


दर 


ज! 
ध्थ 
बज 


चर 


किक रु 
शी ८ 
* प्रा 
का के 
(0 ८ 
हि 
जज 
(4 
ढौर ि 
पर 
क्र (+आु 
पि 
ए 
| आक। 
कि 
( ए 
पृ ््पि 
पा 
5, ६ 
< -ईह 
हज 
बा छः 
पु 
प 5 
| ६ 
कस 
री 
४६ 
का हिकनन 
जी शा 
॥ 
ही 
7 
पा 
१ कर 
कक 7 
2 हु 
प्रा प्र 
कर 
ड़ :ः 
प्र 
5०" इच 
द है 
/ ४ 
हज हुआ: 
३-23 जज 
भर हेड 
न 
ए. ॥ह 
25 
हा परम 
न आ] 
हज ३5 
| हट 
प्र 


पूल सिद्धान्त 


'जकु5 
] 


228 628| 


हज 


रे 


टिया 


82/॥ 


री 


रे 


अ्रनुकम्पा 


भ 


लाए १ 


ः 


| 


न्रा 
पः 


जाने बात 


ने 


बढ 


पर 
चर 


प्क्षण 


४] ध्रतिसा-पर्म: 
ययने परम 


 ध्यसस्प्र प्र 


नी शानी;। 


गिता ८ 


ये 


चुत 


 श्रध्ययने 


पा 


रन 
है 


म्पा चौव: 


फू 


कर >+क ग्‌ 
“है 
१५ 


गगंप 


६. 


फः 


'गाप्रौर श्र 


का समग्र प्रध्यपन भा 


र नियृत्ति श्रंगों दम ए 


त्तथो 


के प्रर्पाः 
है 


चराने 


ये प्रासानईः 


ज्कत 
श 
छः 


॥ ष्र 


मे थीरि 


न 
* 


सद्राया 


थड 
अर 


सु 
नव 


रमन 


+ 
धाएद भ् 


4 हक 


घोरतणों 


5 


उप जादा मे 


क 
३ 


न्चा 
१५ 


नल 





कल 


जज 
0 + आक, #दंट० ०28 
28 ४ 54 


० 


७ हे 
जा 


एएए्प 


१:१९ 


के अइला 
श 


5 
पट 
 $ 0. # है 


पक 


है 
त्स 


जटिल 
79५७ 


हट 
सार 


या रू > 
जब बे इशाकाओं उ« फ 
0० न 2 इ कर 5,787 ध 


कक लाता हज | 


भक 
हर] 


१३० अ्रहिंसा विवेक 


के सान्निध्य में चलनेवाली अनेक प्रवृत्तियों से सम्बन्ध होने के कारण प्रस्तुत कार्य 
गौण ही रह सकता था। केवल ग्रनुकम्पा चौपई का अनुवादमात्र वहां हो सका । 
चतुर्मास के पश्चात्‌ कलकत्ता से राजस्थान का प्रलम्बतर विहार-प्रसंग था। शीत 
ऋतु के छोटे-छोटे दिन और प्रतिदिन दोनों समय के बड़े-बड़े बिहार; साहित्य- 
सर्जन के लिए बचा-खुचा समय पैरों की मरहम पट्टी में लग जाता था। फिर भी 
अनुकम्पा चौपई के सांकेतिक घटना प्रसंग इस अ्रवधि में लिख लिये गए। 

सरदारशहर से आचार्य प्रवर के श्रादेश को पाकर वि०संवत्‌२० १७ के चातुर्मास- 
प्रवास के लिए दिल्‍ली आए। यहां लेखन-कार्य के लिए अनुकूल वातावरण रहा। 
वांछित ग्रन्थ-सामग्री सुलभ हुई। भ्राषाढ़ शुक्ल पक्ष में'श्रहिसा-पर्यवेक्षण का लेखन- 
कार्य प्रारम्भ हो गया। अणुब्रत-कार्यक्रम स्थगित जैसा ही रहा । चिन्तन, मनन 
श्र ग्रन्यावलोकन की भ्रतिशय प्रवृत्ति से स्वास्थ्य पर भी प्रतिक्‌ल प्रभाव पड़ा । 
लेखन-कार्य बीच में रोक देना पड़े, ऐसी स्थितियां श्राई, पर जैसे-तैसे उठाए कार्य 
की मंगल ममता ने मुझे वचाया और काये को भी पूरा होने दिया | इस प्रवृत्ति में 
मुझे जितना श्रम उठाना पड़ा, उससे अ्रधिक मैं लाभान्वित भी हुआ । श्रनेकानेक 
ग्रन्थों की स्वाध्याय हुई श्रौर ज्ञान बढ़ा । 

अनुवाद कार्य ह 

दूसरे के भावों को भापा-भेद से श्रपने शब्दों में वान्धना अनुवाद है। यह शनु- 
प्ठान दूर से जितना सरल लगता है, प्रयोग में उतना ही कठिन होता है । पद्यात्मक 
ग्रन्थों का गद्यानुवाद तो अनुवादक को श्रेश्रोभाग होने का बहुत ही थोड़ा श्रवसर 
देता है। एक भाषा के लालित्य को दूसरी भाषा में फिर भी लाया जा सकता है, 
पर पद्म के लालित्य को गद्य में ला देने का प्रयत्न तो नमक का श्रास्वाद भ्रलोनी 
वस्नु में लाने जैसा ही है। अनुकम्पा चौपई के श्रनुवाद की उपयोगिता तो केवल 
यहीं तक मानकर चलना चाहिए कि राजस्थानी भाषा में गति न रखनेवाले 
विद्वान थ्राचार्य भिन्षु के भावों को ज्यों का त्यों नहीं, परन्तु श्रधिक्तम निकटता 
से समझ सकें। अनुवाद व्यास्या-प्रधान नहीं है, पर वह यर्थेप्ट रूप में दव्दानुसारी 
तथा भावानसारी रह सके, यह मेरा अभिप्रेत रहा है। कहीं-कहीं पर्यायवाच्री 
घड्यों दे होते हरा भी भावबाची बद्द प्रयोग में लिए गए हैं तो कह्ठी-कहीं पर्यायवाची 
यच्दों की ही ध्धिक सहत्व दिया गया है। ऐसे श्रनवादों में किसी एक ही नियम 
पर सटे होफझर चलना संगत नहीं लगा। मल व्येब पर स्थिर रहकर जहां जैसा 
प्रशरत समा, बडा बसा की किया। तेरापन्थ में राजस्थानी साहित्य को हिन्दी में 


सलाद ए पारस झा यह प्रदम प्रध्याय है। विरासत में अनवादकों को कोई व्यवस्थित 


प्रटिसानयपटे लण १६९ 


डी महीं मिल रही है। एस स्वयं ही प्रदना सा्ग इसाना £। 


छसमें ने भी धा पाग तो भी भावी बिक्रास की भूमिद्रा ये 
ध्रटिसानयवे तय शौर सानवबाद प्रनताम्पा चौपई 
विधेगा है । इसके प्रणयन में भरा माय देथल विचारों पं 
5 । पराएएजिपि मे लेदार समग्र सग्पादन कार्य तक था का 
है है। सनि सहेटियामारजी दिनो ये ने सम्यर्पित धंग्रेजी 
यलीवास में हाथ बटाया। मसि समानमलती ने सम्बन्धित ग्रन्‍्पों थी रवाप्याय 
भौर प्रस्तुत प्रस्प मे दिसस-याय में लगनग मेरे घिलना ही समय लगाया है । मेरी 
सविधा थे लिए उस प्पनी सुमिधाएं न्‍्यी दायर कर देनी पड़ी हैं । घृनि हर्पसन्द्रजी 
पतली शैशन-पार्यम मे उम्तेगमीय योग रहा है 
शश्यारस का सारा बाय मनि मोग्द्रर पा रजी प्रथम पा है । उन्होंने मरी ऋय 
सया को भीर भी देशों पुस्तक का निष्काम घ्लोर निर्माम सम्पादन किया 
प्रातत प्ररण में घन राग्पा खौपर झा परारिभाषिय शब्दकोष उन्होंने प्रपनी स्थलन्ध 
घैसी मे सेैथार किया है ।एरएयः शब्द था हिन्दी, संसाल घोर राजस्थानी भाषा- 


गगे शेप उसने जाना जा सता * । शब्दों को सूप्दय परिभाषा उरी बढ़त सोज 
प 





4 


पहछ्माल से उपलदइय हुई है। एकलाक शब्द के लिए शनेझों ग्रन्य टटोलमे 


व 


4 2 


है । जी धसद बी भी मो मिले उनकी सौचिंद परिभाषा उन्होंने रपय॑ सैयार 


भें 
दूसरा टोपष उस्होने शाशरपानी छब्दों गा बनाया है। उसमे उरहोंने थे हो 
४७ पित्त है हो शत: ण शराएनपए मे प्रद दिल अर्प 5 ग्पा रो 
शरद शिए ऐ, हो प्रियाशधित: धाण पी राजस्थानी में प्रचखित नहीं । राजस्पानी 


न्‍ » #।ै ३ ४०० न न ता कक कफ झाने ड 
बापा पे की माह, भार या रो, ददाटी, रोणानेरी जादि माना भेद उाने है । 


् ९ दि तू (| - ० बट घ. ० ही 
धाधारय भिएशु मो भाग-भाषा भारयाशी थी। भेदाड णादि प्रदेशों भें उनहा ग्रा' 
) 


श्र | है <«यरर्त : हि, 9०] 

४ | जाजा शजररघानाो हब इस व सादा र। ४? समझा में, घर गा: 
९ 5 ्च ६७७०५ >तकपक्‍्त्ु +फ-, अकुतक। +० के. २+पकलपनन नर 4, 
3.80 “६० 2.४ के 8 4 8 


जड्ग्5 5५४ ण 5 
3 $ 5५ ६ है के 


ञई कक या अचल णआहक्‍>ओ २०% कक लकाक अन्‍लाक काका पओ- 
झा 
200 ३ ४९३४९ || २20 2: र 


हक 
ही] 


श् हर. प न्ज 
हा गन ॥, शा शक 2 हक है इक आपका पा क्ज मी का 
0 भें भार 5 पते, पा रद हट 
कऋध्क कट ड़ 2० 2७५४7 बट क क कफ लकणक रे दि नर >> 9 कं व. रन ड़, 
हे डे ४ हे रह हक ः | बिक अप ए- २ कचक- जाओ है ला के 
> ऊ | दो यम प०य 


0 2 


>ः न्‍ 
न 0८% जी हक ७, ७ हक के 8 रह ु 8 57 _ आकक सय7 कक अमर 


१३० श्रहिसा विवेक 


के साल्तिध्य में चलनेवाली अनेक प्रवृत्तियों से सम्बन्ध होने के कारण प्रस्तुत कार्य 
गौण ही रह सकता था। केवल अनुकम्पा चौपई का अनुवादमात्र वहां हो सका। 
चतुर्मास के पश्चात्‌ कलकत्ता से राजस्थान का प्रलम्बतर विहार-प्रसंग था। शीत 
ऋतु के छोटे-छोटे दिन और प्रतिदिन दोनों समय के बड़े-बड़े बिहार; साहित्य- 
सर्जन के लिए बचा-खुचा समय पैरों की मरहम पद्टी में लग जाता था। फिर भी 
अनुकम्पा चौपई के सांकेतिक घटना प्रसंग इस अवधि में लिख लिये गए। 
सरदारशहर से श्राचार्यप्रवर के ग्रादेश को पाकर वि०संवत्‌२० १७ के चातुर्मा स- 

प्रवास के लिए दिल्‍ली आए। यहां लेखन-कार्य के लिए अनुकल वातावरण रहा। 
वांछित ग्रन्थ-सामग्री सुलभ हुई। झ्राषाढ़ शुक्ल पक्ष में श्रहिसा-पर्यवेक्षण का लेखन- 
कार्य प्रारम्भ हो गया। अणुक्नरत-कार्यक्रम स्थगित जैसा ही रहा। चिन्तन, मनन 
और ग्रन्थावलोकन की श्रतिशय प्रवृत्ति से स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । 
लेखन-कार्य बीच में रोक देना पड़े, ऐसी स्थितियां श्राई, पर जैसे-तैसे उठाए कार्ये 
की मंगल ममता ने मुझे वचाया और कार्य को भी पूरा होने दिया । इस प्रवृत्ति में 
मुझे जितना श्रम उठाना पड़ा, उससे अ्रधिक मैं लाभान्वित भी हुआ्ना । श्रनेकानेक 
ग्रन्थों की स्वाध्याय हुई और ज्ञान बढ़ा । 


अनुवाद कार्य 


दूसरे के भावों को भाषा-भेद से अ्रपने शब्दों में वान्धना अ्रनुवाद है। यह अनु 
प्ठान दूर से जितना सरल लगता है, प्रयोग में उतना ही कठिन होता है। पद्मात्मक 
ग्रन्थों का गद्यानुव्राद तो अनुवादक को श्रेयोभाग होने का बहुत ही थोड़ा श्रवसर 
देता है। एक भाषा के लालित्य को दूसरी भाषा में फिर भी लाया जा सकता है, 
पर पद्य के लालित्य को गद्य में ला देने का प्रयत्न तो नमक का श्रास्वाद श्रलोती 
वस्तु में लाने जैसा ही है। अ्रनुकम्पा चौपई के अनुवाद की उपयोगिता तो केवल 
यहीं तक मानकर चलना चाहिए कि राजस्थानी भाषा में गति न रखनेवाले 
विद्वान्‌ आचाये भिक्षु के भावों को ज्यों का त्यों नहीं, परन्तु अधिकतम निकटता 
से समभ सके | अनुवाद व्याख्या-प्रधान नहीं है, पर वह यथेष्ट रूप में शब्दानुसारी 
तथा भावानुसारी रह सके, यह मेरा अभिप्रेत रहा है। कहीं-कहीं पर्यायवाची 
दब्दों के होते हुए भी भाववाची शब्द प्रयोग में लिए गए हैं तो कहीं-कहीं पर्यायवाचरी 
दव्दों को ही अधिक महत्त्व दिया गया है। ऐसे अ्रनुवादों में किसी एक ही नियम 
पर रूढ़ होकर चलना संगत नहीं लगा। मूल ध्येय पर स्थिर रहकर जहां जैसा 
प्रशस्त लगा, वहां वसा ही किया । तेरापन्ध में राजस्थानी साहित्य को हिन्दी में 
अनूदित करने का यह प्रथम अव्याय है। विरासत में अनुवादकों को कोई व्यवस्थित 


अहिसा-पर्यवेक्षण * १३१ 


शैली नहीं मिल रही है। उन्हें स्वयं ही श्रपता मार्ग बनाना है। बहुत शालीनता 
उसमें न भी आ पाए तो भी भावी विकांस की भूमिका रूप तो वह होगा ही । 

अहिसा-पर्यवेक्षण' और सानुवाद अ्रतुकम्पा चौपई का युगपत्‌ लाम अहिसा- 
विवेक है। इसके प्रणयन में मेरा कार्य केवल विचारों को बोल देने भर का रहा 
है। पाण्डुलिपि से लेकर समग्र सम्पादन कार्य त॒क का कार्य मेरे सहयोगी मुनियों का 
ही है। मुनि महेन्द्रकुमा रजी द्वितीय ने सम्बन्धित अंग्रेजी ग्रन्थों के जुटाने एवं उनके 
अवलोकन में हाथ बटाया। मुनि मानमलजी ने सम्बन्धित ग्रन्थों की स्वाध्याय 
और प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन-कार्य में लगभग मेरे जितना ही समय लगाया है। मेरी 
सुविधा के लिए उन्हें श्रपनी सुविधाएं न्यौछावर कर देनी पड़ी हैं। मुनि हषंचन्द्रजी 
का भी लेखन-कार्य में उल्लेखनीय योग रहा है । 

सम्पादन का सारा कार्य मुनि महेन्द्रकुमा रजी 'प्रथम का है। उन्होंने मेरी भ्रव 
तक की और भी दक्षों पुस्तकों का निष्काम और निर्नाम सम्पादन किया है। 
प्रस्तुत ग्रन्थ में अनुकम्पा चौपई का पारिभाषिक शब्दकोष उन्होंने श्रपन्ती स्वतन्त्र 
शैली से तैयार किया है । हरएक शब्द का हिन्दी, संस्कृत और राजस्थानी भाषा- 
गत रूप उससे जाना जा सकता है। शब्दों की सूत्रवद्ध परिभाषा उन्हें बहुत खोज 
पड़ताल से उपलब्ध हुई है। एक-एक शब्द के लिए अनेकों ग्रन्थ टटोलने पड़े 
हैं। जो शब्द कहीं भी नहीं मिले उनकी सौन्रिक परिभाषा उन्होंने स्वयं तैयार 
की है। 

दूसरा कोष उन्होंने राजस्थानी शब्दों का बनाया है। उसमें उन्होंने वे ही 
शब्द लिए हैं, जो अधिकांशत्त: श्राज की राजस्थानी में प्रचलित नहीं हैं। राजस्थानी 
भाषा के भी मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढंढाड़ी, वीकानेरी आदि नाना भेद हो जाते हैं । 
आचाये भिक्षु की मातृ-भाषा मारवाड़ी थी । मेवाड़ आदि प्रदेशों में उतका अधिक 
रहना हुआ; अतः वह भी आंशिक रूप से उनकी भाषा वन ही गई। कुछ भी हो 
दो सौ वर्षों के पदचात्‌ भाषा-व्यवहार में बहुत बड़ा अन्तर ञ्रा जाना स्वाभाविक 
है । आज राजस्थानी व्यकवित उनकी भाषा को शब्दश: समभ लें, यह कठिन है। 
भविष्य में यह और भी कठिन होता जाएगा, यह लगता ही है; [प्रतः आवश्यकता 
तो यह है समग्र भिक्षु-साहित्य पर एक स्वतन्त्र कोष का निर्माण हो ताकि वह सुदूर 
भविष्य तक मूल भाषा में पढ़ा जा सके । 

अनुकम्पा चौपई में भी ऐसे शब्दों की वबहुलता है जो वर्तमान राजस्थानी 
भाषा से बहुत दूर रह गए हैं। 'जबून', आन्तरियो', “उदके', 'डराण', 'रीजक 
रोटी, 'ममाई' आदि शब्द इसके उदाहरण हैं। प्रस्तुत शब्द-कोष में मुनि महेन्द्र- 
कुमारजी 'प्रथम' ने ऐसे शब्दों का यथार्थ पर्यायवाची शब्द देने का पर्याप्त यत्न 


१३२ । अहिसा विवेक 


किया है | वयोवृद्ध मुनिजनों की परम्परागत धारणाशों से भी उन्होंने श्रपने कोष 
को समृद्ध बनाया है। 

सम्पादन कार्य के साथ-साथ उन्होंने अहिसा-पर्यवेक्षण”' और अनुवाद को 
अनेकशः समालोचनात्मक वुद्धि से पढ़ा है, मुे समुचित सुभाव दिए हैं। संस्कृत, 
प्राकृत, अंग्रेजी आदि के उद्धरणों को यथास्थान योजित किया है शौर शुद्धाशुद्धि 
के दुरूह कार्य में अपने आपको खपाया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है 
प्रस्तुत ग्रन्थ की सम्पन्तता में उनका श्रम मेरे श्रम की अपेक्षा कहीं अधिक ही 
भारवान्‌ है। 

मैं उन विद्वानों का विशेष झ्राभारी हूं, जिनके शोधपूर्ण ग्रन्थ मेरे लेखन-कार्य 
में योगभूत हुए हैं । 
वि० सं० २०१७ कार्तिक पुणिमा 


दिल्ली “मुनि नगराज 


बी &6 ## #ऋ «६ >ए 0 «७ 


>> >> >0 अत >> 0 आर #) ण 0 ७ 939 ७ “७ “७ “०2 “७४ “००७० “० 
72 3! &छ #0 -द ० ७ 0 ७० ०0 2 वह &छ 7 >< «< ०.७० “० ० /22 


अहिंसा पर्विक्षण में प्रयुक्त ग्रन्थ 


« अंगुत्त रनिकाय 

 अध्यात्मविचारणा 

« अनुकम्पा चौपई 

. अ्रमितगति श्रावकाचार 

- अशोक के धर्म-लेख 

« अहिसा 

« अंहिसा के आचार और विचार का विकास 
« आचारांग सूत्र 

« आ्राचाय चरितावलि 

« आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी 

* शआ्रावश्यक निर्युक्ति 

« आवश्यकसूत्र 

« ईश्वर गीता 

« उत्तराध्ययनसूत्र 

« उपासकदसांगसूच 

* ऋग्वेद 

« ऋषभचरित्र 

« कर्मयोग शास्त्र 

- कल्पसूत्र 

« गांधी और गांधीवाद 

- गांधी वाणी 

« गांधीजी, खण्ड दश, अहिसा--प्रथम भाग 
« गांधीजी, खण्ड दश, अहिसा--द्वितीय भाग 
« गांधीजी, खण्ड दश, अहिसा--चतुर्थे भाग 
« गीता 

» गीता-रहस्य 

« गीता रामाचुजभाष्य 

« गीता शांकरभाष्य 

« छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 


१३४ अहिंसा विवेक 


३०. जम्बूदीवपण्णत्तिसूृत्र 

३१. जिन आज्ञारी चौपई 

३२. जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान 
३३. ज्ञाताधर्मकथांगसूत्र 

३४. ठाणांगसूत्र 

३५. तत्त्वार्थसूत्र 

३६. त्रिष्टिशलाकापुरुषचरित्र म्‌ 
३७. दसवेकालिकसूत्र 

३८. द्वानिशद्‌ द्वात्रिशिका 

३६. धर्म अधिकरण 

४०. धमेरत्त प्रकरण 

४१, नवजीवन 

४२. निशीथसूत्र 

४३. निशीथसूत्रचूणिका 

४४. निशीथसूनभाष्य 

४५. पंचाशक 

४६. पातंजलयोग सूत्र 

४७. पातंजलयोगसूत्र भाष्य 
४८. पार्वेचरित्र 

४६. पाइवेनाथ का चातुर्याम धर्म 
५०. पुरुषार्थ सिद्धचुपाय 

५१. अमाणवातिक 

. ४२. प्रइनव्याकरण सूत्र 

५३. प्रश्नोत्त रतत्वबोध 

५४. बारहब्त री चौपई 

५५. बृहत्कल्पभाष्य 

५६. बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
५७. - बोधिचर्यावतार 

५८. बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन 
५६. बौद्धधर्म 

६०. बौद्धधर्म-दशेच 

६१. ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य 

६२. भगवती सूत्र 

६३. भगवती सूत्रवृत्ति 


पु 


आहिसा-पर्य वेक्षण में प्रयुक्त ग्रंथ १३५ 


६४. 
६५. 
६६. 
६७. 
द्ष, 
६६. 
9०, 
७१. 
७२. 
७३. 
७४. 
७५. 
७६. 
७७. 
८, 
७९, 
पए्०, 
८१. 
८२. 
परे. 
8, 5 
पर, 
८६. 
८७. 
4: 
८६. 
€०. 
६१. 
९२. 
93. 
94. 
965. 
96. 
97. 


भगवान्‌ बुद्ध 

भारतीय वाइमय 

भारतीय संस्कृति और अहिंसा 
भिक्खु दृष्टान्त 
भिक्षुजसरसायन 

मंगल प्रभात 

मनुस्मृति 

महाभारत 

युद्ध और अहिसा 

लोंकेजी की हुण्डी 

बविनोबा के विचार 

विशुद्धि मग्ग 

व्यापक धर्म-भावना 

ब्रत अन्नत री चौपई 

शान्तसुधा रसभावना 

श्री जैनसिद्धान्तदीपिका 
संयुत्तनिकाय 

सत्य की खोज में 

सद्धरममण्डन 

सर्वोदिय 

सर्वोदिय दैनिक जीवन में 
सूत्तनिपात 

सूत्रकृतांगसूत्र 

स्वतन्त्रता की ओर 

हरिजन 

हरिजन बन्धु 

हाजरी 

हिन्द स्व॒राज्य 

हिन्दुस्तान 

6 हिह्णंल्स 0तवितीका 870०0००००४५ (983-54) 
खती$93 जा पाताया (एप 
खिशलंगां 64 (6 8 6ए8॥००१ प्रं॥079 ० एब-?8/6 ] ) 


800॥54ए३ [0000476 |] 8760/5६ 5३म्गदा स्‍7679प78 
एथाणएव88 ताइ07 णएतवातीं& 


१३६ 


98. 
99. 
(00. 
04, 
702. 


03. 
04. 


08. 
06. 
0 7. 
08. 
09, 
40. 
4]4, 
4१2, 
]3. 
444. 


]5, 


6. 


अहिंसा विवेक 


[07९॥8 0 व्वांधांशा 

जसांई0"ए तवावतांशा [०४पा७ 

म्रां#॥09 ए 7/॥]05079ए, ४8४७७०॥ 870 ४४९४(७४॥ 
॥एवींबा। (पर प्रा९ 

किताब 7॥0फ78॥/ 8॥6 45 ॥00ए७0०फ॥ए॥) था: 
[700-4॥'फ927 ६०९६ 

(णाणा०-१द्बा0 बात 6 ]ावा5$ एाशटभांणा (798) ४०. ! 
एल्मांगगलागता 

॥२९॥४0॥7 ॥॥० 7॥0509॥9 0 #6 ५९८०४ (५०). 4) 

57065 ॥7 ?॥0509#9 (५० १.) 

5[0068 ॥॥ 796 07878 ० 80060#[89 

पण& एप्प स्ाा986 ० एातां9 (४०. 7) 

पृ फ्रतगा$ टांश[/88007 (99 (००८४५) 

पु॥6 7005 (पछ]5800॥ (99 ७/॥४८७०) 

प॥6 ?8ए०ा० ०९८३) २#077026007$ 078॥6 5(9/6 

प06 7२९॥807 ०0 409॥758 

प॥6 ५९७०० 882० 

४०१४० ४५४४॥0089 

५००० ० 83759. 


ठुह्ठा 
अनुकम्पा ने आदरे, कीज्यो घणा जतन। 
जिनवर ना धर्म मांहिली, समकित पाप रतन ॥ १॥ 


गाय भेंस आक थोर नों, ए च्यारूंई दूध। 
तिम अनुकम्पा जाणज्यो, राखे मन में शुद्ध ॥२॥ 
आंक दूध पीधां थकां, जुदा हुवे जीव-काय । 
ज्यूं सावद्य अनुकम्पा कियां, पाप कर्म बंधाय ॥।३॥ 


भोलेई मत भूलज्यों, अनुकम्पा रे नाम। 
कीज्यो अंतरंग पारिखा, ज्यूं सीके आतम काम ॥४॥ 


अनुकम्पा में आगन्यां, तीर्थंकर नी होय। 
सावद्य निवेद्य ओलखो, सूतर साहमों जोय ॥५॥ 
ढाल 5: १ 
[ राग--ससकित वमियों ] 


मेघक्‌वर हाथी रा भव में, श्री जिन-भाषी दया दिल आई। 
ऊंचो पग राख्यो सुसलो न मार॒यो, या करणी श्री वीर सराई॥ 
या अनुकम्पा जिन-आज्ञा में ॥१॥ 


कष्ट सह्यो तिण पाप सूं डरते, मन दिढ़ सेंठी राखी तिण काया । 
बलता जीव दावानल जाणी, सूंड सूं गिर-गिर बारे न लाया ॥२॥ 


परत संसार कियो तिण ठामें, उपनो श्रेणिक नें घर आई। 
भगवंत आगे दीक्षा लीधी, पहिला श्रध्येन ज्ञाता मांहि॥३॥ 


मांडलो एक जोजन रो कीधो, घर्णां जीव बच्या तिहां आई । 
तिण बचियां रो धर्म न चाल्यो, समकित आयां बिन समझने काई ॥।४॥। 


दोहा 


अनुकम्पा को हृदयंगम कर जैन धर्म में रत्व-स्वरूप माने जाने वाले संप्राप्त 
सम्यकत्व का संरक्षण करना चाहिए ॥ १॥ 


जिस प्रकार गाय, भैंस, आक और थोहर के दूध, दूध नाम से ही कहे जाते 
हैं, उसी प्रकार अ्रनुकम्पा को भी मन की जागरूकता से जानना चाहिए ॥२॥ 


जैसे आक का दूध पीने से मनुष्य मर जाता है, उसी प्रकार सावद्य अनुकम्पा 
करने से अशुभ कर्म का बन्धन होता है ॥। ३॥ 


केवल अनुकम्पा शब्द पर ही मत भूलना । उसके अन्तरंग स्वरूप की परीक्षा 
करना, जिससे आात्म-कार्य सिद्ध हो ॥४॥ 


निरवद्य अनुकम्पा में तीर्थंकरों की आ्राज्ञा होती है, इस दृष्टि से आगमों का 
ग्रवलोकन कर सावद्य और निरवद्य अनुकम्पा को पहचानना चाहिए ॥५॥ 


गीति 


जिन-भाषित दया मन में लाकर मेघकुमार ने हाथी के भव में अपना पैर 
उठाए रखा, शशक को नहीं मारा, इसका वर्णन भगवान्‌ श्री महावीर ने स्वयं 
किया है। यह अनुकम्पा गआज्ञा-सम्मत है ॥१॥ 


पाप-भय के कारण उसने कष्ट सहा । मन को दृढ़ व शरीर को स्थिर करके 
रखा, पर दावानल में जलते जीवों को सूंड से पकड़-पकड़कर वह वाहर नहीं 
लाया ॥र॥। 


उस समय उसने 'परित्तसंसार” (परिमित संसार) किया। श्रेणिक राजा के 
घर जन्म लिया और भगवान्‌ श्री महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की। ज्ञाता सूत्र के 
प्रथम अध्ययन में इसका वर्णन है॥॥३॥। 


उसने एक योजन का परिमण्डल तैयार किया। उसमें श्राकर बहुत सारे 
जीव बचे, पर उनके बचने को धर्म नहीं कहा | सम्यक्त्व आए बिना यह समझ में 
नहीं श्रा सकता । इस अनुकस्पा को सावथ्य समझना चाहिए ॥४॥ 


१४० अहिंसा विवेक 
नेसकूंवर परणीजण चाल्या, पशु-पंखी देख दया दिल आणी। 
इसड़ो काम सिरे नहीं मुजनें, म्हारे काज हणे बहु प्राणी ॥५॥ 


परणीजण सूं परिणामज फिरिया, राजमती नें ऊभी छिटकाई । 
कर्म तणा बंध सूं नेम डरिया, तोड़ी झ्राठ भवां री सगाई॥६॥ 


आ्राप सूं मरता जीव जाणी नें,कड़वा तूंबा रो क़ीधो आहारो। 
कीड़यां री अनुकम्पा आणी, घिन-धन धर्मर्ची भ्रणगारों ॥७॥ 


फोड़वी लव्धि अनुकम्पा आणी, गोसाला नें वीर बचायो। 
छ लेश्या छठ्मस्थज हुंता, मोहकर्मे वश राग ज आयो। 
आ श्रनुकम्पा सावद्य जाणों ॥५॥ 


असंजती गोसालो कुपातर, तिणनें सहाज शरीर रो दीधो। 
धर्म जाणे तो जगत दुःखी थो, बले वीर ए काम कांय न कीधो ॥६९॥ 


तेजु लेश्या मेली गोसाले, बाल्या दोय साधु भसम करी काया। 
लब्धिधारी था साधु घणाईं, मोटापुरुषां नें क्यूं न बचाया ॥१०॥। 


जिनरखिये अ्रनुकम्पा कीधी, रयणादेवी रे साहमों जोयो। 


सेलग यक्ष हेठो उतार॒यो, देवी आ्राय खड़ग में पोयो॥११॥ 


भगता हरणगमेषी नो सुलसा, कीधी अ्रनुकंम्पा विलखी जाणी । 
छ बेटा देवकी रा जाया,सुलसा रे घर मेल्या श्राणी ॥१२॥ 


यज्ञ बाड़े हरिकेशी आया, अ्रसणादिक त्यानें नहीं दीधा। 
यक्षदेव अनुकम्पा आणी, रुद्र वमंता ब्राह्मण कीधा॥१३॥ 


मेबकुंवर गर्भ हुंतो जब, सुख रे तांई किया अनेक उपायो। 
धारणी राणी कीधी अनुकम्पा, मन गमता श्रसणादिक खायो ॥ १४॥ 


अनुकम्पा चौपई १४१ 


नेमिकुमार विवाह के लिए चले । पशु-पक्षियों को देखकर उनके मन में दया 
आई । सोचा, यह कार्य मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है; क्योंकि मेरे लिए ही बहुत सारे 
प्राणी मारे जाने वाले हैं ।।५॥। 

विवाह से मन फिर गया । राजीमती को ज्यों-का-त्यों छोड़ दिया। कर्मो के 
बन्धन से डर कर नेमिकुमार ने आठ भवों का जो नाता था, तोड़ दिया । यह अनु- 
कम्पा जिनेश्वर देव की श्राज्ञा में है ॥६॥ 

अपने द्वारा जीवों को मरते देखकर धर्मरुचि अनगार ने कड्वे तुम्बे का श्राहार 
किया । वे चींटियों की अनुकम्पा करने वाले धर्महचि अनगार धन्य हैं। यह अनु- 
कम्पा भी जिनेश्वरदेव की आज्ञा में है ।॥७॥॥ 

महावीर स्वामी ने अनुकम्पा करते हुए लब्धि फोड़कर गोशालक को बचाया। 
उस समय भगवान्‌ छ लेश्या वाले और छद्मस्थ थे। मोह कर्म के कारण उनको 
यह राग आया ॥८॥। 


है 
गोशालक असंयती और कुपात्र था। उसे शारीरिक सहयोग भगवान्‌ श्री 


महावीर ने किया । यदि इसमें धर्म समझते तो सारा जगत दुःखी था, भगवान्‌ ने 
इस उदाहरण को फिर से दुहराया तो नहीं ॥९॥ 

अपनी तेजोलेश्या के द्वारा गोशालक ने दो साधुओं को जलाकर भस्मसात्‌ 
कर दिया। वहां लव्विधारी साधु तो बहुत थे । उन महापुरुषों को उन्होंने क्यों 
' नहीं बचाया ? यह अनुकम्पा सावद्य समभनी चाहिए ॥१०॥ 

जितऋषि ने करुणा करके र॒यणादेवी के सम्मुख देखा। शैलक यक्ष ने उसे 
नीचे गिरा दिया और देवी ने आकर उसे अपने खड्ग में पिरो लिया। यह अनु- 
कम्पा सावथ समभनी चाहिए ॥११॥ - 

सुलसा हिरण्यगवेषी देव की भकता थी । उसे दुःखी देखकर देव ने अ्रनुकम्पा- 
पूर्वक देवकी से उत्पन्त छ पुत्रों को सुलसा के घर लाकर रख दिया। यह अनु- 
कम्पा सावद्य समझती चाहिए ॥१२॥ 

हरिकेशी मुत्ति यक्ष-स्थल पर आए । उनको वहां अशनादिक नहीं दिया गया। 
यक्ष देवता ने उनकी अनुकम्पा करके ब्राह्मणों को रुधिर-ख्रावी वना दिया। यह 
अनुकम्पा सावद्य समभनी चाहिए ॥१३॥। 

सेघकुमार जब गर्भ में था, तव धारिणी रानी ने गर्भ की अनुकम्पा करते हुए ' 
उसके सुख के लिए अनेक उपाय किये। मन की रुचि के अनुसार भोजन किये। 
यह अनुकम्पा सावच्च समझती चाहिए ॥ १४॥ 


१४२ अहिसा विवेक 


्रभयकुमार रो मित्री देवता,तिण अ्रभयकुंवर री अ्रनुकम्पा आणी । 
धारणी राणी रो डोहलो पूर्‌यो,श्रकाले वर्षा करनें वरसायो पाणी ॥ १५॥ 


क्ृष्णजी नेम वंदण ने जातां, एक पुरुष नें दुखियो जाणी। 
साहज दियो अनुकम्पा कीधी, ईंट उठाय उणरे घर आणी ॥१६॥ 


दुखिया दोहरा देख दरिद्री, अनुकम्पा उणरी किण आणी । 
गाजर मूलादिक सचित्त खवावे, बले पावे काचो अणगल पाणी ॥१७॥ 


दुखिया जीव मारग में देखी, टल जावे साधु संकोची काया। 
आप हणे नहीं पाप सूं डरता, अनुकम्पा आणी न मेले छाया ॥ १८॥ 


हैँ 
उपाड़ी ने छाया मेले तो, असंजती जीव री व्यावच लागी। 
या अनुकम्पा साधु करे तो, जावे पांचूंई महात्रत भागी ॥१६९॥ 


सो साधु ग्रीषम काल उन्हाले, पाणी बिना हुवे जुदा जीव काया । 
अनुकम्पा आण नें अ्शुद्ध बहिरावे,छ काया रा पीहर साधु बचाया।२०॥ 


गजसुकमाल ले नेम री आज्ञा, काउसग्ग कियो मसाण में जाई। 
सोमल आय खीरा शिर ढाया, शीश न धृण्यो दया दिल आई ॥२१॥ 


साधु बिना अने रा स्व जीवां री, अ्नुकम्पा आणी साधु बांधे बंधावे । 
तिणरो नशीत रे बारमें उद्देशे, साधु नें चोमासी प्रायश्चित्त आवे।।२२॥ 


रासड़ीयादिक सूं तस जीव बंध्या छे, 
ह ते तो भूख तृषा सूं श्रत्यंत दुख पावे । 
त्यांते अनुकम्पा आण नें छोड़े छोड़ाबे, 
तिण साध ने चौमासी प्रायश्चित्त आवबे ॥२३॥ 


अनुकम्पा चौपई १४३ 


अभयकुमार के मित्र देवता ने उसकी अनुकम्पा करके धारिणी रानी 
का दोहद पूरा किया। अकाल में वर्षा की। यह अनुकम्पा सावद्य समभती 
चाहिए ॥१५॥ 

श्री कृष्ण ने नेमिनाथ प्रभु को वन्दनाथे जाते समय एक पुरुष को दुःखी देख 
कर उस पर अनुकम्पा की । उसको सहयोग दिया। एक ईंट उठाकर उसके घर 
रख दी । यह अनुकम्पा सावद्य समझती चाहिए ॥१६॥ 

दुःखी, कष्ट प्राप्त तथा दरिद्रों को देखकर कोई उनके प्रति अनुकम्पा लाकर 
उन्हें गाजर, मूला आदि सजीव वस्तु खिलाता है तथा अनछाना पानी पिलाता 
है, उस अ्नुकम्पा को सावद्य समभता चाहिए ॥१७॥ 

अपने द्वारा जीवों को मरते देखकर साधु श्रपने शरीर को संकुचित कर टल 
जाते हैं । पाप से डर स्वयं उनकी हिसा नहीं करते, परन्तु उनकी अनुकम्पा करके 
उन्हें छाया में लाकर नहीं रखते। इसको श्राज्ञा-सम्मत अनुकम्पा समभना 
चाहिए ॥१५॥ 

यदि जीवों को उठाकर छाया में रखे तो असंयती की वैयावृत्ति (परिचर्या) 
करने का दोष लगता है। साधु यदि ऐसी अनुकम्पा करते हैं तो उनके पांचों ही 
महात्रत भंग होते हैं ।।१६॥ 

विषम ग्रीष्मकाल का समय है। सौ साधु हैं। पानी के बिना उनके प्राण जा 
रहे हैं । किसी ने भ्रनुकम्पा करके अशुद्ध पानी उन्हें वहिराया (दान दिया )और 
उन छ काया के रक्षक साधुओं को वचाया। यह अनुकम्पा सावद्य समभनी 
चाहिए ॥२०॥। 

गजसुकुमाल मुनि ने नेसिनाथ भगवान्‌ की आज्ञा लेकर इ्मशान में जाकर 
कायोत्सगं किया | सोमिल ने आकर उनके सिर पर अंगारे रख दिये | उनके मन 
में दया थी, अतः उन्होंने अपना सिर हिलाया नहीं । यह अनुकम्पा जिनेश्वर देव 
की श्राज्ञा में है २ १॥ 

साधु के अतिरिक्त अन्य जीवों की अनुकम्पा करके कोई साधु उन्हें बांधे या 
दूसरों से बंधवाये तो उस साधु को निश्वीथ सूत्र उद्देशक १२ के अनुसार 
चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ॥२२॥। 

रस्सी आदि से जो जीव बन्धे हुए हैं भर वे भूख,तृषा आदि से अत्यन्त पीड़ित 
हैं। अनुकम्पा लाकर यदि कोई (साधु) उन्हें छुड़ाता है तो उसको चातुर्मासिक 
प्रायश्चित्त आता है ॥२३॥ 


१४४ अहिंसा विवेक 


-व्याधि कुष्टादिक रोगीलो सुण नें, तिण ऊपर बेद चलाय ने झावे । 
साजो करे अनुकम्पा आणी, गोली चूरण दे रोग गमावे ॥२४॥ 


लव्धिधारी रा खेलादिक थी, सोलेई रोग जड़ां सूं जावे। 
बले जाणे साधु यो रोग सूं मरसी,अ्रनुकम्पा आणी रोग नहीं गमावे। २५॥ 


जो ग्रनकम्पा साध करे तो, उपदेश देई वेराग चढ़ावे। 
चोखे चित पेलो हाथ जोड़े तो, च्यारूई झ्राहारनां त्याग करावे । 
या ग्रनकम्पा निरवच्य जाणो ॥२६॥ 


गृहस्थ भूलो उजाड़ वन में, 
गअटवी बले उज्जड़ जावे। 
अनुकम्पा आणी साधु मारग बतावे, 
तो च्यार महिनां रो चारित्र जावे ॥२७॥ 


भ्रटवी में भूला नें अत्यंत दुखी देखी,च्यारूई शरण साध दिरावे । 
मारग पूछे तो मूनज साभे, बोले तो भिन्‍न-भिन्‍्त धर्म सुणावे ॥२८॥ 


दुहा 
अनुकम्पा इह लोक री, कर्म तणो बंध होय। 
ज्ञान दर्शन चारित्र बिना, धर्म म' जाणे कोय ॥ १॥ 


जे अनुकंपा साधु करे, ते नवा न बांधे कर्म । 
तिण मांहिली श्रावक करे, तिण में पिण छे धर्म।। २॥ 


साधु श्रावक दोनूं तणी, एक अनुकम्पा जाण। 
अमृत सहु नें सारिषो, कूड़ी मत करो ताण ॥॥३॥ 


वरजी अनुकम्पा साधु नें, सूतरती दे शाख। 
चित्त लगाय नें सांभलो, श्री वीर गया छे भाष ॥४॥ 


अनुकम्पा चौपई १४५ 


किसी के कुष्ठादि अनेक व्याधियां हैं। कोई वेद्च यह सुनकर अपने श्राप 
आता है। चूणे, गोली श्रादि देकर उसका रोग मिटाता है और उसे स्वस्थ कर 
देता है। यह सावच्य अनुकम्पा है ॥२४॥ 

लब्धिधर मुनि के इ्लेष्म आदि से सोलह ही रोग समूल मिट जाते हैं। मुनि 
यह जान भी ले, यह व्यक्ति रोग के कारण मरने वाला है तो भी अनुकम्पा करके 
उसका रोग नहीं मिटाते | यह अनुकम्पा सावद्य होती है ॥२५॥ 


साधु यदि अ्रनुकम्पा करते हैं तो उपदेश देकर उसका वैराग्य बढ़ाते हैं। शुद्ध 
हृदय से वह यदि चाहता है तो उसे चारों आहार भोगने का प्रत्याख्यान करा देते 
हैं। यह अनुकम्पा निरवच्य है ॥२६॥। 


कोई गृहस्थ जंगल में भटक गया और वह उजड़ ही उजड़ चलता जा रहा 
है। अनुकम्पा करके यदि कोई साधु उसे मार्ग बताता है तो उसको चातुर्मासिक 
प्रायश्चित्त आता हैं २७॥। 


जंगल में उसे अत्यन्त दुःखी देखकर साधु उसे चार शरण देते हैं। यदि 
वह मार्ग पूछता है तो साधु मौन रहते हैं। यदि वे बोलते हैं तो भिन्‍न प्रकार से 
धर्मोपदेश सुनाते हैं । यह अनुकम्पा जिनेश्वर देव की आज्ञा में है ॥२८॥। 


गीति २ 
दोहा 
लौकिक अनुकम्पा से कर्म वन्‍्ध होता है। ज्ञान,दर्शन व चारित्र के अभाव में 
धर्म नहीं हो सकता ॥ १॥ 


जो अनुकम्पा साधु करते हैं और जिससे नवीन पाप बंन्ध नहीं होता, वही 
अनुकम्पा यदि श्रावक करता है तो उसे भी धर्म ही होगा ॥२॥। 


अमृत जिस प्रकार सबके लिए एक जैसा होता है, उसी प्रकार साधु व श्रावक 
के द्वारा की जाने वाली अनुकम्पा भी एक रूप ही होगी। इसके लिए खींचातान 
नहीं करनी चाहिए ॥३॥ 


आगमों में भगवान्‌ श्री महावीर ने जिन-जिन श्रनुकम्पाओ्रों का साधु के लिए 
निषेध किया है, उनका यहां वर्णन किया जाता है। उसे चित्त लगाकर सुनो ॥४॥ 


गम अहिंसा विवेक 


ढाल + २ 
[ राग--यतनी | 
डाभ मूंजादिक नी डोरी, वंधीया करे हेला नें सोरी। 
सी तापादिक कर दुखिया, साता वंछे जाणे हुवा सुखिया ॥१॥ 
अनुम्कपा उणारी आणे, छोडे छोडाबे नें भलो जाणै। 
तिणने चोमासी प्रायश्चित आ्रावे, धर्म जाणे तो समकित जावे ॥२॥। 


इम बांधे बंधावे हुव॑ँ राजी, तिणरो संजम गयो भाजी। 
ए तो सावद्य कामा जाणो, तिणरा साथां किया पचक्खाणो ॥॥३॥ 


जीवणो मरणो नहीं चावे, साधु क्‍्यांने वंधाबे छोड़ावे। 
ज्यांरी लागी मुगत सूं ताली, नहीं करे तिके रुखवाली ॥४॥ 


गृहस्थ रे लागी लायो, घर बारे तिकलियो न जायो। 
 बलता जीव बिल-बिल बोले, साधु जाय कंवाड़ न खोलें ॥५॥ 


द्रब्ये भावे लाय लागी, तिण मांहे केयक वेरागी। 
तिणरी अनुकम्पा आवे, उपदेश देइ  समझावे ॥६॥ 
जन्म मरण री लाय थी काढ़े, उणरो काम सिराड़े चाढ़े। 
पकड़ावे ज्ञानादिक डोरी, तिण थी आउठंई कर्म दे तोड़ी ॥७॥। 


अनुकम्पा कियां डंड आबे, परमारथ बिरला पावे। 
नशीत नो वारमों उद्देशो, निज भाषी दया नी रेंसो ॥८॥ 


छोड़े साथु सूतर में कहै चाल्यो, ए तो अर्थ अणहुंतों घाल्यो। 
भोलां ने कुगुरां बहकाया, कूड़ा-कूड़ा श्रर्थ बताया॥&॥ 


सिंघ बाघादिक मंजारी, हिंसक जीव देखी आचारी। 
त्यांनें मार कह्मां हिंसा लागे, पहिलोई महात्रत भागे।॥१०॥ 


अनुकेस्पा चौपई १४७ 


गीति 

डाभ, मूंज आदि की रस्सी से तस जीव बन्चे हैं, शीत, ताप आदि से दुःखी हैं, ह 
विलविलाहट कर रहे हैं, सुख-शान्ति के लिए अत्यन्त व्यग्न हैं, उनकी अनुकम्पा 
करके साधु उन्हें बन्चन से छोड़ता है, दूसरे से छुड़वाता है या किसी छोड़ने वाले 
को अ्रच्छा मानता है तो उस साधु को चातुर्मासिकर प्रायश्चित्त आता है। ऐसा 
करके उस कार्य में यदि वह धर्म मानता है तो उसकी सम्प्रक्त्व भी चली जाती 
है ॥१-२॥ 

इसी प्रकार यदि वह अनुकम्पा करके किसी प्राणी को वान्धता है, वन्‍्धवाता 
है, वान्धने वाले का अनुमोदन करता है तो उसका संयम चला जाता है। ये सब , 
सावद्य कार्य हैं। इनका साधु ने प्रत्याख्याव किया है ॥३॥ | 


साधु उन प्राणियों का जीना भी नहीं चाहता, मरना भी नहीं चाहता तो वह 
क्यों वान्वेगा और क्‍यों छुड़ाएगा ? उसकी प्रीति मुक्ति से लगी है। वह किसकी 
रखवाली करेगा ॥४।॥ 


गृहस्थ के घर में श्राग लगी है। घर से वाहर नहीं निकला जाता। आग में 
जलते जीव विलविलाहट करते हैं, पर साधु जाकर कपाट नहीं खोलता ॥५॥ 


संसार में तो द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की आग लगी ही है। कुछ एक लोग 
वेराग्यवान्‌ होते हैं, जो भाव आग से वाहर निकलना चाहते हैं। उनकी अनुकम्पा 
साधु करते हैं और उन्हें उपदेश के द्वारा प्रतिवोध देते हैं। उस जन्म और मृत्यु की 
ग्राग से बाहर निकालते हैं, उनका काम सिद्ध करते हैं। वे उसे ऐसी ज्ञान की 
रस्सी पकड़वाते हैं कि वे आठों ही कर्मों के तोड़ने में समर्थ हो जाते हैं ॥६-७॥॥ 


अनुकम्पा करने से प्रायश्चित्त आता है, इस परमार्थ को कोई बिरला व्यक्ति 
ही समभ पाता है। निशीथ सूत्र के वारहवें में उद्दशक में जिन भगवान्‌ ने दया का 
रहस्य प्रकट किया है ॥5५॥॥ 

कुछ लोग कहते हैं,साधु वन्धे प्राणियों को खोल सकता है, यह आगम में कहा 
है; यह अर्थ अत्यन्त निराधार है। भोले-भाले लोगों को कुगुरु झास्त्रों का अर्थ बता 
कर वहका देते हैं ॥॥६॥ 

सिंह, वाघ,विल्ली आदि हिसक जीवों को देखकर यदि साथु कहे, इन्हें मारो 
तो उसे हिंसा लगती है, पहला महात्रत दूटता है। यदि साधु (घटना प्रसंग पर) 


१४८ अ्रहिसा विवेक 


मत मार कह्मां उणरो रागी, तीजे करण हिसादिक लागी। 
सूयगड़ाअंग_ छे साखी, श्री वीर गया छे भाखी ॥११॥ 


गृहस्थ रो शरीर ममता में, साधु बैठा समता में। 
रह्मा धर्म शुक्ल ध्यान ध्याई, मूवां गयां री फिकर न कांई ॥१२॥ 
इहलोग नें परलोग, जीवणो मरणो काम भोग। 
ए तो पांचूई छे अतिचार, वांछयां नहीं धर्म लिगार॥१३॥ 


आपणोई बांछें तो पाप, पर नो कुण घाले संताप। 
घणो जीवणो वांछे श्रज्ञानी, समभाव राखे ते ज्ञानी.॥१४॥ 


वायरो वर्षा सी ताप, रह्यो न रह्यो चावे तो पाप। 
राज विरोध रहित सुकाल, उपद्रव जावो तत्काल ॥१५॥ 
सातां बोलां रो ए विस्तार, ओलखियो ते अ्रणगार। 
घट में जो समता आबवे, हुवा न हुवा एको'ही नचावे ॥१६॥ 


एकण रे दे रे चपेटी, एकण रो दे उपद्रव मेटी | 
ए तो राग द्वेष नों चालों, दशवेकालिक' संभालो॥१७॥ 


साधू बेठो नावा में आई, नावड़िये नाव चलाई। 
नावा फूटी मांहे आवबे पाणी, साथु देखें लोकां नहीं जाणी ॥१८॥ 
आप डूबे श्रनेरा प्राणी, किणरी अनुकम्पा नाणी। 
बतायां ब्रतः रो भंग, तिणपो शाखी आचारंग॥१६॥ 
सानी कर साधु जतावे, लोक कुसले खेमें घर आवे। 
डूबा पिण साधु न चावे, रह्मा चाबें तो तुरत बतावे ॥२०।॥ 
मौन साध रहे ते संत, तिके .करे संसार नो अंत। 
परिणामज राखे सेंठा, धर्म ध्यान मांहि रहै 'बेठा ॥२१॥ 


अरनुकम्पा चौपई १४६ 


यह कहे, इन्हें मत मारो तो उन जीवों के प्रति राग प्रकट होता है और उन हिंसक 
पशुओ्रों द्वारा वध्य प्राणियों की. हिसा का अनुमोदन लगता है। सूत्रकृतांगसूत्र में 
भगवान्‌ श्री महावीर ने ऐसा कहा है॥१०-११॥ 
गृहस्थ का शरीर उसकी ममता में है और साधु अपनी समता में है। वे धम्म- 
ध्यान व शुक्ल-ध्यान ध्याते हैं। उन्हें किसी के मरने की चिन्ता नहीं होती ॥१२॥ 


लोक-वांछा, परलोक-वांछा, जीवन-वांछा, मृत्यु-वांछा और कामभोग-वांछा 
ये पांच अपश्चिममारणान्तिकी संलेखना के अतिचार माने गये हैं। इनमें धर्म 
जरा भी नहीं हैं ॥१३॥ 


श्रावक के अपने जीवन की वांछा भी पाप है तो दूसरे की जीवन-वांछा करके 
कौन संतापित होगा ? अञ्रधिक जीना जो चाहते हैं, वे श्रज्ञानी हैं तथा जीवन व 
मृत्यु में समभाव रखते हैं, वे ज्ञानी हैं ॥| १४॥। 

पवन, वृष्टि, शीत, ताप, क्षेम, सुकाल, उपद्रव ये सात बातें हों या न हों, यह 
चाहना मात्र पाप है । घट में यदि समता होती है तो इन सातों बातों का होना 
या न होना कुछ भी नहीं चाहता। इन सात बोलों का विस्तृत हार्दे जिसने पहचान 
लिया है, वही अनगार है॥१५-१६॥ 


एक झादमी के चपेट मारना और दूसरे को पुचकारना ये दोनों कार्य राग- 
दष जन्य हैं । दशवेकालिक सूत्र में इसका वर्णन है ॥ १७॥ 


साधु नाव में वैठा है। नाविक नाव चला रहा है। नाव में छिद्र हो गया है 
और पानी भर रहा है। उसे साधु के श्रतिरिक्त श्र किसी ने नहीं देखा है। साधु 
स्वयं डूबने की ओर जा रहा है, दूसरे लोग भी डूबने जा रहे हैं। उसके मन में 
किसी के प्रति अनुकम्पा नहीं आई | क्योंकि छिद्रे बताने से ब्रत-भंग होता है। 
आाचारांग सूत्र इस बात का साक्षी है। संकेत करके भी यदि साधु उस छिद्र को 
बताता है तो संब लोग कुशल-मंगल के साथ अपने घर पहुंचते हैं। सव लोग डब 
जाएं,यह भी साधु नहीं चाहता । सव लोग जीएं, यह यदि वह चाहता तो तत्काल 
उस छिद्र को वता देता। साधु वहां धर्म-ध्यान में स्थिर होकर मौन रहता है और 
अपनी परिणाम-दृढ़ता से संसार का अन्त करता है॥ १८-११-२०-२१ |॥ 


१५० अहिंसा विवेक 
दुहा 

वांछे मरणो जीवणो, तो धर्म तणो » नहीं अंस । 
ए श्रनुकम्पा कियां थकां, बधे कर्म नों वंस ॥१॥ 
मोह श्रनुकम्पा जे करे, तिणमें राग नें हेष । 
भोग बधे इंद्रयां तणो, अंतर ऊंडो देख ॥२॥ 
दया अनुकम्पा आदरी, तिण श्रातम आणी ठाय । 
मरतां देखी जगत नें, सोच फिकर नहीं कांय ॥३॥ 
कष्ट सह्या घर में थकां, पालया ब्रत रसाल। 
मोह अनुकम्पा श्रावकां, त्यां पिण दीधी टाल ॥४॥ 
काचा था ते चल गया, होय गया चकचूर। 
के सेंठा रह्मया चलिया नहीं, त्यांनें वीर बखाण्या सूर ।॥५॥। 


ढाल 5 ३ 
[ राग--तुस्त जोयज्यो रे स्वारथ ना सगा | 


चंपानगरी ना बाणियां, जिहाज भरनें समुद्र में जाय रे। 
तिण अवसर एक देवता, त्यांनें उपसर्ग कीधों आय रे। 
जीव मोह अनुकम्पा न आणिये ॥ १॥ 


मिनका सीयाल खांधे बेसाणनें, गले पहिरी छे रुड माल रे। 
लोही राधसूं लीप्यो शरीर नें, हाथे खडग दीसे विकराल रे ॥२॥ 


लोक धड़-धड़ लागा धृजवा, और देव रह्या मन ध्याय रे। 
अरणक श्रावक डरियो नहीं, तिण काउसग्ग दीधो ठाय रे ॥३॥ 


सागारी अनशन कियो, धर्म ध्यान रहद्यो चित्त ध्याय रे। 


च्ज्ू 


सगलां नें जाण्या डूबता, अनुकम्पा न श्राणी काय रे ॥४॥ 


अरणक श्रावक नें डिगायवा, देव वद-वद बोले बाय रे। 
जो अरणक धर्म न छोड़सी, तो जिहाज डबोऊं जल मांय रे ॥५॥ 


अनुकंम्पा चौपई १५१ 


गीति ३ 
दोहा 

जीने व मरने की वांछा करना, धर्म का अंश नहीं है। वांछा युवत इस अनु- 
करण से कर्म का बन्ध होता है ॥१॥ 

मोह युक्त अनुकम्पा में राग व ढेप होता है और उससे इन्द्रियों के भोग 
बढ़ते हैं, यह अन्तद्‌ ष्टि से समभने की वात है ॥२॥ 

दया व अनुकम्पा को जो अ्रपना लेता है, वह आत्म-स्थित होकर रहता है। 
संसार को मरते देखता है, पर वह चिन्तातुर नहीं होता ॥३॥ 


गृहस्थपत में चलने वाले श्रावकों ने भी कष्ट सहकर अपने ब्रतों को निभाया, 
परन्तु मोह अनुकम्पा को तो टाला ॥४॥ 


जो दुर्बल थेवे विचलित होकर चूर-चूर हो गए। जो दृढ़ रहे, विचलित नहीं 
हुए, उन्हें भगवान्‌ महावीर ने शूरवीर कहा है ॥।५॥ 


गीति 
चम्पा नगरी के वणिग्‌ भरे जहाज समुद्र में जा रहे थे। उस समय एक देवता 
ने उन्हें उपसगे दिया ।''*'''हे जीव मोह भ्रनुकम्पा मत कर ॥१॥ 
शगाल और मार्जार उसके कन्धे पर बेठे थे। गले में कटे सिरों की माला 


थी । रक्त और रस्सी से लिप्त शरीर था और हाथ में विकट खड़ग था ॥रा॥। 


लोग थर-थर कांपने लगे और अपने-अपने इष्ट का स्मरण करने लगे। अर- 
णक श्रावक डरा नहीं और उसने कायोत्सर्ग आरम्भ कर दिया ॥३॥ 


उसने सागारी अनशन कर दिया। धर्म-ध्यान में अपना चित्त लगाया। 
सबको डूबते देखकर उसे अनुकम्पा नहीं आई ॥४॥ 


अरणक श्रावक को विचलित करने के लिए देवता वढ़-वढ़कर बोल रहा है, 
यदि अरणक! आज धर्म नहीं छोड़ेगा तो मैं इस जहाज को जल में डुवा दूंगा ॥५॥ 


१५२ अहिंसा विवेक 
ऊंची उपाड़ नें ऊंधी न्हाख ने, करसूं सगलां री घात रे। 
काली बोली अ्रमावस रा जण्या, मान रे तूं श्ररणक वात रे ॥६॥ 


ज्ञान दर्शन म्हारा ब्रत ने, इगरो कीघो विधन न थाय रे। 
हूं सेवग छूं भगवान रो, मौन कोई न सके चलाय रे ॥७॥ 


लोक विल-विल करता देखनें, अरणक रो न विगडलद्यो नूर रे । 
मोह करुणा न प्राणी केहनी, देव उपसर्ग कीधो दूर रे॥८॥ 


देव धन्य-धन्य अरणक नें कहै, तूं तो जीवादिक रो जाण रे। 
थारा सुधर्मी सभा मझे, इन्द्र किया घणा बखाण रे॥6€॥। 


अरणक श्रावक रा गुण देखनें, आया देव री दाय रे। 
दोय कुंडल जोड़ी आप नें, देव आयो जिण दिशि जाय रे ॥१०॥ 


नमिराय ऋषि चारित्त लियो, ते तो ऊभो बाग में आय रे। 
उन्द्र आयो नमिनें परखवा, ते किण विध बोले वाय रे ॥११॥ 


थारी अगनि करी मिथिला बले, एकर सूं साहमों जोय रे। 
ग्ंतेवर बलतो मेलसी, ए बात सिरे नहीं तोय रे॥१२॥ 


सुख वपराय सारा लोक में, बिलखा देख पुत्र-रतन रे। 
जो तूं दया पालण नें ऊठियो, तो कर तूं यांरा जतन रे ॥१३॥ 


नमि कहै वसूं जीवूं सुखे, म्हारी पल-पल सफली जात रे। 
या मिथिला नगरी दाभतां, म्हारों बले नहीं तिलमात रे ॥१४॥ 


' मोने हष नहीं मिथिला रहद्मां, वलियां नहीं शोक लिगार रे। 
में सावद्य जाण त्यागी तिका, रही बली न चावे श्रणगार रे ॥ १५॥ 


अनुकम्पा चौपई १५४३ 

जहाज को ऊपर उठाऊंगा और आंधी करके फिर नीचे गिराऊंगा। काली- 
पीली अ्रमावस के दिन जन्मने वाले हे अरणक ! मेरी बात मान, नहीं तो मैं 
सवकी घात करूंगा ॥६॥ 


मैं भगवान्‌ का सेवक हूं । मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता। मेरे ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र में इसका किया हुआ विध्त नहीं हो सकता ॥७॥॥ 


लोगों को बिलविलाहठ करते देखकर भी अरणक का स्वरूप बिगड़ा नहीं । 
उसने किसी की मोह अनुकम्पा नहीं की, तब देवता ने उपस्ग दूर कर 
दिया ॥५॥ | 
देवता अरणक को धन्य-धन्य कहने लगा । उसने कहा कि तू जीवादि द्रव्यों 
का ज्ञाता है। सुधर्मा सभा में इन्द्र ने तेरा बहुत बखान किया था ॥६॥ 


अरणक श्रावक के गुण देखकर देवता प्रसन्‍न हुआ और दो कुण्डलों की जोड़ी 
देकर जिस दिंशा से आया था, उसी दिशा में चला गया ॥१०॥ 


नमि राजपि ने चारित्र ग्रहण किया और वाग में आकर ठहरे। इन्द्र उनकी 
परीक्षा करने के लिए आया और बोला ॥११॥ 


तुम्हारी मिथिला नगरी जल रही है। एक वार तुम उसकी ओर देखो। 
जलते हुए अन्तःपुर को यों ही छोड़ रहे हो, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ॥१२॥ 


तू ने सारे संसार में सुख का प्रादुर्भाव किया और अपने पुत्र-रत्नों को विलखते 
देख रहा है। यदि तू दया पालने के लिए ही खड़ा हुआ है तो इनका यत्न क्यों 
नहीं करता ॥११॥ 

नमि राजपि ने कहा--मैं सुख में वसता हूं, सुख में जीता हूं । मेरी पल-पल 
सफल जा रही है। मिथिला नगरी जल रही है, पर मेरा उसमें कुछ भी नहीं जल 
रहा है ॥१४॥ 

मुर्के मिथिला के रहने में कोई हप॑ नहीं है और उसके जलने में जरा भी शोक 
नहीं है। मैंने सावद्य समझ कर जिसे छोड़ दिया, उसका रहना या जलना मैं कुछ 

नहीं चाहता ॥१५॥॥ ह॒ 


१५४ अहिसा विवेक 
नमिराय ऋषि आाणी नहीं, मोह अनुकम्पा नी बात रे । 
समभाव राखे मुगते गया, करी श्रष्ट कर्मा री घात रे ॥१६॥, 
श्रीकेतेवय केरो बंधवों, यो तो नामे गजसुकुमाल रे। 
तिण दीक्षा ले काउसरग कियो, सोमिल आयो त्तिण काल रे ॥१७॥। 
साथे पाल वबांधी माटी तणी, मांहें घाल्या लाल अंगार रे। 
कष्ट ऊपनो वेदना अति घणी, नेम करुणा न श्राणी लिगार रे ॥१८॥ 


श्रीनीम जिनेश्वर जाणता, होसी गजसुकुमाल री घात रे। 
पिण अनुकम्पा आणी नहीं, और साथ न मेल्या साथ रे ॥१६॥ 


श्री वीर जिनंद चोवीसमां, कल्पातीत मोटा श्रणगार रे। 
त्यांनें देव मनुष्य तियेञ्च नां, उपसर्ग उपना अपार रे ॥२०॥ 


संगम देवता भगवंत ने, दुःख दीधा अनेक प्रकार रे। 
अनारज लोकां पिण वीर ने, स्वानादिक दीधा लार रे॥२१॥ 


चउसठ इन्द्र महोत्सव आविया, दीक्षा दिन भेला होय रे। 
पिण कष्ट पड़चा भगवान नें, नायो उपसर्ग टठालण कोय रे ॥२२॥ 


दुःख देता देखी जगनाथ नें, किण अलगा न कीधा आय रे। 
समदिष्टी देव हूंता घणा, त्यां करणा न आणी कोय रे ॥२३॥ 


देवता जाण्यो श्री भगवान नें, उदे आया दीसे छे कर्म रे। 
अनुकम्पा आण बिचे पड़द्ां, ए जिन भाष्यो नहीं धर्म रे ॥२४॥ 


धर्म हुवे तो आघो नहीं काढ़ता, बले वीर नें दुखिया जाण रे। 
परिषह देवण श्रावे तेहनें, देव अलगो करता ताण रे॥२५// 


मच्छभलागल मण्ड रही, द्वीप समुद्रां मांय रे। 
भंगवंत कहे जो इन्द्र ने, तो थोड़ा में देवे मिटाय रे ॥२६॥ 


अनुक़ररंपा चौपई १५ 


तमि राजपि ने मोह अनुकस्पा नहीं की । समभाव रखते हुए आठ कर्मों का. 
नाश कर वे मुक्ति में चले गये ॥१६॥ 

श्रीकृष्ण के वन्धु गजसुकुमाल ने दीक्षा लेकर कायोत्सर्ग किया था। उस 
समय सोमिल ब्राह्मण वहां पर आया। उसने मुनि के मस्तक पर मिट्टी की कगार 
वान्धी और उसमें जलते हुए ग्रंगारे भर दिये | मुनि को अत्यन्त कष्ट हुआ । नेमि- 
नाथ भगवान्‌ ने वहां जरा भी अ्रनुकम्पा तो नहीं की ॥१७-१ ८ा। 


नेमिनाथ प्रभु जानते थे, गजलुकुमाल मुनि की घात हो जाएगी, किन्तु उन्होंने 
अनुकम्पा करके उनके साथ साधुओं को नहीं भेजा ॥१९॥ 


चौबीसवचें तार्थकर जो जिनकल्पी और महा अनगार थे, उन्हें देवता, मनुष्य 
झौर तिर्यअच सम्बन्धी अपार उपसर्ग हुए ॥॥२०॥॥ 


संगम देवता ने भगवान्‌ को अनेक प्रकार से कष्ट दिया। अनाये लोगों ने भी 
भगवान्‌ के पीछे कुत्ते लगाए ॥२१॥ 


दीक्षा-महोत्सव में चौसठ इन्द्र आये, पर भगवान्‌ को जब कष्ट पड़ा तो उप- 
सर्ग टालने के लिए कोई नहीं आया ॥॥२२॥। 


सम्यग्‌ दृष्टि देव भी बहुत थे, पर उन्होंने भी कोई करुणा नहीं दिखाई। 
किसी ने आकर दुःख देने वालों को भगवान्‌ से अलग नहीं किया ॥२३॥ 


देवों ने जाना, भगवान्‌ महावीर के अभी कर्मोदय है । अनुकम्पा के नाम पर 
बीच में पड़ना जिन-भाषित धर्म नहीं है ॥२४॥। 


यदि धर्म होता तो भगवान्‌ महावीर को दुःखी देखकर वे जरा भी विलम्ब न 
करते और परिपह देने वालों को अलग कर देते ॥२५॥ 


सभी द्वीप और समुद्रों में मच्छणलागल लग रही है अर्थात्‌ एक जीव दूसरे 
जीव को खा रहा है। भगवान्‌ यदि इन्द्र से कहें तो चह यह सब थोड़े में ही मिटा 
सकता है ७२६७ 


१५६ अहिसा विवेक 
पड़ती जाणे अंतराय नें, तो अचित खवावत पूररे। 
एहवी शक्ति घणी छे इन्द्रनीं, पिण कम न हुवे दूर रे ॥२७॥ 


चुलणीपिया नें पोसा मफ्मे, देव दीधा छे दुःख आय रे। 
कुण कुण हवाल तिणमें किया, ते सांभलज्यो चित्त ल्याय रे ॥२५॥ 


तीन बेटां रा नव सूला किया, तिणरा मूंढा आगे लाय रे। 
तेल उकाल नें मांहें तल्या, बल-बलतासूं छांटी काय रे ॥२६॥ 


समां परिणामां वेदना सही, 
जाणी आपरा संच्या कर्म रे। 
अनुकम्पा न आणी अंगजात री, 
| तिण छोड़यो नहीं जिन धर्म रे ॥|३०॥॥ 


मत मारण रो कट्मो नहीं, ते तो जाणी सावद्य वाय रे। 
करुणा न आणी मरता देखें, सेंठो रह्मो धर्म ध्यान ध्याय रे ॥॥३ १॥ 


जो तूं धर्म न छोड़सी, तो थारे देव गुरु जिम छे माय रे। 
तिणने मारू विध आगली, थारा मुहढ़ा आगे ल्याय रे ॥३२॥ 


जद आरत ध्यान तूं ध्यायनें, पड़सी माठी गति में जाय रे। 
सुणनें चुलणीपिया चल गयो, माय राखण करे उपाय रे ॥३३॥ 


यो तो पुरुष अनारज कहै जिसो,भाल राखूं ज्यूं न करे घात रे। 
ते तो भद्रा बचावण ऊठियो, इणरे थांभो आयो हाथ रे ॥३४॥ 


अनुकम्पा आणी जननी तणी, तो भांग्या ब्रत नें नेम रे। 
देखो मोह अनुकम्पा एहवी, तिण में धम कहीजे केम रे ॥३५॥ 


चुलणीपिया सुरादेव ना, चुलसतक नें सकडाल रे। 
यां च्यारां रामारचा डीकरा, देव तलिया तेल उकाल रे ॥३६॥ 


बेटां नें मरता देखिया, नाणी मोह अनुकम्पा प्रेम रे। 
ऊठया मात त्रियादिक राखवा, भांगा ब्रत नें नेम रे ॥३७॥ 


अनुकम्पा चौपई जे १५७ 


यदि ऐसा करने में जीवों के झ्राहारान्तराय होती;लगती तो शक्तिशाली 
इन्द्र उन्हें अचित्त आहार खिला देता, पर ऐसा करने से कर्मों का नाश नहीं 
होता ॥२७॥ 


चूलनीपिता श्रावक को पौपध-ब्नत में देवता ने श्राकर कष्ट दिया । उसने क्या 
कुछ किया, उसका यहां वर्णन किया जाता है ॥२८॥ 


चुलनीपिता के सामने आकर उसके तीन पुत्रों के नव टुकड़े किये। उन्हें तेल 
में तला । उस गर्म तेल से चुलनीपिता के शरीर को छांटा ॥२६।॥ 


कृत कर्मों का भोग समफकर समता पूवेक वह कष्ट उसने सहा। उससे पुत्रों 
की अ्रनुकम्पा नहीं की और जिनेश्वर देव का धर्म नहीं छोड़ा ॥३०॥ 


सावद्य भाषा समभकर उसने मत मार, ऐसा भी नहीं कहा। पुत्रों को मरते. 
देखकर भी उसे करुणा नहीं आई | धर्मे-ध्यान में लीन होकर दृढ़ रहा ॥३ १॥ 


जो तू अपना धर्म नहीं छोड़ता तो देवगुरु के तुल्य तुम्हारी माता को तुम्हारे 
सामने लाकर इसी प्रकार मारूंगा ॥३२॥ 


तव तू ग्रीत्तंष्यान में होकर दु्गति को प्राप्त होगा । यह सुनकर चूलनीपिता _ 
विचलित हो गया श्रौर अपनी माता के संरक्षण का उपाय करने लगा ॥३३॥ 


यह अनाये पुरुष है। इसे श्रभी मैं पकड़ूं ताकि मेरी माता को वह न मार 
सके | माता भद्रा को बचाने के लिए चला तो उसके हाथ में खंभा झा गया ॥३४।॥ 


भाता की अनुकम्पा आई, तो उसके नियम व ब्रत भंग हो गए। ऐसी मोह 
पनुकम्पा में धर्म कंसे कहा जा सकता है ? ॥३४५॥ 


चूलनी पिता, सूरादेव, चूलशतक ओर शकड़ाल इन चारों के पुत्रों को देवता 
ने तेल उवालकर उसमें तला। पुत्रों को मरते देखा, पर मोह अनुकम्पा नहीं 
आाई। माता, स्त्री आदि को बचाने के लिए उठे तो नियम व ब्रत भंग हो 
गए ॥३६-३२७॥। 


१५८ अहिंसा विवेव 


मातत्रियादिक राखतां, भाग्या ब्रत नें वंध्या कम रे। 
तो साधू बिचे पड़ियां थकां, यांनें किण विध होसी धर्म रे।३८॥ 


चेड़ा नें कोणिक रीवारता, निरावलिका भगवती शाख रे। 


मानव मुंवा दोय संग्राम में, एक कोड़ नें श्रस्ी लाख रे ॥३६९॥ 


भगव॑त अ्रनुकम्पा आण नें, पोते नगया न मेल्या साधरे। 
यां न पहिला पिण वर्ज्या नहीं, घणा जीवांरी जाणविराध रे ॥४०॥ 


ए दया अनुकम्पा जाणता, तो वीर वडाले जाय रे। 
सगलांरे साता वपरावता, थोड़ा में देता चुकाय रे ॥४१॥ 


कोणिक भगता भगवान रो, चेड़ो बारे ब्रत धार रे। 
इंद्र भीड़ आया ते समकिती, ए किण विध लोपता कार रे ॥४२॥ 


ज्ञान दर्शन चारित्र मांहिली, बधतो जाणे किणरे उपाय रे । 
तो करे अनुकम्पा भवि जीवरी, वीर विना बोलयां जाय रे ॥४३॥ 


समुद्रपाल सुखां में मिल रह्मयो, संत्तार विषे रस लाग रे। 
चोर ने मारतो देखी उपनो, उतकष्टो परम वेराग रे ॥४४॥। 


चारित्र लियो कर्म काटवा, जाण्यो मोक्ष तणो उपाय रे। 
पिण करुणा न आणी चो र नी, छोड़ावणरी न काढ़ी वाय रे ॥।४५॥ 


साथ श्रावक रे एक रीत छे, तुमें जोवो सूतर रो न्याय रे। 
देखो अंतर मांहे विचार नें, कूड़ी कांयः करो बकवाय रे ॥४६॥ 


दुहा 


दुखिया देखी ताबड़े, जो नहीं. मेले छाय। 
साधु श्रावक न गिणे तेह नें, ए श्रन्यतीर्थी नी बाय ॥॥ १॥ 


मार्‌यां मरायां भलो जाणियां, तींनुई करणा पाप । 
देखण वाला नें जे कहै, ते खोटा कुगुरु सराप ॥२॥ 


अनुकम्पा चौपई १५६ 


माता, स्त्री श्रादि की रक्षा करने में नियम भंग हुए और कर्मबंध हुआ तो 
साधु यदि बीच में झ्रा पड़े तो धर्म कैसे होगा ॥३८॥। 


चेटक और कोणिक का वृत्तास्त निरयावलिका व भगवती सूत्र में आया है। 
दो युद्धों में एक करोड़ अस्सी लाख मनुष्य मरे ॥३६॥ 


भगवान्‌ महावीर अनुकम्पा करके न स्वयं गए, न अपने साधुओं को भेजा । 
और उन दोनों को वहुत जीवों की हिसा समझकर पहले भी नहीं रोका )४०॥॥ 


इस कार्य को यदि भगवान्‌ दयारूप समझते तो स्वयं आगे होकर जाते और 
थोड़े में ही सबको सुखी कर देते ॥४१॥ 


कोणिक भगवान्‌ का भक्त था और चेटक बारह ब्रतधारी श्रावक्र। इन्द्र जो 
सहयोग में झ्ाया, वह भी सम्पक्त्वी था। ये सव भगवान्‌ के इंगित का लंघन 
कैसे करते ॥॥४२॥। 

किसी का ज्ञान, दर्शन, चारित्र;रूप प्रयत्न बढ़ता हो तो भगवान्‌ विना बुलाए 
जाकर भव्य जीवों की अनुकम्पा करते ॥४३॥ 


समुद्रपाल सुखों में भूल रहा था। सांसारिक विपयों में उसकी लगन लगी 
थी। चोर की मारे जाते देखकर उसको परम वैराग्य उत्पन्न हुआ ॥४४॥ 


कर्म-वाश करने के लिए मोक्षोपाय समझकर चारित्र ग्रहण किया, किन्तु चोर 
वी करुणा करके उसे छोड़ाने की वात मुख से नहीं कही ॥॥४५॥ 


साधु क्षावक की एक रीति है । सूच्रोवत न्याय को समझो । श्रन्तरंग में विचार 
कर देखो । मिथ्या प्रलाप मत करो ॥४६॥ 


गीति ४ 
दोहा 
जीवों को ताप में दुःखी देखकर जो छाया में नहीं रखता वह साधु या श्षावक 
की गणना में नहीं है, यह अन्यत्तोर्थी लोकों की भाषा है ॥१॥ 
मारने, मरवाने या मारते को अच्छा समभने में पाप है, देखने वाले को भी 
जो पाप फहे तो यह तो कुगुरु के निकृष्ट श्राप जैसा होगा ॥२॥ 


१६० अ्रहिसा विवेक 


कर्मा करनें जीवड़ा, उपजे ने मर जाय। 
अ्संजम जीतब तेहनों, ते साधु न करे उपाय ॥श : 


देखे मांहोमां विणसता, श्रलगा करथ्यां जाय। 
एहवो कहै तिण ऊंपरे, साधु बतावे न्याय ॥४॥ 


ढाल ; ४ 
[ राग--दुलहो मानव भव कांई तुमें | 


नाडो भरियो छे डेडक माछला, मांहे लीलण फूलण रा पूर हो । 
लट फूहांरा आदि जलोक सूं, तस थावर भरिया अरूर हो । 
भविकजन करज्यो पारखा जिन धर्म री ॥१॥ 


सुलिया धान तणो ढिगलो पड़च्यो, मांहे लटांने ईल्यां अथाय हो । 
सुलसल्या इंडादिक श्रति घणा, किल-विल करे तिण मांय हो ॥२॥ 


एक ग़ाडो भर्‌यो जमीकंद सूं, तिण में जीव घणा छे अनंत हो । 
च्यार पर्याय च्यार प्राण छे, मार॒यां कष्ट कह्यो भगवंत हो ॥३॥ 


काचा पाणी तणा माटा भर्‌या, घणा जीव छे ग्रणगल नीर हो । 
नीलण फूलण झ्ाद लटां घणी, त्यांमें अनंत बताया वीर हो ॥४॥ 


खात भीनों उकरड़ी लटां घणी, गींडोला गधईया जाण हो । 
टल-बल टल-बल कर रहा, यांनें कर्मा नहांख्या छे आण हो ॥५॥ 


कोइक्‌ जायगां में ऊंदर घणा, फिरे श्रामां नें साहमां भ्रथाग हो । 
थोड़ो सो खड़को सांभले, तो जाय दिशोदिश भाग हो ॥।६॥ 


गुड़ खांड आदि मिष्टान्न में, जीव चिहुं दिश दोड्या जाय हो । 


माख्यां नें माका फिर रद्मा, ते तो हुचके मांहो मां आय हो ॥७॥ 


नाडो देखी नें आवे भेंसीयां, धान ढ़के बकरा आय हो। 
गाडे आवे बलद पाधरा, माटे आय उभी छे गाय हो ॥५॥। 
पंखी चुगे उकरडी ऊपरे, ऊंदर पासे मिनकी जाय हो। 
माख्यां नें माका पकड़ ले, साथु किणनें बचावें छोडाय हो ॥९॥ 


अनुकम्पा चौपई १६१ 


कृत कर्मो के अनुसार जीव जन्मते हैं और मर जाते हैं । उनका भ्रसंयम जीवन 
है, उसके लिए साधु उपाय नहीं करते ॥३॥। 


जीवों को परस्पर नष्ट होते देखकर हम उन्हें पृथक-पृथक कर देते हैं, ऐसा 
जी लोग कहते हैं, उस पर मैं न्यायपूर्ण विवेचन करता हूं ॥४॥। 


गीति : ४ 


छोटा तालाब मेंढक व मछलियों से भरा है; उसमें भरपूर नीलण-फूलण जमी 
है भौर वह लट, पुप्ररा (फूंहरा), जलोक आदि चस प्राणियों से ठसाठस भरा 
है ।'''हे भव्य जीवों ! जिनेश्वर देव के धर्म की परीक्षा करनी चाहिए ॥१॥ 


सड़े हुए धान का ढेर लगा है। उसमें श्रथाग इली, लट आ्रादि प्राणी भरे हैं। 
सुलसुले, भ्रण्डे श्रादि अति मात्रा में विलविलाहट कर रहे हैं ॥२॥। 


एक गाड़ी जमीकन्द से भरी है, जिसमें कि श्रनन्त जीव होते ही हैं । उन जीवों 
के चार पर्याय व चार प्राण होते हैं और भगवदू-वचन के श्रनुसार उन्हें मारने से 
उनको कष्ट होता है ॥३॥। 

सचित्त पानी के मठके भरे हैं। श्रनछाना पानी है और उसमें बहुत सारे जीव 
हैं। लट श्रौर नीलण-फूलण बहुत है, जिस नीलण-फूलण में भगवान ने अनन्त 
जीव बतलाएं हैं (४ 

कूड़े-करकट का ढेर जमा है। खाद गीली हो रही है । गिण्डोला, गधियां आदि 
जीव अपने कर्मो का फल भोगते हुए टलवल-टलवल कर रहे हैं ॥५॥ 


किसी स्थान में चूहे बहुत हैं। इधर-उघर दोड़ लगाते हैं। थोड़ा-सा शब्द 
सुनते ही चारों शोर दौड़ जाते हैं ॥६॥। 


गुड़, खाण्ड आदि मिष्टान्न में चारों भार से जीव दौड़े था रहे हैं । छोटी-बड़ी 
मविखियां व मकखे फिर रहे हैं ग्लोर वे परस्पर एक दूसरे पर उछलते हैं ॥9॥॥ 


तालाब को देखकर भेंते झ्राती हैं। धानन्‍्य के ऊपर बकरे आते हैं । गाड़ी पर 
बेल सीधे झाते हैं। मटकी पर गाय खड़ी है। पक्षी कड़े के ढेर पर चुग रहें हैं। 
चूहों के पीछे बिल्ली जा रही हे। मक्खियों को मक्खे पकड़ रहे हैं। साथु किसे 
वचाये, किसे छुड़ाए ॥5-६॥ 


१६२ अ्रहिसा विवेक 


भेंसां हाकल्यां नाडा मांहिला, सगला जीवां रे साता थाय हो । 
बकरां ने अलगा कियां, इंडादिक जीव बच जाय हो ॥१०॥ 


बे 


थोड़ा-सा बलदां ने हाकल्यां, तो न मरे अ्रनंतीकाय हो | 
पाणी फूंहारादिक किणविध मरे, नेड़ी आवण न दे गाय हो ॥११॥ 
लट गींडोलादिक कुशले रहे, जो पंखी ने देवे उडाय हो। 
मिनकी छिछकार नहसाड़दे, तो ऊंदर घर सोग न थाय हो ॥१२॥ 


माका नें श्राघा-पाछा करे, तो माखी उड़ नहाठी जाय हो।। 
साधां रे सगला सारिखा, तेतो विचेन पड़े जाय हो ॥१३॥ 


मिनकी धाकल ऊंदर बचाय ले,माखी राखे माका ने घिकाय हो । 
और मरता देख राखे नहीं, यां में चूक पड़ी ते बताय हो ॥१४॥ 


साधु पीहर बाज छकाय नां, एक छोड़ावे तसकाय हो। 
पांच काय मरती राखे नहीं, तो पीहर किणविध थाय हो ॥१५॥ 


रजोहरण लेइनें ऊठिया, जोरीदाब दिया छोड़ाय हो। 
ज्ञान दहन चारित्र महिलो, यांरे बधियों ते मोय वताय हो ॥१६॥ 


ज्ञान दशन चारित्र बिना, और मुक्ति रो नहिं उपाय हो। 
छोड़ा-मेला उपगार संसार नां,तिणथी शुद्धशति किणविध जाय हो ॥ १७ 


जितरा उपगार संसार नां, ते तो सगलाई सावद्य जाण हो। 


श्रीजिनधर्म में आवे नहीं, कूड़ी म' करो ताण हो ॥१८5॥ 


श्रज्ञानी रो ज्ञानी कियां थकां, हुवे निछच्े पेलारों उधार हो। 
कीयो मिथ्यातीरों समगती, तिण उतारयों भव पार हो ॥॥१६॥ 


-असंजती नों कियो संजती, ते तो मोक्ष तणा दलाल हो। 
तपसी कर पार पहुंचावियो, तिण मेट्या सर्वे हवाल हो ॥२०॥ 


अनुकम्पा चीपई १६३ 


जैंसों को हांक देने से तालाव में रहे सव जीवों के साता हो जाती है । बकरों 
को अलग कर देने से अण्डादि जीव बच जाते हैं ॥१०॥। 


बैलों को थोड़ा सा ललकार देने से श्रनन्‍्त काय वच जाती है और गाय को 
नजदीक न आने दिया जाए तो पानी-पूहरादिक की हिसा कंसे हो सकती है ॥११॥ 


यदि पक्षियों को उड़ा दिया जाए तो लट-गिडोला आदि प्राणी कुशल रह जाते 
हैं। यदि बिल्ली को छिछ्कार करके भगा दिया जाए तो चूहों के घर में शोक 
न हो ।१२॥ 


यदि मवखों को इधर-उधर कर दिया जाए तो श्रन्य मव्खियां उड़कर 
भाग सकती हैं | साधु के लिए तो सभी प्राणी समान हैं। वे किसी के बीच में नहीं 
पड़ते ॥ १३॥। 


विल्‍ली को ललकार कर चूहे बचा लेते हैं, मकखों को ढकेल कर मवखी को 
वचा लेते हैं, पर उक्त प्रकार के श्रन्य जीवों को बचाने का प्रयत्न नहीं करते । उन 
जीवों का क्या अपराध है, यह तो बताना चाहिए ॥ १४॥ 


साधु छव काय के रक्षक कहलाते हे और केवल चसकाय को छोड़ते हैं । 
शेप पांच कायों को नहीं दचाते तो वे छव काय के रक्षक कंसे रहे ? ॥१५॥ 


रजोहरण (श्रोधा) हाथ में लेकर साधु खड़ा हुआ और वलात्कार पूर्वक 
किसी प्राणी को छोड़ा दिया। ज्ञान, दर्शन, चारित्र गुणों में से उसके कौनसे गण 
की वृद्धि हुई, यह कोई मुझसे वताए ॥१६॥ 


ज्ञान, दर्शन, चारित्र के विना कोई मुवित का मार्ग नहीं है। छोड़ता, रखना 
आदि सांसारिक उपकार हैं। उससे शुभ गति कंसे मिल सकती है ? ॥१णा 


जितने सांसारिक उपकार हैं, वे सभी सावच हैं। वे जिनेश्वर देव के धर्म में 
नहीं झाते। व्यर्थ आग्रह क्यों किया जा रहा है ॥१८॥ 


अज्ञानी से किसी को ज्ञानी किया जाता है तो निश्चित ही उसका उद्धार 
होता है। मिथ्यात्वी से किसी को सम्यक्त्वी किया जाता है तो वह उसे संसार- 
सिन्धु से पार करता है ॥१६॥ 

असंयति को संयत्ति कर दिया तो करने वाला मोक्ष का दलाल हो जाता है। 
किसी को तपस्वी बनाकर संसार-सिन्धु से पार लगा दिया, उसने तो उसका स् 
जंजान ही मेट दिया ॥२०॥॥ 


१६४ ग्रहिसा विवेक 


ज्ञान दर्शन चारित्र नें तप, यांरो करे कोइ उपगार हो। 
ग्राप तिरे पेलो उद्धर, दोयां रो खेबो पार हो ॥२१॥ 


ए च्यार उपगार छे मोटका, तिण में नि३्चेई जाणो धर्म हो। 
शेष रह्या काम संसार नां, तिण कीधां बंधसी कर्म हो ॥२२॥ 
ठुहा 
जीव दया रे ऊपरे, मूलगा तीन दिप्टंत। 
आ्रागे विस्तार करे जितो, ते सुणजो कर खंत ॥॥ १॥ 


ढाल: 
[ राग--सहेल्यां ए बांदो सदा साध नें ] 


एक चोर चोरे धन पार को, बले दूजो हो चोराबे आगैवाण। 
तीजो कोई करे अनुमोदनां, ए तीनां रा हो खोटा किरतव जाण । 
भविजीवां तुमें जिन धर्म श्लोलखो ॥१॥ 


एक जीव हणे| तसकाय ना, हणावे हो दूजो परना प्राण। 
तीजो पिण हर्ष मारियां, ए तीनूंई हो जीव हिसक जाण ॥ रा 


एक कुशील सेवे हरष्यो थको, सेवावे हो ते तो दूजे करण जोय । 
तीजो पिण भलो जाण॑ सेवियां, ए तीनां रे हो कर्म तणो बंध होय ॥३॥। 


ए सगलां नें सतगुरु मिल्या, 

प्रतिबोध्या हो झ्राण्या मार्ग ठाय। 
किण-किण जीवां नें साधां उद्धर॒या, 

तिणरो सुणज्यो हो विवरा सुध न्याय ॥४॥ 


चोर हिसक नें कुशीलिया, यांरे तांई हो साधां दियो उपदेश । 
त्यांनें सावद्य रा निरवद्य किया, एहवो छे हो जिन धर्म दया रेंस ॥५॥ 


ज्ञान दर्शत चारित्र तीनूं तणो, साधां कीधो हो जिण थी उपगार । 
ते तो तिरण-तारण हुवा तेहनां, उतार॒या हो संसार थी पार॥६॥ 


अनुकम्पा चौपई १६५ 


ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप इन चारों के सम्बन्ध से जो उपकार करता है, 
वह स्वयं तर जाता है और अगले का भी उद्धार हो जाता है ॥२१॥ 


ये चार प्रकार के उपकार प्रमुख हैं। इनमें निश्चित प्रकार से ही धर्म है। 
शेष सांसारिक कार्य हैं, जिनके करने से कर्म-वन्ध होता है २२॥। 


दोहा 


जीव-दया के ऊपर तीन दृष्टान्त मौलिक हैं। उस पर चाहे जितना विस्तार 
हो सकता है । शान्तिपूर्वक उन्हें सुनो ॥ १॥ 


गीति : ५ 


एक चोर दूसरे के धन को चुराता है। दूसरा आगे होकर चुरवाता है । तीसरा 
व्यवित उसका अनुमोदन करता है। इन तीनों के ही कतंव्य बुरे हैं। “हे भव्य 
जीवों जैनधर्म की पहचान करो ॥ १॥॥ 


एक त्रसकाय जीवों की हिंसा करता है । दूसरा त्रसकाय जीवों की हिसा कर- 
वाता है। तीसरा मारते जानकर हपित होता है। इस प्रकार ये तीनों ही व्यक्ति 
हिंसक हैं ॥२॥। 


एक व्यक्ति सहर्ष कुशील सेवन करता है । दूसरा सेवन करवाता है। तीसरा 
उसका अनुमोदन करता है । इन तीनों के ही कर्मो का वन्‍्धन होता है ॥३॥। 


इन सब व्यवितयों को सुगुरु मिले और प्रतियोध देकर मार्ग लगाया। किन- 
किन व्यवितियों का साधुओ्रों ने उद्धार किया, विवरण सहित उनका च्याय सुनो ॥४।॥। 


चोर, हिंसक और व्यभिचारी इन तीनों को साधुझों ने उपदेश दिया, उन्हें 
पाप से धर्म में प्रवृत्त किया, यही जिनेश्वर के अनुकम्पा धर्म का रहस्य है ॥५॥ 

ज्ञान, दर्भन और चारित्र इन तत्त्वों के रूप में साधुश्रों ने उनके प्रति उपकार 
किया, ये स्वयं तरने वाले भौर दूसरों को तारने वाले हुए । उनको संसार सिन्यु से 
पार उतारा ॥६॥ 


१६६ अहिसा विवेक 


एतोचोर तीनूईसमश्यांथकां, धन रह्यो हो धणी रे कुशले खेम । 
हिसक तीनूं प्रतिबोधियां, जीव वचिया हो कीबो मारण रो नेम ॥७॥ 


शील आदरियो तेहथी, अस्त्री पड़ी हो कूवा मैं जाय। 
यांरो पाप धर्म नहीं साधु ने, रह्मा मूंवा हो तीनूं श्रश्नत मांय ॥८॥। 
धन रो धणी राजी हुवो धन रह्मां 

जीव बचिया हो ते पिण हरपित थाय । 
साधु-तिरण तारण नहीं तहेनां, 

नारी नें पिण हो नहि डबोई आ्आाय ॥६॥ 
केइ मूढ़ मिथ्याती इस कहै, जीव वचिया हो धन रहो ते धर्म । 
तो उणरी श्रद्धा रे लेखे, अस्त्री मुई हो तिणरा लागे कर्म ॥१०॥ 


जीव जीबे ते दया नहीं, मरे ते हो हिसा मत जाण। 
मारण वाला ने हिसा कही, नहीं मारे हो ते तो दया गुण खाण ॥११॥ 


नींब आंबादिक वृक्ष नो, किण ही कीधो हो वाढण रो नेम । 
अन्नत घटी तिण जीव रे, वृक्ष ऊभो हो तिणरो धर्म केम ॥१२॥ 


सर द्रह तलाब शोषण तणा, सूंस लेई हो मेट्या आवता कर्म । 
सर द्रह तलाब भर्‌या रहै, तिण मांहि हो नहीं जिनजी रो धर्म ॥१३॥ 


लाड़ू,घेवर आदि पकवान नें,खाणा छोड़चा हो श्रातम आणी ठाय । 
वेराग बध्यो तिण जीव रै, लाडू रह्मया हो तिणरो धर्म न थाय ॥१४॥ 


दव देवो नें गाम' जलायवो, इत्यादिक हो सावद्य कारज अनेक । 
ए सब छोड़ावे समभ्राय ने, सगलां री हो विधि जाणो तुम्हें एक ॥१५॥ 


हिवे केइक अ्रज्ञानी इम कहै, छ काय काजे हो दां छां धर्म उपदेश । 
एकण जीव नें समभावियां, मिट जावे हो घणा जीवां रो क्लेश ॥१६॥। 


अनुकम्पा चौपई | १६७ 


तीनों प्रकार के चोर समझ जाने से मालिक का घन सकुशल रहा। तीनों 


प्रकार के हिसकों को प्रतिवोध देने से उन्होंने हिंसा का त्याग कर लिया, जिससे 
जीव बच गये ॥७॥। 


शील-ब्षत स्वीकार किया, उससे स्त्री कुएँ में जा पड़ी । इन सवका पाप या 
धर्म साधु को नहीं है । जीवित रहे या मरे, तीचों अद्नत में है ॥॥५॥॥ 


धनवान्‌ धन रहने से खुश हुआ । जो जीव बचे वे भी हपित हुए। साधु न तो 
उन दोनों के तारक है श्रौर न उस स्त्री को भी ड्वोने वाले हैं ।॥६॥। 


कुछ मूर्ख मिथ्यात्वी ऐसा कहते हैं--जीव बचे और घन रहा, यह धर्म है। 
यदि ऐसा है तो उनके कथनानुसार जो स्त्री मर गई, उसका पाप भी साधु 
को लगना चाहिए ॥१०॥ 


जीव अपने सहज स्वभाव से जीते हैँ, यह दया नहीं है। सहज स्वम्ाव से मरते 
हैं, वह हिंसा नहीं है । मारने वाले को हिसा लगती है, जो नहीं मारता है, वह दया- 
वान्‌ है ॥११॥ 


किसी ने नियम लिया--मैं श्राम, नीम आदि वृक्षों को नहीं काटूगा। उस 
व्यवित के अ्रव्नत घटी, पर वृक्ष जो खड़ा है, उसका धर्म कैसे हुआ ॥ १२॥ 


सरोवर, द्रह श्रौर तालाब आदि सुखाने का त्याग किसी व्यक्त ने लिया । 
सर, द्रह, तालाव भरे रहे, इसमें जिनेश्वर देव का धर्म नहीं है ॥१ ३॥। 


लड्डू , घेवर ग्रादि मिठाई खाने का त्याग किया। अपनी प्रात्मा को वश 
करके रखा। उस व्यक्ति का वैराग्य बढ़ा, पर जो लड्डू बच गए, बह धर्म 
नहीं ॥ १४॥ 


दावास्नि लगाना, गांव जलाना आदि अनेकों सावच्य कार्य हैं। इन सवको 
समभझाकर छट़ा दे, यही उक्त सभी कार्यो की एकमात्र विधि है ।१५।। 

युछेफ अन्ञानी यह कहते हैं->-छव काय जीवों की साता के लिए हम उपदेश 
परते एैं। एक जीव को समझा देने से 


; बहुत सारे जीवों का बतरेश मिद जाता 
है ॥१६॥ 


श्द्प ; ग्रहिसा विवेक 


छ काय घरे साता हुई, एहवो भाषे हो अन्यतीर्थी धर्म। 
त्यां भेद न पायो जिन धर्म नों,ते तो भूला हो उदे आयो मोह कर्म ॥१७॥ 


हिवे साधु कहै तुम्हें सांभलो,छ काया रे हो साता किणविध थाय । 
शुभ अशुभ वांध्या ते भोगवे, नहीं पाम्यो हो त्यां मुगत उपाय ॥१५॥ 


हणवा सूंस किया छ काय नां,तिणरे टलिया हो मेला भ्रशुभ कर्म पाप । 
ज्ञानी जाणे साता हुई तेहनें, मिट गया हो जनम-मरण संताप ॥१६॥ 


साधु तिरण तारण हुवा तेहनां,सिद्ध गति में हो मेल्या अविचल ठाम । 
छ काय लारे मिलती रही, नहीं सीमे हो तिणरो आतम काम ॥२०॥ 


आगे अरिहंत अनंता हुवा,कहितां कहितां हो कदे नावे त्यांरो पार। 
आप तिर्‌या ओोरां ने तारिया, छ काया रे हो सता न हुई लिगार ॥२१॥ 


एक पोते बच्यो मरवा थकी, 
| दूज कीधो हो तिणरे जीवण रो उपाय । 
तीजो पिण हरष्यो उण जीवियां, 
यांतीनां में हो शुद्ध गति कुण जाय॥२२॥ 


कुशले रह्मो तिणरे अन्नत घटी नहीं, 

तो दूजा ने हो तुम्हे जाणज्यों एम। 
भलो जाणे तिणरे ब्रत न नीपनों, 

ए तीनूई हो शुद्ध गति जासी केम ॥२३॥ 


जीवियां जीवायां भलो जाणियां,ए तीनूंइ हो करण सरीषा जाण । 
कोई चतुर होसी ते परखसी, अण समभू हो करे ताणा-ताण ॥२४॥ 
छ काया रो वांछे बरणो जीवणो, ते तो रहसी हो संसार मफार। 
ज्ञान दर्शत चारित्र तप भला, आदरियां हो अ्दरायां खवो पार ॥२५॥ 


अनुकम्पा चौपई १६६ 


श्रन्यतीर्थी ऐसा कहते हैं---ऐसा करने से छव काय के जीवों के साता होती 
है। ऐसा कहने वालों ने जैनवर्म का भेद नहीं पाया। वे तो मोह कर्म के उदय से 
मूलभुलया में हैं ॥१७॥॥ 


अब जो साधु कहते हैं; वह सुनो । छवकाय जीवों के साता कैसे होती है ? वे 
अपने बंधे हुए घुभाशुभ भोगते हैं। उनको मुक्ति का उपाय नहीं मिला है ॥१८॥ 


किसी ने छव काय जीवों की हिंसा का त्याग किया । उसके अशुभ कर्म टले । 
ज्ञानियों की दृष्टि में यही साता है कि उसके जन्म-मरण के सन्‍्ताप मिट गए ॥१६॥ 


साधु उसके तारक हुए; क्योंकि उन्होंने उसे अविचल मोक्ष गति में पहुंचा 
दिया । छव काया के जीव तो संसार में ही रहे, उनके आ्रात्म-कार्य सिद्ध नहीं 
हुए ॥२०॥ 


पूर्व काल में भ्रनन्त तीर्थंकर हुए, जिनका पार वाणी से नहीं पाया जाता | 
वे स्वयं तरे श्रौर उन्होंने दूसरों को तारा, पर इससे पट्काय का क्या सुख 
सधा ॥२१॥ 


एक श्रादमी मरने से श्रपने आप बचा । दूसरे ने उसे जीवित रहने में सहयोग 
किया तीसरा उसके जीने से प्रसन्न हुआ्ना। इन तीनों में कौन शुभ गति प्राप्त 
होगा ॥२२॥ 


जो स्वयं सकुशल रहा, उसके कोई अन्नत घटी नहीं। दूसरे की भी यही 
स्थिति समभनी चाहिए। जिसने भला जाना उसके भी कोई ब्रत निष्पन्न नहीं 
हुआ | थे तीनों शुद्ध गति को ऊंसे प्राप्त होंगे ॥२३॥ 


जो जीता है, जो जिलाता हैऔर जो भला जानता है, ये तीनों करण एक 
समान है । जो चतुर होंगे, वे इस वात को समझ लेंगे, जो अज्ञानी होंगे वे खींचा- 
तान करेंगे ॥२४॥ 


जो पट्कायिक जीवों का जीना मरना चाहता हे, वह संसार में परिभ्रमण 
फरेगा। ज्ञान, दर्भन, चारित्र, तप आदि स्वय ग्रहण करने से व दूसरों को करवाने 


बल 


से ही बेड़ा पार होगा ॥२५॥ 


१७० 


अहिसा विवेक 


ठुहा 
पोते हणे हणावे नहीं, पर जीवां रा प्राण। 
हणे जिणने भलो जाणे नहीं, ए नव कोटी पच्चक्‍्खाण ॥ १॥ 


ए अ्रभय दान दया कही, श्रीजिन आगम मांय 
तो पिण वंद्ध उठावियो, जैनी नाम घराय ॥२॥ 


ग्रभय दान ने ओलख्यों, दया री खबर न काय 
भोला लोगां झागले, कड़ा चोज लगाब 


ने 


।३॥। 


अन्‍नमन्‍, 


कहै साधु बचाव जीव नें, श्रोरां ने कहै तूं वचाय 
भलों जाणेँ बचिया थकां, पिण पूछयां पलटे जाय ॥४॥ 


ढाल : & 
[ राग--जगत गुरु तिसला नन्दन दौर | 
इण साथां रा भेष में जी, बोले एहवी वाय। 


मं पीहर छां छकाय नां जी, जीव बचावां जाय। 
चतुर नर समझो ज्ञान विचार ॥ १॥ 


एहवी करे परूपणा जी, बोले बंध न होय। 
पलट जाय पूछयां थकां जी, भोलां नें खबर न कोय ॥२॥। 


पेट दुखे सो श्रावकां जो, जुदा हुवँ जीव काय। 
साधु आया तिण अवसरे जी, हाथ फेर_यां सुख थाय ॥३॥। 


साधु पधार्‌या देखनें जी, गृहस्थ बोल्या बाय। 
थें हाथ फेरो पेट ऊपर जी, ए श्रावक जीवां जाय ॥॥४॥ 


जब कहै हाथ न फेरणो जी, ए साधू नें कल्पे नांय । 
थें कहिता जीव बचावणा, तो बोल नें बदलो कांय ॥५॥ 


अनुकम्पा चौपई १७१ 


दोहा 


पर प्राणी को स्वयं मारे नहीं, दूसरे से मरवावे नहीं, मारने वाले को अच्छा 
समझे नहीं, (मन से, वचन से, काया से) ये नवकोटि प्रत्याख्यान कहे जाते 
हैं ॥१॥ 


यह अभयदान रूप दया जिनेद्वर देव की थ्राज्ञा में है तो भी जैनी नाम धराते 
हुये लोगों ने एक धांधली मचा रखी है ॥२॥ 


ग्रभयदान को पहचाना नहीं । दया का कुछ पता नहीं । भले लोगों के सामने 
भूठा प्रपंच करते हैं ॥३॥ 


कहते हैं-साथु जीव को वचात्ते हैं, दूसरों को कहते हैं कि तुम भी वचाश्रो 
ओर किसी जीव के वव जाने को श्रच्छा समभते हैं, लेकिन प्रश्न करने पर वंदल 
जाते हैं ॥४॥ 


गीति: ६ 


इस साधु के वेप में कुछ लोग यह कहते हैँ---हम पद्कायिक जीवों के रक्षक 
हैं | बर्योंकि किसी भी जीव को जाकर वचाते हैं ।'''हे चतुर मनुष्यों ! ज्ञानपूर्वक 
विचार करके समभो ॥१॥ 


ऐसी प्ररूपणा करते है कि जीव बचाने से पाप कर्म का वन्य नहीं होता, किन्तु 
छने पर पलट जाते हैं। भोले लोगों को जरा भी खबर नहीं लगती ॥॥२॥ 


सी भ्ावकों का पेट दुख रहा है। मानो शरीर और प्राण झलग हो रहे हैं 
पेट पर हाथ पेरने से उनको सुस्त होता है, उस समय साधु वहाँ झाये ॥३॥ 


साधुप्रों को घाते देसदर गृहस्प लोग दोले,बश्राप पेट पर हाथ फेरें, नहीं तो 
ये सावक मर जायेगे ॥४।॥। 
जद पते है--हाथ फेरना साधुमोों को नहीं कह्पता। जो जीव बचाने दी 


वात पाते ४ बोलजर बदन क्यों जाते ! 
ते काहूत पता वबालकर बदल बया जात हूं ॥ण५॥। 


१७० 


अहिसा विवेक 


दुहा 
पोते हणे हणावे नहीं, पर जीवां रा प्राण। 
हणे जिणने भलो जाणे नहीं, ए नव कोटी पच्चक्खाण ॥१॥ 


ए श्रभय दान दया कही, श्रीजिन आगम मांय। 
तो पिण वंद्व उठावियों, जैनी नाम बराय ॥२॥ 


अभय दान ने श्रोलख्यो, दमा री खबर न काय। 


भोला लोगां आगले, कूड़ा चोज लगाव ॥३॥ 


कहै साथु बचावे जीव नें, ओरां ने कहे तूं वत्नाय । 
भलो जाणे बचिया थकां, पिण पूछयां पलटे जाय ॥४॥ 


ढाल : & 
[ राग--जमत गुरु तिसला नन्‍्दन वीर | 
इण साधां रा भेय में जी, बोले एहवी वाय। 
में पीहर छां छक्राय नां जी, जीव बचावां जाय। 
चतुर नर समझो ज्ञान विचार ॥ १॥ 


एहवी करे परूपणा जी, बोले बंध न होय। 
पलट जाय पूछयां थक्रां जी, भोलां नें खबर न कोय ॥२॥। 
पेट दुखे सो श्रावकां जो, जुदा हुवे जीव काय। 
साधु आया तिण अवसर जी, हाथ फेर यां सुख थाय ॥३॥। 


साधु पधार्‌या देखनें जी, गृहस्थ बोल्या बाय। 
थें हाथ फेरो पेट ऊपर जी, ए श्रावक जीवां जाय ॥॥४॥ 


जब कहै हाथ न फेरणो जी, ए साधू नें कल्पे नांय । 
थें कहिता जीव बचावणा, तो बोल नें बदलो कांय ॥५॥ 


अनुकम्पा चौपई १७१ 
दोहा 


पर प्राणी को स्वयं मारे नहीं, दूसरे से मरवावे नहीं, मारने वाले को अच्छा 
समझे नहीं, (सन से, वचन से, काया से) ये नवकोटि प्रत्याख्याव कहे जाते 
हैं ॥१॥ 


यह झभयदान रूप दया जिनेश्वर देव की श्राज्ञा में है तो भी जैनी नाम धराते 
हुये लोगों ने एक धांधली मचा रखी है ॥२॥ 


अभयदान को पहचाना नहीं । दया का कुछ पता नहीं । भले लोगों के सामने 
भूठा प्रपंच करते हैं ॥३॥ 


कहते हैं-साधु जीव को बचाते हैं, दूसरों को कहते हैं कि तुम भी बचाओ 
और किसी जीव के वच जाने को अच्छा समभते हैं, लेकिन प्रश्न करने पर वदल 
जाते हैं ॥४॥ 


गीति:& 


इस साधु के वेष में कुछ लोग यह कहते हैं--हम षट्कायिक जीवों के रक्षक 
हैं । क्योंकि किसी भी जीव को जाकर बचाते हैं ।'''हे चतुर मनुष्यों ! ज्ञानपूर्वक 
विचार करके समभो ॥१॥ 


ऐसी प्ररूपणा करते हैं कि जीव बचाने से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता, किन्तु 
पूछने पर पलट जाते हैं। भोले लोगों को जरा भी खबर नहीं लगती ।॥॥२॥। 


सौ श्रावकों का पेट दुख रहा है। मानो शरीर और प्राण अलग हो रहे हैं। 
पेट पर हाथ फेरने से उनको सुख होता है, उस समय साधु वहाँ झाये ॥३॥ 


साधुग्रों को आते देखकर गृहस्थ लोग बोले,श्नाप पेट पर हाथ फेरें, नहीं तो 
ये श्रावक मर जायेंगे ॥४॥। । 


जब कहते हैं--हाथ फेरना साधुग्रों को नहीं कल्पता | जो जीव बचाने की 
वात कहते थे तो वे अब बोलकर बदल क्‍यों जाते हैँ ॥५॥। के 


श्डर 


अहिसा विवेक 
गोसाले नें वीर बचावियो जी, तिण में कहो छो धर्म । 
सो श्रावक नहीं वचा विया, त्यांरी श्रद्धा रो निकल्यों मर्म ॥६॥। 
गोसाला रे कारण जी, लबव्धघी फोड़ी जगनाथ। 
सो श्रावक मरता देख ने, थें कांय न फेरो हाथ ॥॥9॥। 
धर्म कहे भगवंत नें, पोते कांय छोड़ी रीत। 
सो श्रावक नहीं बचा वियां,त्यां री कुण माने परतीत ॥॥८॥ 
गोसाला ने वचावियां में, धर्म कहै साक्षात । 
सो श्रावक नहीं बचाविया,त्यांरी बिगड़ी श्रद्धा वात ॥६॥ 
इम कह्मयां जाबव न ऊपजे, जब कूड़ी करें बकवाय। 
हिबे साधु कहै तुम्हें सांभलो जी, गोसाला रो न्याय ॥१०॥॥ 
साधां नें लब्धि न फोड़णी, कह्यो सूत्र भगोती रे मांय । 
मोह कर्म वस राग सूं जी, लियो गोसालो बचाय ॥११॥ 


छ लेश्या हूंती जद वीर में जी, हूंता आढूई कम। 
छद्मस्थ चूका तिण समें जी, मूरख थापे धर्म ॥१२॥ 
छद्मस्थ चूक पड़चा तिको जी, मुंढे आण बोल। 
निरवद कोई म' जाण्ज्यो जी, अकल हीया री खोल ॥१३॥। 
ज्यूं आणंद श्रावक ने घरे जी, गोतम बोल्या कूड़। 
पड़िया छद्मस्थ चूक में जी, शुद्ध हुआ वीर हजूर ॥ १४॥ 
इम अवश्य उदे मोह आावियो, नहीं टाल सक्‍या जगनाथ । 

ते तो न्याय न जाणियो, त्यांरे मांहे मूल मिथ्यात ॥१५॥ 


गोसाला नें नहीं बचावता तो, घट तो अछेरो एक । 
निरचे होणहार टले नहीं जी, समझो आण विवेक ॥१६॥ 


गोसाला ने बचावियों तो बधियो घणो मिथ्यात। 
लोहींठाण कियो भगवंत ने, बले दोय साधां री घात ॥। १७॥। 


अनुकम्पा चौपई १७३ 


गौशालक को भगवान्‌ महावीर ने वचाया, उस में धर्म कहते हें। परन्तु सौ 
श्रावकों को नहीं बचाने से उनकी मान्यताओं का भ्रम निकल जाता है ॥६॥ 


गौशालक के लिए जगत प्रभु महावीर ने लब्धि फोड़ी तो श्रावकों को मरते 
देखकर वे हाथ क्यों नहीं फेरते ॥3॥। 


भगवान्‌ को धर्म कहते हें तो स्वयं उस रीति को क्यों छोड़ देते हैं। इस 
प्रकार श्रावक नहीं बचाने से उनका विश्वास कौन करेगा ॥5॥॥ 


गौशालक के बचाने में साक्षात धर्म कहते हैं। वे सौ श्वावकों को यदि नहीं 
बचाते तो उनकी मान्यता बदल जाती है ॥8॥॥ 


ऐसा कहने पर जब उत्तर नहीं प्राता है, तव मूठा विवाद करते हैं। अब में 
गौशालक का न्याय कहता हूं । तुम सुनो ॥१०।॥। 


भगवती सूत्र में कहा है--साथु को लब्धि नहीं फोड़नी चाहिए, पर मोहकर्म 
जन्य राग से भगवान्‌ महावीर ने गौशालक को बचाया ॥ ११॥ 


उस समय वीर विभु में छलेश्याव आठों ही कर्म थे। छद्मस्थ प्रभु उस समय 
चुक गए। मूर्ख लोग उसमें घर्म मानते हैं ।॥१२॥! 


छद्मस्थ प्रभु का चूक पूर्ण काये था। मू्खे लोग उसे ही मुंह पर लाते हैं। हृदय 
के बुद्धि हर को खोलकर उसे निरवद्य कोई मत मानना ॥१३॥ 


जैसे आनन्द श्रावक के घर में गौतम स्वामी ने असत्य संभाषण किया ॥ 
छद्यस्थ थे चुक में पड़ गए, पर वीर प्रभु के सामने श्राकर शुद्ध हो गए ॥ १४॥। 


इसी प्रकार भगवान्‌ महावीर के अ्रवश्य मोहकर्म उदय में आया था । वे उसे 


नहीं टाल सके | जिनके हृदय में मिथ्यात्व बद्धमूल है, वे इस न्याय को नहीं समझ. 
सकते ॥१५॥ 


यदि भगवान्‌ गौशालक को नहीं वचाते तो एक अछेरा [झ्राइचर्य | घट जाता,. 
पर होनहार टलती नहीं । विवेक से समझो ॥१६॥ 


गौशालक को बचाने से वहुत मिथ्यात्व बढ़ा । उसने भगवान्‌ के रक्त-स्राव 
कर दिया । और दो साधुओं की घात हुई ॥१७॥) 


१७४ 


झअहिसा विवेक 


गोसाला ने बचविया में, धर्म जाणे ए स्वाम। 
तो दोय साधुवचावत ग्रापणा,वले करता श्री हिज काम ।१८॥। 
गोसाला नें बचाय नें जी, धर्म जाण जिनराय। 
दोय साधु न राख्या आपणा, यों किणविध मिलसी न्याय ॥ १६ 
जगत नें मरता देखनें जी, श्राडा न दीधा हाथ। 
धर्म जाणे तो श्राघो न काढ़ता,ए तिरण तारण जगनाथ ।।२०॥। 


ए विवरा शुद्ध बतावियो जी, सूतर भगोती रे न्याय । 

कुबदी कर कदाग्रहो जी, सुबुधी रे आ्रावे दाय ॥२१॥ ' 
साधां रा मुख आगले, पंखी पड़े मालाथी आाय। 

कहै मेलां ठिकाण हाथ सूं तो, दया रहै घट मांय ॥२२॥ 
तपस्वी श्रावक उपासरेजी, काउसग दीधो ठाय। 

तांगी मिरगी श्राय ढह पड़च्ो जी,गावड़ भांग जीव जाय ॥२३॥। 
कोइ गृहस्थ आय नें कहै जी, थें मोटा मुनिराज। 

बेठो न करयो एहने जी, यो मरे छे गावड़ भांज ॥२४॥ 
जब तो कहै म्हैं साधु छांजी, श्रावक बठो करां केम । 

म्हारे काम कांइ गृहस्थ सूं जी, बोले पाधरा एम ॥२५॥ 
श्रावक बेठों कर नहीं जी, पंखी मेले माला रे मांय । 

देखो पूरो अंधारो एहनें जी, ए चोड़े भूल्या जाय ॥२६॥। 
पंखी माला में मेलतां जी, शंके नहीं मन मांय। 

तो श्रावक नें बेठों कियां मैं, धर्म न श्रद्धे कांय ॥२७॥। 
इतरी समझ पड़े नहीं, त्यांने समकित श्रावे केम । 

छकिया मोह मिथ्यात मैं जी, बोले मतवाला जेम ॥२०८॥। 


कहै साधां नें ऊंदर छोड़ावणो जी, मिनकी पासे जाय । 
श्रावक बेठो करे नहीं जी, यो किणविध मिलसी न्याय ॥॥२९॥ 


: अनुकम्पा चौपई १७५ 


गौशालक को बचाने में यदि भगवान्‌ धर्म समभते तो अपने दो साधुझों को भी 
बचाते और फिर यही काम करते रहते ॥॥१८॥ 


गौशालक का बचाने में भगवान्‌ धर्म समझे और अपने दो साधुओं को वचाया 
नहीं, यह न्याय किस प्रकार मिलेगा ॥१७॥ 


जगत को मरते देखकर जिनेश्वर देव ने हाथ बढ़ाकर किसी को बचाया नहीं । 
यदि उसमें धर्म समभते तो जरा भी विलम्ब नहीं करते; क्योंकि वे तो तरण-तारण 
जगत प्रभु थे ॥२०॥ 


भगवती सूत्र के न्‍्यायानुसार यह सब विवरण सहित बताया । कुबुद्धि लोग 
कदाग्रह करते हैं और सुबुद्धि लोगों को यह श्रच्छा लगता है ॥२१॥ 


साधुओं के सामने कोई पक्षी अपने घोंसले से नीचे आरा गिरा । कहते हैं---उसे 
उठाकर पुनः वहीं रखे, तव ही घट में दया रह सकती है ॥२२॥ 


तपस्वी श्रावक उपाश्रय में कायो त्सर्ग कर रहा है। चक्कर आया, मृगी (मूर्छा) 
आई, ढृह पड़ा, गर्देत दब गई, प्राण जाने वाले हैं ॥२३॥। 


कोई गृहस्थ आकर कहता है--आ्राप बड़े मुनि हैं। आपने इसको उठाया 
नहीं ? यह गर्दन दव जाने से मर रहा है ॥॥२४॥ 


जब कहते हैं---.हम साधु हैं,भ्रावक को कैसे विठा सकते हैं| और वे फटाक से 
कह देते हैं--गृहस्थ से हमारा क्या काम है ॥२५॥ 


श्रावक को नहीं उठाते और पक्षी को उठाकर घोंसले में रख देते हैं । देखो 
इनके घट में केसा अन्धेरा छा रहा है। स्पष्ट ही भूले जा रहे हैं ॥२६।॥। 


पक्षी को घोंसले में रखते समय मन में संकोच नहीं होता तो श्रावक को उठा 
लेने में धर्म क्यों नहीं मानते ?॥२७॥ 


इतनी भी समझ नहीं होती, उनमें सम्यवत्व कैसे आयेगा ? मोह और 
मिथ्यात्व में छुके हुए मतवाले लोगों की तरह बोलते हैं ॥२५॥ 


कहते हैं साधु को बिल्ली के पीछे जाकर चूहा छुड़ा देना चाहिए, किन्तु वे 
ही श्रावक को नहीं उठाते, यह न्याय कैसे मिलेगा ? ॥२श॥ 


२७४ 


अहिसा विवेक 
गोसाला ने बचविया में, धर्म जाणे ए स्वाम। 
तो दोय साधवचावत ञ्रापणा,वले करता शो हिज का म ॥। १८५॥ 


गोसाला नें वचाय नें जी, धर्म जाणे जिनराय। 
दोय साधु न राख्या श्रापणा, यो किणविध मिलसी न्याय ॥१६ 


जगत नें मरता देखनें जी, श्राडा न दीधा हाथ। 
धर्म जाणे तो श्राघो न काढ़ता,ए तिरण तारण जगनाथ ॥॥२ ०॥। 


ए विवरा शुद्ध बतावियो जी, सूतर भगोती रे न्याय । 
कुबदी कर कदाग्रहों जी, सुबुधी रे आवे दाय ॥२१॥ 


साधां रा मुख आगले, पंखी पड़े मालाथी आय। 
कहै मेलां ठिकाणँ हाथ सूं तो, दया रहै घट मांय ॥२२॥ 


तपस्वी श्रावक उपासरेजी, काउसग दीधो ठाय। 
तांगी मिरगी श्राय ढह पड़चो जी,गावड़ भांग जीव जाय ॥२३॥। 


कोइ गृहस्थ आय नें कहै जी, थें मोटा मुनिराज। 

बठो न करयो एहने जी, यो मरे छे गाबड़ भांज ॥२४॥ 
जब तो कहै म्हैं साधु छांजी, श्रावक बठो करां केम । 

म्हारे काम कांइ गृहस्थ सूं जी, बोले पाधघरा एम ॥२४५॥ 
श्राठक बठो करे नहीं जी, पंखी मेले माला रे मांय । 
देखो पूरो अंधारो एहनें जी, ए चोड़े भूल्या जाय ॥२६॥। 


पंखी माला में मेलतां जी, शंके नहीं मन मांय। 
तो श्रावक नें वेठो कियां मैं, धर्म न श्रद्धे काय ॥॥२७॥। 


इतरी समभ पड़े नहीं, त्यांनें समकित आवे केम । 
छकिया मोह मिथ्यात में जी, बोले मतवाला जेम ॥२८।॥। 


कहै साथां नें ऊंदर छोडावणो जी, मिनकी पासे जाय । 
श्रावक वेठो करे नहीं जी, यो किणविध मिलसी न्याय ॥॥२६॥ 


अनुकम्पा चौपई १७५ 


गौशालक को वचाने में यदि भगवान्‌ धर्म समझते तो अपने दो साधुश्रों को भी 
वचाते और फिर यही काम करते रहते ॥॥१८॥ 


. गौशालक का वचाने में भगवान्‌ धर्म समझे भौर अपने दो साधुओ्रों को बचाया 
नहीं, यह न्याय किस प्रकार मिलेगा ॥१९॥ 


जगत को मरते देखकर जिनेश्वर देव ने हाथ बढ़ाकर किसी को बचाया नहीं। 
यदि उसमें धर्म समभते तो जरा भी विलम्ब नहीं करते; क्योंकि वे तो तरण-तारण 
जगत प्रभु थे ॥२०।॥ 


भगवती सूत्र के न्यायानुसार यह सव विवरण सहित बताया | कुवुद्धि लोग 
कदाग्रह करते हैं और सुबुद्धि लोगों को यह अच्छा लगता है ॥२१॥ 


साधुओं के सामने कोई पक्षी अपने घोंसले से नीचे आ गिरा । कहते हैं--उसे 
उठाकर पुनः वहीं रखे, तव ही घट में दया रह सकती है ॥२२॥। 


तपस्वी श्रावक उपाश्रय में कायोत्सर्ग कर रहा है। चक्कर झाया, मृगी (मूर्छा ) 
आई, ढृह पड़ा, गर्देन दव गई, प्राण जाने वाले हैं ॥॥२३॥। 


कोई गृहस्थ आकर कहता है--आ्राप बड़े मुनि हैं। आपने इसको उठाया 
नहीं ? यह गर्दन दव जाने से मर रहा है ॥२४॥ 


जब कहते हैं--हम साधु हैं,भ्रावक को कैसे विठा सकते हैं! और वे कटाक से 
कह देते हैं--गृहस्थ से हमारा क्या काम है ॥२५॥ 


श्रावक को नहीं उठाते और पक्षी को उठाकर घोंसले में रख देते हैं । देखो 
इनके घट में कैसा अन्धेरा छा रहा है। स्पष्ट ही भूले जा रहे हैं ॥२६॥ 


पक्षी को घोंसले में रखते समय मन में संकोच नहीं होता तो श्रावक को उठा 
लेने में धर्म क्यों नहीं मानते ?॥।२७॥ 


इतनी भी समझ नहीं होती, उनमें सम्यवत्व कैसे आयेगा ? मोह और 
मिथ्यात्व में छुके हुए मतवाले लोगों की तरह बोलते हैं ॥२ ८ 


कहते हैं साधु को बिल्ली के पीछे जाकर चूहा छुड़ा देना चाहिए, किन्तु वे 
ही श्रावक को नहीं उठाते, यह न्याय कैसे मिलेगा ? ॥२९॥ 


ग्रहिसा विवेक 


मूसादिक नें बचावतां जी, मिनकी नें दुःख थाय। 
श्रावक नें बेठो कियां जी, नहीं किण रे अंतराय ॥॥३०॥ 


मूसादिक ने कारणे जी, मितकी न्हसाड़े डराय। 
श्रावक मरे मुख आगले, बेठो न करे हाथ संभाय ॥३ १॥ 


ए श्रत्यक्ष बात मिले नहीं जी, तावड़ो छाया जेम। 
श्री जिन मारग ओलख्यो, त्यांरे हिरदे वेसे केम ॥३२॥ 


लाय लागे तो ढांढ़ा खोल ने, साधु काढ़े उधाड़ी दुवार। 
श्रावक नें बेठो करे नहीं, या श्रद्धा करसी खुवार ॥३३॥ 


ढांढा नें तो खोलतां जी, खप घणी छे ताय। 
सो श्रावक हाथ फेर्‌यां बचे,त्यांरी नाण कांइ मन मांय ॥३४॥ 


कहै ढांढा खोल बचावस्यां, पिण श्रावक रे न फेरां हाथ । 
एहवा अज्ञानी जीवरी जी, . कोई मूरख मानें बात ॥३५॥ 


गाड़ा नीचे आवे डावड़ो, कहै साथां ने लेणो उठाय। 
श्रावक नें बेठो करे नहीं, यो ऊंधो पंथ इण न्याय ॥३६॥। 


००] 


रितु वर्षाला ने समेजी, जीव घणा छे ताय। 
लटां गजायां नें कातरा जी, पड़िया मारग मांय ॥३७॥। 


साधु बारे नीकल्या जी, जोय जोय मूके पाय। 
लारे ढांढ़ा देख्या आवता, पिण साधु न लेवे उठाय ॥३५॥ 


३५ 


जे बालक लेबे उठाय नें, या जीवां नं न ले उठाय । 
तो उणरी श्रद्धा रे लेखे, उणरे दया नहीं घट मांय ॥३ ६॥। 


जो बालक नें लेवे उठाय नें, और जीव देखी ले नांय। 
इण श्रद्धारी करज्यो पारखा, कोई रखे पड़ो फंद मांय ॥४०॥। 


श्रनुकम्पा चौपई १७७ 


चूहे आदि को बचाने से बिल्ली को दुःख होता है। श्रावक को उठा लेने में 
किसी को अन्तराय नहीं होती ॥३०॥। 


चुहे त्रादि के लिए विल्‍ली को डराकर भगा देते हैं । श्रावक मुंह के सामने मर 
रहा है, हाथ लगाक र उसे नहीं उठाते ॥३ १॥ 


धूप और छाया की तरह यह वात प्रत्यक्ष मिलती नहीं। जिनेश्वर के धर्म 
को जिसने समझ लिया है, उसके हृदय में यह वात कैसे समा सकती है ? ॥३२॥ 


आग लग जाती है तो साथु द्वार खोलकर गाय, भेंस झ्रादि जानवरों को 
निकाल देते हैं । श्रावक को नहीं उठाते । यह मान्यता झात्म-गुणों का नाश करने 
वाली है ॥३३॥ 


गाय, भेंस आदि को खोलने में तो बहुत परिश्रम उठाना पड़ता है। श्रावक 
यदि हाथ फेरने मात्र से वच जाता है, उसकी कुछ मन में नहीं लाते ॥३४॥ 


कहते हैं--गाय, भैंस आदि को तो बचाएंगे, किन्तु श्रावक के पेट पर हाथ 
नहीं फिराएंगे । ऐसे अ्नज्ञानी व्यक्तियों की वात मूर्ख ही मानता है ॥३५॥ 


गाड़ी के नीचे कोई बालक आा रहा है तो कहते हैं--साधु को उठा लेना 
चाहिए। श्रावक को नहीं उठाते, इस न्याय से यह उल्टा पंथ है ॥३६॥ 


वर्षा ऋतु के समय जीवों की प्रचुरता है। लट, गजाइयां और कातरे आदि 
जीव मार्ग में पड़े हैं ॥३७॥ 


साधु बाहर निकले हैं और देख-देख कर पैर रख रहे हैं । पीछे से गाय, भेंस 
आदि पशु भ्रा रहे हैं, परन्तु साधु लट आदि उन जीवों को नहीं उठाते ॥३८॥। 


वालक को उठा लेते हैं श्रौर जीवों को नहीं उठाते तो उनकी मान्यता के अनु 
सार उनके ही घट में दया नहीं ॥३६॥ 


जो वालक को उठा लेते हैं और जीवों को नहीं उठाते ; इस मान्यता की परीक्षा 
करनी चाहिए। यह नहीं कि कोई इस फंदे में फंस जाए ॥४०॥॥ 


श्छ८ 


अहिसा विवेक 


दुहा 


मच्छ गलागल लोक में, सवल निवल नें खाय। 
तिण माहें धर्म परूपियो, कुगुरु कुवुद्धि चलाय ॥१॥ 


मूला जमीकंद खवावियां, कहै छे मिश्र धर्म। 
या श्रद्धा पाखण्ड्यारी आादर्‌यां,जाड़ा वंधसी कर्म ॥२॥ 


मूला खवायां पाणी पावियां, और सचित्तादिक अनेक । 
खायां खवायां भलो जाणियां, यां तीनां री विधि एक ॥॥३॥ 


एतो न्‍यायन जाणियो, उजड़ पड़िया श्रजाण । 
करण जोग विगटाविया, ए मिथ्यादिष्टी एलाण ॥४॥ 


+ 


कुहेतु लगाय लोक ने, हिसा धर्म भाषंत। 
हिवे सात दिष्टांत साधु कहै, ते सुणनों धर खंत ॥५॥ 


मूला पाणी अगन नो, चोथो होको जाण। 


. तस जीव कलेवर तस तणो सातमो मनुष्य बखाण ॥६॥ 


या में तीन दिष्टांत करड़ा कह्या, जाणे अज्ञानी विरुद्ध । 
समदिष्टी जिन धर्म ओोलख्यो, ते न्याय सूं जाणे शुद्ध ॥७॥। 


केशी कुमार दिष्टांत करड़ा कद्या, तो छोडी प्रदेशी रूढ़ । 
न्याय मेले हुवो समकिती, भगड़ो भाले ते मूढ़ ॥॥८॥ 


जिणरी बुद्धि छे निरमली, लेसी न्याय विचार। 
सुणे भारी कर्मा जीवड़ा, ते लड़वार्न छे त्यार ॥६॥ 


ए सात दिष्टांत धुर सूं चले, आगे घणो विस्तार । 
भिन-भिन भवियण सांभलो, अंतर आंख उघाड़ ॥१०॥ 


अनुकम्पा चौपई १७६ 
दोहा 


लोक में मच्छुगलागल लगी है। सवल जीव निर्बल जीव को खा रहे हैं। कुगुरु 
ने अपनी कुबुद्धि के वल पर उसमें भी धर्म निरूपित किया है ॥१॥ 


मूले, जमीकन्द आदि खिलाने में मिश्र धर्म कहते हैं। पाखण्डी लोगों की ऐसी 
मान्यता स्वीकार करने से सघन कर्म बन्धेंगे ॥२॥ 


मूले खिलाना, पानी पिलाना और नाना प्रकार के सचित्त खाना, खिलाना व 
इसका अनुमोदन करना; इन तीनों की एक ही विधि है ॥३॥ 


इन्होंने न्याय को नहीं जाना । अज्ञानी उजड़ पड़ गए हैं। करण व जोगों का 
विघटन किया है। ये ही तो मिथ्यादृष्टि होने के लक्षण हैं ।।४॥॥ 


कुहेतु लगाकर लोगों को हिंसा-धर्म सिखलाते हें। उस विपय पर सात दृष्टान्त 
कहे जाते हैं । उन्हें शञास्ति से सुनो ॥५॥ 


मूला, पाना, अग्नि, हुका, तरस जीव,त्रस कलेवर और मनुष्य ये सात दृष्टान्त 
हैं ॥६॥ 


इन सात दृष्टान्तों में तीन दृष्टान्त बहुत कठोर हेँ। अज्ञानी उनका विरुद्ध 
अर्थ लगाते हैं। जेनधर्म को समझने वाले सम्यगदृष्टि न्‍्यायपूर्व क उन्हें शुद्ध 
मानते हैं ॥७॥॥ 


केशी स्वामी ने कठोर दृष्टान्त कहे तो प्रदेशी राजा ने अपनी रूढ़ि छोड़ दी । 


न्याय को समभकर वह सम्यग्दृष्टि बना। सूखे लोग होते हैं, जो कगड़ा करते 
हैं ॥॥५॥॥ 


जिनको वृद्धि निर्मल है, वह न्यायपूर्वक सोचेंगे। जो बहुकर्मी हैं, इल्हें सुनेंगे 
तोचे लड़ने के लिए तैयार ही रहेंगे ॥६॥ 


ये सात दृष्टान्त प्रारम्भ में हैं । आगे उनका विस्तार है। भव्य जीवों ! 
भिन्‍न-भिन्‍त प्रकार से अपने अन्तलोचिन खोलकर सुनो ॥१०॥ 


१८० अहिसा विवेक 


ढाल : ७ 
[ राग--बीर सुणो सोरी बीनती | 
मूला खवायां मिसर कहै, लगावे हो खोटा दिष्टांत एह । 
कहै पाप लागो मूलां तणो, धर्म हुवो हो खाधां बचिया तेह । 
भवियण जिन धर्म झोलखो ॥ १॥ 
कहै कूवा बाव खणावियां, हिसा हुई हो तिणरा लागा कर्म । 
लोक पीयां कुशले रह्या, साता हुई हो तिणरो हुवो धर्म ॥२॥ 


इम कही मिश्र परूपता, नहीं शंके हो करता बकवाया। 
इण श्रद्धा रो प्रइ्त पूछियां, जाब नआवे हो जब लोक लगाय ॥३॥ 


हिवे सात दिष्टांत री थापना, त्यांरी सुणज्यो हो विवरा सुध बात । 
निरणों कीज्यों घट भींतरै, बुद्धिवंता हो छोडी नें पखपात ।।४॥ 


सो मनुष्यां नें मरता राखिया, मूला गाजर हो जमीकंद खवाय । 
वले कुशले राख्या सो मानवी,काचो पाणी हो त्यांनें श्रणणल पाय ।५॥। 


पोह माह महिनें ठारी पड़े, तिणकाले हो बाजे सीतल वाय । 
अचेत पड़चा सो मानवी, मरता राख्या हो त्यांनें अ्रगन लगाय ॥६॥ 


पेट दुखे तल-फल करें, जीव दोरो हो करे हाय तराय। 
साता वपराई सो जणा, मरता राख्या हो त्यांनें होकी पाय ॥७॥। 


सो जणा दुर्भख काल में, अश्रन्न बिना हो मरे उजाड मांय। 
कोइ एक मार तसकाय नें, सो जणा नें हो मरता राख्या-जी माय ।। ८।। 


क्रिण ही काले अन्न विना, सो जणा रा हो जुदा हुवे जीव काय । 


्. 


४+८४८-८४ 7775८ मजा 5 कि कृथ 350! म्य उप त्थ का आर 
सलह्य कलबन म॒वा पद्या, कुधल राख्या हा त्यान एह खबाय ॥६।॥। 


अनुकम्पा चौपई १८६ 


गीति : ७ 


मूले खिलाने में मिश्र धर्म कहते हैं। उसका हेतु यह वतलाते हैं कि मूले 
खिलाने का पाप हुत्ना, परन्तु मूला खाने में जो जीव बचे,वह धर्म हुमा ॥१॥ 


और कहते हैं-कुआं, वावड़ी खुदाने में जो हिंसा होती है, वह पाप है। लोग 
पानी पीकर जो सकुशल रहते हैं, सुख पति हैं,वह धर्म है ॥२॥ 


इस प्रकार मिश्र धर्म की प्ररूपणा करते हुए सशंक नहीं होते बल्कि व्यर्थ 
विवाद करते हैं। इस मान्यता के विषय में प्रदन पूछे जाने पर उत्तर नहीं भ्राता 
तो लोगों को उभारते हैं ।३७ 


झवब इस विषय पर सात दृष्टान्तों की स्थापना की जाती है, उन्हें सविस्तार 
सुनें। वुद्धिमान्‌ लोग पक्षपात छोड़कर अपने हृदय की श्रनूभूति से निर्णय 
करें ॥४॥ न 

किसी ने सौ मनुष्यों को मूला, गाजर आदि जमीकन्द खिलाकर मरे से 


वचाया ओर किसी ने सौ मनुष्यों को सचित्त और अ्रन छाना,पानी पिलाकर सकुशल 
रक्खा ॥५॥ 


पोष, माघ का महीना है। ठण्ड पड़ रही है और उस समय शीतल हवाएं 


चल रही हैं। सो आदमी मूछित पड़े हैं । उनको अग्नि जगाकर मरने से 
बचाया ॥६॥ 


सौ आंदमियों का पेट दुःख रहा है, तड़फड़ाहट कर रहें हैं, जीव मिचला रहा 
है, सबने हाय-तोवा भचा रखी है। उन सौ आदमियों को हुक्का पिलाकर सुखी 
किया, मरने से बचाया ॥७॥॥ 


किसी जंगल में दु्भिक्ष के कारण सौ व्यक्ति अन्न बिना मर रहे हैं । किसी 
एक व्यक्ति ने जानवर को मारकर उन्हें खिलाया और मरने से बचाया।।८॥) 


किसी समय अल्‍्त के विना सौझआदमी मर रहे हैं। किसी ने मृत कलेबर 
खिलाकर उन्हें सकुशल रखा॥६॥ 


श्प्र्‌ अहिसा विवेक 


मरता देखी सो रोगला, ममाई बिना हो ते तो साजा न थाय । 
कोई ममाई करे एक मनुष्य री,सो जणा रे हो साता कीधी वचाय ॥१०॥ 


जमीकंद खवायां पाणी पावियां, त्यांमैं थापे हो पाप नें धर्म दोय । 
तो अगन लगायां होको पावियां, इत्यादिक हो सगले मिश्र होय ॥११ 


जो धर्म श्रद्धे बचियां तिको, हिसा तिण रा हो लागा जाणै॑ कर्म । 
तो सातूई सरिखा लेखवे, कहि देणों हो सगले पाप ने धर्म ॥१२॥ 


जो सातां मैं मिश्र कहै नहीं,तो किम आावे हो इण बोल्यांरी परतीत । 
आप थापे आप उत्थपे, कुण मानें हो या श्रद्धा विपरीत ॥१३॥ 


जो सतांइ में मिसर कहै, तो नहीं लागे हो गमती लोकां में बात । 
मिलती कह्मां बिन तेहनी, कुण करें हो कूडांरी पखपात॥॥१४॥ 


एक दोय बोलां में मिसर कहै, सगलां में हो कहितां लाजै मूढ़ | 
एहवो उलटो पंथ भरालियो, यांरे केड़े हो ताणे मूरख रूढ़ ॥१५॥ 


सौ-सौ मनुष्य सगले बच्या, थोड़ी घणी हो सगले हुईं घात.। 
जो धर्म वरोबर न लेखव, तो उत्थप गइ हो मूला-पाणी री बात ॥१६॥ 


वात उथपती जाण नें, कदा कहिदे हो सगले पाप ने धर्म। 
पिण समदिष्टी श्रद्धे नहीं,एतो काढ्यो हो खोटी श्रद्धा रो मर्म ॥१७॥ 


असंजती रो मरणो जीवणो, वांछा कीधां हो निदचे राग ने द्वेष । 
यो घर्म नहीं जिन भाषियो, सांसो हुवे तो हो श्रंग-उपंग देख ॥।१८॥ 


 चौपई श्परे 


[ रोगी मर रहे थे । ममाई के विना वे स्वस्थ नहीं हो सकते । किसी ने एक 
की ममाई कर सौ मनुष्यों को बचाया, उन्हें साता दी ॥१०॥ 


पमीकन्द खिलाने व पानी पिलाने में यदि घर्मं और पाप दोनों माने जाते हैं 
'ग्वि जलाने, हुक्‍क्का पिलाने आदि सभी कार्यो में मिश्र धर्म होना 
चाहिये ॥११॥ 


यदि ऐसा कहा जाए, जो मनुष्य बचे वह धर्म है और जो हिंसा हुई उससे 
कर्म वन्‍्च हुआ तो सातों ही दृष्ठान्तों में समांन रूप से पाप व धर्म कह देना 
चाहिए ॥१२॥ 


यदिसातों उदाहरणों में मिश्र धर्म नहीं कहा जाता तो उनके कथन का 
विश्वास कैसे हो सकता है ? आप हो सिद्धान्त की स्थापना करते हैं और अपने 
आ्राप ही उसे उठा देते हैं । इस विपरीत सिद्धान्त को कौन मानेगा ॥११॥ 


यदि सातों ही उदाहरणों में मिश्र कहा जाता है तो लोगों को अच्छा नहीं 
लगता और लोकमत के अनुसार न कहने से उन भूठों की पक्षपात कौन करे ॥ १४॥ 


एक या दो उदाहरणों में मिश्र कहते हैं। सब में मिश्र कहते हुए लज्जित 
होते हैं। ऐसा विपरीत मार्ग उन्होंने लिया है। उनके पीछे मूर्ख रूढ़िपरक आग्रह 
करते हैं ॥१५॥ | 


सौ-सौ व्यक्ति सभी उदाहरणों में बचे हैं। थोड़ी बहुत हिंसा भी सभी 
उदाहरणों में हुई है। उच्तमें यदि समान रूप से धर्म निरूपण नहीं होता तो मूले 
और पानी की वात कट जाती है ॥१६॥ 


वात जाती देखकर कभी कह देते हैं कि सभी स्थानों में पाप और धर्म दोनों 


है। किन्तु सम्यग्दृष्टि लोक इस पर विदवास नहीं करते। इस प्रकार विपरीत 
श्रद्धा का भ्रम निकल गया है ॥१७।॥ 


असंयति जीव का जीना और मरना चाहा जाता है तो निश्चित ही राग 
ह हंष है। जिनेश्वर देव ने इसे धर्म नहीं कहा । यदि संशय हो तो अंग व उपांग 
सूत्रों को देखना चाहिये ॥१८॥ 


१८६ अहिंसा विवेक 


पहिलां कहिता जीव बचावणा, तिण लेखे हो बोल्यां शुद्ध न काय । 
जीव बचिया रो धर्म गिणे नहीं, खिणमें थापे हो खिणमैं फिर जाय ।२८॥ 


देवल ध्वजा तेहनी परे, फिरता बोले हो न रहै एकण ठाम । 
त्यांचें पाषंडी जिन कह्मा, भगड़ो झाल्यो हो नहीं च रचा रो काम ॥२६९॥ 


जो एकण न॑ श्रधर्म कहै, तो दूजा नें हो कहणो धर्म नें पाप। 
ए लेखो कियां तो लड़ पड़े,त्यांरा घट मैं हो खोटी श्रद्धारों थाप ॥३०॥ 


बले सरणो लेइ श्रेणिक तणो,सावद्य बोले हो तिणरी खबरन काय । 
जो रीदाव पेलानें बरजियां, तिण मांहे हो जिन धर्म बताय ॥३१॥ 


कहै श्रेणिक पड़ह फेरावियो, हुणो मती हो फेरी नगरी में आण। 
तिण मोक्ष हेते धर्म जाणियो,एहवो भाषे हो मिथ्यादिष्टि ग्रजाण ३ २॥ 


कहै राय श्रेणिक तो समकिती,धर्म बिना हो किंम करसी ए काम । 
इम कहि-कहि भोला लोक ने,फंद में नहांखे हो श्रेणिक रो ले नाम ॥३३॥ 


श्रेणिकनें करी मुख आगलै,ग्रामी-साहमी हो मांडी खांचा-ताण । 
आप छांदे उठटंका मेलता, किण पाले हो श्रो जिनवर झआाण ॥३४॥। 


समदिष्टी तणो कोई नाम ले, भरमाव हो अणसमझू अजाण। 

तो शकेंद्र समदृष्टि देवता, जिन भकता हो एका अवतारी जाण ॥३५॥ 
ते तो भीड़ आयो कोणक तणी, युद्ध कियो हो तिण सावद्य जाण।.. 
एक कोड़ भ्रसी लाख ऊपर, मनुष्यां रो हो कर दियो घमसाण ॥३६॥ 


श्रेणिकराय पड़हो फेरवियो,एतो जाणो हो मोटा राजांरी रीत। 
भगवंत न सरायो तेहनें, तो किम थ्राव हो तिणरी परतीत ॥३७॥- 


अनुकम्पा चौपई श्प७ 


पहले कहा जाता था, जीवों को वचाना चाहिए तो अब उस न्याय पर स्थिर 
क्यों नहीं रहते ? जीव बचने का धर्म नहीं मानते । एक क्षण में धर्म की स्थापना 
करते हैं भर दूसरे क्षण में वदल जाते हैं ॥२८॥। 


मन्दिर की ध्वजा की तरह अश्रस्थिर रहकर ये बदलते हुए बोलते जाते हैं । 
ऐसे लोगों को जिनेश्वर देव ने पाखण्डी कहा है। उनका काम चर्चा करना नहीं, 
भगड़ा करना होता है ॥२६९॥ 


एक कार्य में तो वे अधर्म कहते हैं और दूसरे में धर्मं और पाप मिश्र रूप से 
कहते हैं । इस बात का न्याय मिलाने से वे ऋगड़ पड़ते हैं, क्योंकि उनके हृदय में 
विपरीत श्रद्धा घर किये हुए है ॥३०।। 


श्रेणिक राजा का नाम लेकर सावद्य वात कहते हैं। बलपुर्वेक किसी को पाप 
से रोक देने में जिब धर्म की प्ररूपणा करते हैं ।॥३१॥ 


कहते हैं, श्रेणिक राजा ने 'पड़ह' बजवाया । नगर में यह उद्घोषणा कर दी 
कि प्राणी-वध मत करो । श्रज्ञानी मिथ्यादृष्टि कहते हैं, यह सब उसने मोक्ष के हेतु: 
से धर्म समझ कर किया था ॥३२॥ 


राजा श्रेणिक तो सम्यवत्वी था। धर्म न होता तो वह ऐसा काम क्यों करता; 
यह कह-कहकर.के भोले लोगों को फन्‍्दे में डाला जाता है ॥३३॥ - 


श्रेणिक का नाम आगे रखकर खींचतान खड़ी करते हैं। जिनेश्वर देव की 
श्ाज्ञा कौन पालता है ? मनचाही गण्पें हांकते हैं ।।३४।॥ 


कुछ लोग श्रेणिक सम्यग्दृष्टि था, यह कहकर अजान लोगों को भरमाते हैं । 
ऐसी वात है तो सम्यग्दृष्टि शकेन्द्र जो परम जिन-भक्त और एक भव के अन्तर 
से मोक्ष जाने वाला था, वह कोणिक के सहयोय में आया; सावच्य समभते हुए: 


भी उसने युद्ध किया और एक करोड़ श्रस्सी लाख मनुष्यों का उसने संहार 
किया ॥३५-३६॥ 


इसी प्रकार श्रेणिक राजा ने जो ढिंढोरा पिटवाया, वह तो बड़े राजाग्रों की- 


रीति थी । भगवान्‌ महावीर ने इस कार्य की कहीं प्रशंसा नहीं की तो ऐसा कहने 
वालों की प्रतीति कैसे हो ? ॥३७॥। 


श्ष्द अहिंसा विवेक 


पड़हो फेरयो हणो मती, इतरी छे हो सूत्तर में बात । 
कोइ धर्म कहै श्रेणिक भणी, ते तो बोले हो चोड़े भूठ विख्यात ॥३८॥ 


लोकां सूं मिलती बात जाण ने, कर रह्या हो कड़ी बकवाय । 
मिश्र कहै ते पिण अटकता, साचा हुवे तो हो सूत्र में दे बतदाय !३९॥ 


एतो पुत्रादिक जायां परणियां,श्रोछवादिक हो ओरी सीतला जाण । 
एहवो कारण कोई ऊपजे, श्रेणिक राजा हो फेरी नगरी में झ्राण ॥४०॥ 


ते रुकिया नहीं कर्म आवता,नहीं कटिया हो तिणरा आगला कर्म । 
नरक जातो रह्यो नहीं, न सीखायो हो तिणने भगवंत धर्म ॥४१॥ 


भगवंते मोटा-मोटा राजवी, प्रतिबोध्या हो आण्या मारग ठाय । 
साधु श्रावक धर्म बतावियो, न सीखायो हो पड़हो फेरणो ताय ॥४२॥ 


तो श्रेणिक सीख्यो किण श्रागले, भगवंत हो पूछयां साभे मूच । 
बले न जणावे आमना, शआ्राज्ञा बिना हो करणी जाणो जबूव ॥।४३॥ 


वासुदेव चक्रवर्ती मोटका, 
त्योरी बरते हो तीन-छ खंड में आण । 
जो पडहो फेरयां मुगति मिले, 
तो कुण काढ़े हो श्राघो जिन धर्म जाण ॥४४॥ 


कोउ रांगण दिवादिक स्नान ने, 
विस्न सातूं हो बिना मन दे छोडाय । 
जो इणविध जिन धर्म नीपजें, 
तो छ खंड में हो वरजे आण फेराय ॥४५॥ 


ग्रनुकम्पा चौपई श्घह 


ग्रागम में केवल इतना कथन है--जीव-हिंसा मत करो, ऐसा ढिढो रा पिठ- 
वाया। श्रेणिक राजा को धर्म हुआ,ऐसा कहने वाले तो प्रत्यक्ष ही असत््य बोलते 
हैं ॥|३८॥। 
९ 


लोकमत के अनुकल समभकर इस बात पर व्यर्थ विवाद कर रहे हैं। मिश्र - 
धर्म भी भ्रटकल वाजी से कहते हैं । यदि उनका कथन यथार्थ है तो वे शास्त्र का 
प्रमाण क्‍यों नहीं देते ? ।३६॥। 


पुत्रादि के जन्मोत्सव, विवाहोत्सव या ओरी-चेचक आदि के उत्सव पर व 


अन्य किसी ऐसे कारण के पैदा होने पर श्रेणिक्त राजा ने नगरी में अपना ढिढोरा 
फिरवाया होगा ।॥४०॥ 


उससे श्रेणिक राजा के आने वाले कर्मों का अवरोध नहीं हुआ और न पूर्व 
संचित कर्मो का नाश ही हुआ । वह नरक जाते भी नहीं रुका और भगवान्‌ श्री 
महावीर ने उप्तको ऐसा धर्म सिखाया हो, ऐसी भी बात नहीं है ॥।४ १॥॥ 


भगवान्‌ महावीर ने बड़े-बड़े राजाओं को प्रतिवोध देकर जिन-मार्ग पर 
लगाया। उतको भगवान्‌ ते साधु-धर्म व श्रावक-घर्म बतलाया, पर 'पड़ह' फिरवाना 
कभी नहीं सिखलाया ॥४२॥ 


भगवान्‌ तो इस विपय में पूछने पर भी मौन रहते हैं, अपता अभिप्राय भी 
व्यक्त नहीं करते । फिर श्रेणिक को 'पड़ह' फिरवाना किसने सिखलाया ? जिने- 
इवर देव की आज्ञा के विना कोई भी क्रिया निकृष्ट है ॥४३॥ 


वासुदेव जिसकी तीन खण्डों में आज्ञा प्रवर्तमान थी ; चक्रवर्ती जिसकी भारत- 
वर्ष के छहों खण्डों में ग्राज्ञा प्रवतेमान थी; यदि ढिढोरा पिटवाने से मुक्ति मिलती 
तो जैनधर्म में समझने वाला कौन व्यवित यह करने में विलम्ब करता ? ॥४४॥ 


चमड़ा रंगना, दीप जलाना, स्वान करना और सातों व्यसन कोई किसी से 
वलपूर्वक छूड़ा देता है। यदि इस प्रकार जिनेश्वर देव का धर्म होता तो चक्रवर्ती 
छहा खण्डों में ऐसा न करने की दुह्मई फिरा देते ।॥४५॥॥ 


१९६० अहिसा विवेक 


फल फूल अनंत काय नों, हिसादिक हो अठारे पाप जाण। 
जोरीदावे पेलानें मना कियां,धर्म हुवे तो हो फेरे छ खंड में श्राण ।।४६।। 


तीर्थंकर घर मे थकां, त्यांनें होता हो तीन ज्ञान विशेष। 
हाल हुकम थो लोक में, त्यां नहीं फेरथो हो पड़हो सूत्तर देख ।४७॥ 


बलदेवादिक मोटा राजवी, घर छोड़ी हो किया पाप-पचखाण । 
श्रेणिक जिम्त पड़हो न फेरियो, जोरीदाव हो न बरताइ आण ।॥४८॥ 


ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तेहनें, चित्त मुनि हो प्रतिबोधण आय। 
साध्‌ श्रावक नों धर्म कह्यो, पड़हा री हो न कही आमतना कांय ॥४६॥ 


बीसां भेदां रुके कर्म आवता, बारे भेदे हो कटे आगला कर्म । 
एमोक्ष रो मारण पाघरो, छोड़ा-मेला हो सगला पाषंड घर्म ॥५०॥। 


दोय वेश्या कसाई बाड़े गई, करता देख्या हो जीवांरा संघार । 
दोनूं जण्या मतो करी, मरता राख्या हो जीव दोय हजार ॥५१॥ 
एक जणी गहणो देई आपरो, तिण छोड़ाया हो जीव एक हजार । 
दूजी छोड़ाया इण विधे, एकां दोयां हो चोथो आश्रव सेवाड़ ॥५२॥ 


एकण नें पाषंडी मिसर कहै, तो दूजी नें हो पाप किणविध होय । 
जीव बराबर बचाविया, फेर पड़ियो हो ते तो पाप में जोय ॥५३॥ 


एकण सेवायो गआाश्रव पांचमों,तो उण दूजी हो चोथो आश्वव सेवाय । 
फेर पड़यो उण पाप में, धर्म होसी हो ते तो सरीषो थाय ॥५४॥ 


एकण ने धर्म कहितां लाज नहीं, दूजोड़ी नें हो कहितां आवे शंक। 
जव लोकां सूं करे लगावणी,एहवो जाणो हो चोड़े कुगरां राडंक ॥५५॥ 


अनुकम्पा चौपई १६१ 


यदि बल-प्रयोग से किसी को निषेध करने में धर्म होता हो तो फल-फूल व 
अन्तकायं वनस्पति की हिंसा करने का और शेष पापों के सेवन का निषेध छहों 
खण्डों में किया जा सकता था ॥४४॥ 


. तीथकर जब गृहस्थावास में थे, उनके पास तीन ज्ञान थे। संसार में उनका 
आदेश-निर्देश भी चलता था। उन्होंने कभी 'पड़ह' नहीं फिरवाया | सूत्र ग्रंथ इस 
वात के साक्षी हैं ॥४७॥॥ 


वलदेव आदि बड़े राजाओं ने गृह-त्यायकर पाप-प्रत्याख्यान किया,पर श्रेणिक 
की तरह 'पड़ह' फिरवाकर बलपूर्वक आज्ञा नहीं प्रवरताई ॥४८॥। 


ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को चित्त मुनि प्रतिबोध देने के लिए आये | उसे साधु व 


श्रावक -का धर्म बतलाया पर 'पड़ह' फिरवाने के लिए कोई इंगित नहीं 
किया ॥।४६॥ 


वीस प्रकार के संवर-भेदों से आते हुए कर्म रुकते हैं। वारह प्रकार के निर्जरा- 
भेदों से संचित कर्म टूटते हैं। ये दो सीधे मोक्ष के मार्ग हैं। दूसरी सारी खटपट 
पाखण्ड-धर्म है ॥५०॥। 


दो वेश्याएं कसाई खाने में गईं । जीवों का संहार होते देखा । दोनों वेश्याश्रों 
ने परस्पर विचा र-विमर्श करके एक-एक हजार जीवों को मरते बचाया ॥५१॥ 


एक ने अपना गहना देकर एक हजार जीवों को बचाया, दूसरी ने एक या दो 


हे 
पुरुषों को अपने साथ अन्नह्मचय-सेवन का अवसर देकर एक हजार जीवों को 
छुड़ाया ॥५२॥। 


पाखण्डी एक को मिश्र-धर्म कहते हैं तो फिर दूसरी को केवल पाप कैसे हुमा ? 
जीव तो दोनों ने वरावर वचाये। अन्तर पड़ा तो पाप-प्रकार में पड़ा ॥५३॥। 


एक स्त्री ने पांचवे आश्रव परिग्रह का सेवन कराया और दूसरी ने चौथे 
आश्व अब्नह्म चये का सेवन कराया। अन्तर तो इस पाप में चौथे व पांचवे की 
सस्या का पड़ा । धर्म यदि होगा तो दोनों को समान ही होगा ॥५४॥ 


एक को धर्म कहने में हिचकते नहीं, दूसरी को धर्म कहने में सशंक होते हैं । 
लोगों को बहकाते हैं । यह कुगुरुजनों का सांप की तरह दंश लेना है ॥५५॥ 


१६९२ गहिसा विवेक 


एक वेश्या सावद्य कामो करी, सहस्र नाणो हो लेगइ घर मांय । 
दूजी कतंव्य करी श्रापणो, मरता राख्या हो सहस्न जीव छोड़ाय ॥५६॥ 


धन आण्यो खोटा कतेव्य करी, तिणरे लागा हो दोनूं विध कर्म । 
दूजी जीव छोड़ाया तेहनें, उणर लेख हो हुवो पाप नें धर्म ॥५७॥ 


पाप गिणे मैथुन में, जीव बचिया हो तिणरो न गिणे धर्म। 
पोते श्रद्धारी खबर पोते नहीं, ताणी-ताणी हो बांधे भारी कर्म ॥५८॥ 


ए प्रश्न रो जाब न ऊपजे, चरचा मैं हो अटके ठाम-ठाम । 
तो विण विरणों करे नहों, बक् ऊठे हो जोबांरो ले नाम ॥५९॥ 


जीव जीवे काल अनाद रो, मरे तेहनी हो पर्याय पलटी जाण। 
संवर निजरा तो न्याराकटद्या, ते तो ले जावे हो जीवनें निर्वाण ॥६०॥ 


पृथवी पाणी अगन नें वायरो, वनस्पती हो छठी तप्॒काय। 
मोल ले छोड़ाव तेहनें, धर्म होसो हो ते तो सगलां में थाय ॥६ १॥ 


तसकाय छोड़ायां धर्म कहै, पांच काय में हो नहीं बोले निशंक । 
भर्म में पाड्या लोक ने, त्यां लगाया हो मिथ्यात रा डंक॥६२॥। 


त्रिविधे-त्रिविधे छकाय हणबी नहीं, , 
एहवी छे हो भगवंत री वाय। 
मोल लियां धर्म कहै मोक्ष रो, 
ए फंद मांड्ो हो कुगुरां कुत्रद्धि चलाय ॥६३॥ 


देव गुरु धर्म रतन तिहुं, सूत्तर में हो जिन भाष्या श्रमोल । 
मोल लियां नहीं नीपजे, साची श्रद्धों हो श्रांख हियारी खोल ॥६४।॥। 





ण्क् ऊना कक जल अल जित जल जाओ सन्णजओओ -> 
न्‍् आल 2 च ट ड्ः 
उक्त इब्णा ८परक्ञानः का हादसा सशाडना रू ऋच्र दःुल-5 ह्‌यचपि्डरे द्ुए ३22 
हसन ) सं 
व्वायोगाजिद हा >. ८ 2 ५ 
स्थायोपाजित साज़सख फसादाए फेक दोनो के साचसा-ऊानन्त उीद ८दचाए द्‌ $१७८ १९ 
सील ये पिटुतल 5५० 7८:०५ ५ ४८००८ पलूजलएटाडओ ४.5 ८८६७ ५६5५ ५०३९ 
जिल्‍न ् कह" २० पु >> 
न लकी वन. >लजीख न दोनों ज्योर ले झा्मञ-दंध 
जैपन दाउकार कार ऋरझा पता जमाया, उस्धक् दा झार से ऋझमननदछ् 
०5 5 _-. न न व्ड रे ल्‍्‌ 
द्सरी ने जऊक जज >डजर-- >> “>> <-+0०---- 5८ उसमे दाए कौर ४ 
हुआ। दूसरा दे झा जद तदाए हे उनके ऋमभिमतादसार उत्तर पाप पार घनम्म 


पे बन 


के 
अव्ेजह्वदय के भद्दे मे दाद दादा ऊातकाः हृ 
नहीं सानतते | उद्दक्ला मान्यता क्या ८ 


बिक - # व 
वात की तादकर सघन कप कांदइदे 











इन प्रइना का उत्तर नहीं ऋाता +अम्नंग में दात-बात पर 


उपर चहा ऋपयदता। उचन-डसद 
हे 


. न छ ् हर न्प ब् डे 
णय नहा हारने उाुरपा उाडिा-+न 5 उ्चन> अपन नज>अटन अज> ि-+ पथ 
भी निर्ण त्त ह करत दादा कु लक दर हँ 


न 





जीव अनादि काल से जी रहा है। जो मरता है, वह तो उसकी पर्याय बर- 
संवर दध क्िद्>न >> >> >.0... ७2.0 _.ह0.ह.ह0ह.. 5 >> स् पे 
लती है । सवर व चेजरा की तो दाद हा अलन हे । दे तो आत्मा को मोझे से 


जाने वाले हैं ॥६०॥॥ 


धेख्वीकाब, अपूकाब, तेजस्काय, वायुक्नाय, वनस्पतिक्ाय और चसकाय; इन 
उप्रकार के जीवों को मुल्य पर खरीदकर बदाने में यदि धर्म है तो इन सभी 
प्रकार के जीवों को तथाप्रकार से बचाने में धर्म १ 

केवल त्सकाय को छड़ाने में धर्म कहते हैं। पांच कायों को बचाने में निःशंक 
“ते नहीं कहते। उन्होंने लोगों को अम में डाला है और उनके मिथ्यात्व का 
उक मारा है॥६२॥ 


तीन करण व तीन योग से छ काया के जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, 

हैं जी, अप जे पर न ्ज 

पे भगवद्‌-वाव्य हैं। जीवों को मोल लेकर बचाने में जो मोक्ष-धर्म कहा जाता है, 
हें अंगुरओं की कुबुद्धि का प्रपंच है ॥६३॥ 


गास्ज में देव, गुरु व धर्म इन तीन रत्नों को जिन भगवान्‌ से अमुल्य कहा 
है। ये तीनों रत्न मोल लेने से प्राप्प नहीं हैं। हृदय की आंखें खोलकर सम्पक 
भकार से इस कथन में भरोसा करना चाहिए ॥॥६४॥। 


१६४ अ्हिसा विवेक 


ज्ञान दर्शन चारित्र नें तप, मोक्ष जावा हो मारग छे च्यार। 
त्यांनें सिन-भिन ओलख आदरे, शुद्ध पाल हो ते पा भव-पार ॥६५॥ 


दुहा 


दया-दया सबको कहै, ते दया धर्म छे ठीक। 
दया ओलख नें पालसी, त्यांन मुगत नजीक ॥१॥ 


आ्रा दया तो पहिलो ब्नत छे, साधु श्रावक नों धर्म । 
पाप रुके तिण सूं आवता, नवा न लागे कर्म ॥२॥ 


छ काय हण हणावे नहीं, हणियां भलो न जाणे ताय । 
मन वचन काया करी, या दया कही जिनराय ॥।३॥ 


आरा दया चोखे चित्त पालसी, तिरे घोर रुद्र संसार । 
वले याहिज दया परूपनें, भवि जीवांनें उतारे पार ॥४॥ 


एक नाम दया लोकीक री, तिणरा भेद अनेक | 
तिणमें भेषधारी भूला घणा, ते सुणज्यो श्राण विवेक ॥५॥ 


ढाल ८ 
[ राग--पाषंड मत रो निरणो कीजे ] 


द्रव्ये लाय लागी भावे लाय लागी, द्रग्येई कूबो ने भावेई कृवों । 
भेद न जाण मूढ़ मिथ्यातो, संसार नें मुगत रो मारग जूवो । 
भेपधर ने भूलां रो निरणो कीज्यो ॥१॥ 


कोइ द्रव्ये लाय सूं वलतो राखे, 
द्रव्ये कृवा सूं पड़ता नें काल बचायो । 
यो तो उपगार क्यो इण भवरो, 
जे विवेक विकल त्यांने खबर न कायो ॥।२॥। 


अनुकंम्पा चौपई १६५ 


मोक्ष-गमन के चार मार्ग हैं--ज्ञाम, देन, चारित्र और तप। इन्हें भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार से पहचान कर, स्वीकार कर, शुद्ध प्रकार से पालन करने वाला इस 
भव-सिन्धु से पार उतर जाता है।॥।६५॥ 


दोहा 


दया-दया सभी कहते हैं और दया धर्म सही भी है। जो दया की छ'न-बीन 
कर उसका पालन करेंगे, उनके मुक्ति निकट होगी ॥ १॥ 


यह दया तो साधु और श्रावक का पहला ब्रत व धर्म है । इससे आने वाले कर्म 
रुकते हैं व तये कर्मों का वन्ध नहीं होता ॥२॥ 


मन, वचन, काया से पटुकायिक जीवों की हिंसा करे नहीं, करावे नहीं और 
करने वाले को अच्छा समझे नहीं, यह दया है; ऐसा जिन भगवान्‌ ने कहा है ॥३॥। 


इसी दया का शुद्ध हृदय से पालन कर मनुष्य घोर रौद्र संसार को तर जाता 
है और इसी दया की प्ररूपणा करके जीव संसार-सिन्धु के पार उत्तर जाता है ॥४॥ 


एक लौकिक दया है। उसके अनेक भेद हैं, जिनमें वेशवर साधु भूल रहे हैं। 
यह अब विवेकपूर्वक सुनो ॥५॥ 


गीति : ८ 


आग लगी है श्र पापरूप आग लगी है। कुझ्मां है और संसार रूप कुआं है। 
इन भेदों को मूर्ख मिथ्यादृष्टि नहीं जानते। संसार और मोक्ष का तो मार्ग ही 
पृथकू-पृथक्‌ है “साधु का वेश लेकर भी कंसे भूले हैं, इसका निर्णय करो ॥१॥ 


कोई इस अग्नि में जलने से वचाता है या इस कुएं में पड़ने से वचाता है; ये 
सब तो लौकिक उपकार हैं । विवेक-शुन्य लोगों को इसका ज्ञान नहीं है ॥२॥ 


१६६ 


' अहिसा विवेक 


घट में ज्ञान घाल नें पाप पचखावे, 

तिण पड़तो राख्यो भव कूवा मांह्यो । 
भाव लाय सूं बलता ने काढे ऋषेश्वर, 

ते पिण गेहलां भेद न पायो ॥३॥। 


सूने चित सूत्तर वांचे श्रज्ञानी, 

त्यांर द्रव्य नें भाव रा नहीं निवेड़ा । 
प्रवार सहित कृपंथ में पड़िया, 

त्यां नरक सुं सन्‍्मुख दीधा डेरा ॥४॥ 


गृहस्थ ने ओषध-भेषद देई नें, 

अनेक उपाय करे जीवां बचावे। 
ए संसार तणा उपगार कियां में, 

मुगति रो मारग मूढ़ बतावे ॥५॥ 


करे मंत्र-जंत्र झाड़ा नें कपटा, 

सर्पादिक नों जहर देवे उतारी। 
काढ़े डाकण-साकण भूत यक्षादिक, 

तिणमें इ धर्म कहै सांगधारी ॥॥६॥। 


एहवा किरतब सावद्य जाणी, 

त्रिविधे-त्रिविधे साथां त्यागज कीधो | 
भेषधारी लोकां सूं मिलने अज्ञानी, 

त्यां जीव बचावण रो सरणो लीघो ।॥॥७॥। 


. उबे जीव बचावण रो मुख सूं कहै पिण, 


काम पडयां बोले फिरती बाणो। 
भोला लोकां ने अ्रम में पाड बिगोया, 
ते पिण डूबे छे कर-कर ताणो ॥5॥ 


कीड़दां मकोड़ा ने लटां गजायां, 
ढांढ़ां रा पग हेढे चींथ्या जावे । 


अनुकेम्पा चौपई १९७. 


किसी के घट में ज्ञान पैदा कर पाप का प्रत्याख्यान करा दिया तो उसने उस 
व्यक्ति को संसार कप में पड़ने से वचाया। इसी प्रकार साधु जन्म-मरण की अग्नि 
से जीवों को बचा लेते हैं। विक्षिप्त लोगों ने इसका भी रहस्य नहीं समभा 
है ॥३॥। 


मिथ्यादृष्टि लोग सूने मन से शास्त्र का अध्ययन करते हैं। उन्हें ऐहिक, 
पारलौकिक आदि भेदों का पता नहीं है। वे तो सपरिवार कुपथ में पड़कर नरक 
के नजदीक डेरा डाल रहे हैं ।।४।॥ 


गृहस्थ को औषध-सैपज्य देकर अथवा अनेक . अन्य उपाय करके बचाया । 
यह जो संसार का उपकार किया गया, उसे मृढ़ लोग मुक्ति का मार्ग बतलाते 
हैं ॥५॥ 


यन्त्र, मन्त्र, काड़ा-क्रपटा करके सर्पादिक का जहर उतार देते हैं, डाकिन, 
शाकित, भूत, यक्ष आदि को निकाल देते हैं। वेशधारी साधु इन कार्यो में भी धर्म 
कहते हैं ॥॥६॥। 


इस प्रकार के कार्यो को सावद्य समझकर साधुओ्नों ने तीन करण, तीन योग 
से छोड़ा है। वेशधारी साधुओं ने लोगों से मिलकर जीवों को जिलाने का शरण 
लिया है ॥७॥ 


वे जीवों को जिलाने की वात मुख से कहते हैं, किन्तु काम पड़ने पर बदल 
जाते हैं। भोले लोगों को भ्रम में ड्योया है और आग्रह॑ कर-करके स्वयं भी 
डूबते हैं ॥८॥॥ 


कोड़े-मकोड़े, लग और गजाई आदि जीव मभंत आदि पशुओं के पैरों तले 
कुचले जाते हैं । वेशधारी साधु कहते हैं, हम जीव वचाते हैं तो उन जीवों को एक- 


श्श्८ 


अहिसा विवेक 


भेषधारी कहै म्हैं जीव वबचावां, 
तो चुण-चुण जीवनि क्यूं न बचाव ॥६॥ 


कोइ आखे चोमासे उपदेश देवे तो, 
दश पांच जीवांनें दोरा समभावे। 
जो उद्यम करे च्यार महिनां मांहें, 
तो लाखां गर्म जीव तेह बचाव ॥१०॥। 


सो घरां रें अं+र कोइ लेवे संथा रो, 
तो तुरत श्रालस छोड़ देवण जाबे। 
सो पगला गर्या लाखां जीव वर्च छे 
त्यां जीवांन जाये क्यूं न बचाव ॥११॥ 


घर छोड़तो जाण सो कोशां उपरे, 
तो सांग पहिरावण सताब सूं जावे । 
एक कोश गयां जीव कोड़ां वच्रे छे, 
त्यां जीवांनें जाय क्यूं न बचावे ॥१२॥ 


जब तो कहै म्हांरो कल्प नहीं छे, 
में तो संसार थी हवा न्‍्यारा । 
कब ही कहै म्हें जीव बचावां, 
उबे बाणी न बोले एकण धारा ॥१३॥ 


साधु तो आपरा व्रत राखण नें । 
त्रिविधे-त्रिविधे जीव नहीं सतावे । 
संसार मांहें जीव पच रह्मा छे, त्यां सूं तो साधु हुवा निरदावे । 
या श्रद्धा श्री जिनवर भाषी ।॥॥१४।। 


जीवणो मरणो त्यांरो नहीं चावे, 
समभतो देखे तो साधु समभावे । 
ज्ञानादिक गुण घट में घाली, 


के 


मुगत नगर में साधु पहुंचावे ॥१५॥ 


अनुकम्पा- चौपई । १६९ 


एक करके क्यों नहीं चुग लिया करते ? ॥॥६॥। 


सारे चौमासे में उपदेश करके दस-बीस आ्रादमियों को भी बड़ी कठिनता से 
समभाते हैं। यदि चार महीनों तक उक्त प्रकार से जीव बचाने का काम करें तो 
वे लाखों जीवों को सहज ही बचा सकते हैं ॥॥१०॥ 


सौ घरों की दूरी पर कोई व्यक्ति आमरण अ्रनशन करता है तो आलस्‍स्य 
छोड़कर एकदम उसे अनशन दिलाने के लिए जाते हैं । सौ कदम जाने से ही लाखों 
जीव बच जाते हैं तो उन जीवों क्रो जाकर क्यों नहीं वचाते ? ॥११॥ 


सौ कोस दूर भी कोई आदमी दीक्षा लेवा चाहता है, वे वेशधारी उसे वेश 
देने के लिए बड़े अ्रभिमान से जाते हैं। एक कोस दूर जाने में करोड़ों जीव बचते 
हैं, तो उन जीवों को जाकर क्‍यों नहीं बचाते ? ॥१२॥ 


तब कहते हैं, हम संसार से अलग हो गये हैं, ऐसा करना हमारा आचार नहीं 
है। कभी कहते हैं, हम जीव बचा सकते हैं। इस प्रकार एक जैसी वात नहीं 
कहते ॥१३॥ 


साधु तो अपने ब्रत रखने के लिए तीन करण, तीन योग से किसी भी जीव 
को सताते नहीं । संसार में जीव लीन हो रहे हैं, उनसे साधुओ्रों का लगाव नहीं 
है यही श्रद्धा जिन-भासित है ॥ १४॥ 


उनका जीना, मरना साधु नहीं चाहते । समभने के योग्य वे होते हैं तो साधु 
उनको समझाते हैं। उनके घट में ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि डालकर उन्हें मोक्ष- 
नगर पहुंचा देते हैं ॥१५॥ 


२०० 


अहिसा। विवेक 
गृहस्थ रा पग हेठे जीव आआावबे तो, 
भेषधारी कहै म्हें तुरत बतावां। 
ते पिण जीव बचावण काजे, 
म्हें सर्वे जीवारो जीवणो चावां ॥१६॥ 


ग्रव्ती जीवांरो जीवणो  वांछे, 
तिण धर्म रो परमारथ नहीं पायो । 
या श्रद्धा अज्ञान्यांरी पग-पग अटके, 
ते सांमलज्यो भवियण चित ल्यायो ॥| १७॥। 


गृहस्थ रै तेल जाये मूंण फूटां, 

ते कीड़चां रा दर मांहें रेलो आवे। 
बिच मैं जीव आवे ते तेल सूं वहिता, 

बले तेल बुहो-बुहो श्रगनि मैं जाबे ॥१८॥ 


जो अ्रगनि ऊठे तो लाय लागे छे, 

तो तस स्थावर जीव मारचा जावे। 
गृहस्थ रा पग हेठे जीव बतावं, 

तो तेल ढुल॑ ते बासण क्यूं न बताबवे ॥१९॥ 


पग॒ सूं मरता जीव बतावे, 

तेल सूं मरता जीवांनें नहीं बतावे। 
या खोटी श्रद्धा उघाड़ी दीसे, 

पिण अभिन्‍तर आंधांरे नजर न आबे ॥२०॥ 


बले भेषधारी विहार करतां मारग में, 
त्यांनें श्रावक साहमां मिलिया आयो । 
ते मारग छोड नें उज्जड पड़िया, 
तस थावर जीवांनें चींथता जायो ॥२१॥ 


श्रावकां ने उज्जड़ पडिया जाणे, 
तस थावर जीवांने मरता देखे। 


अनुकम्पा चौपई २०१ 


गृहस्थ के पैर के नीचे कोई जीव आ रहा है तो वेशधारी साधु कहते हैं, 
हम उसे तुरन्त बचाते हैं और यह भी कहते हैं कि जीव-रक्षा के उस समय हम 
सभा जीवों का जीना चाहते हैं ॥।१६।॥। 


जो अन्नती जीवों का जीना चाहते हैं, उन्होंने धर्म का परमार्थ नहीं पाया । 
उन अज्ञानियों की मान्यता कदम-कदम पर अटकती है। भव्य जनों को चित्त 
लगाकर उसका न्याय सुनना है ॥१७॥। 


गृहस्थ का तेल-भाजन फूट जाने से तेल वह रहा है। चींटियों के बिल में 
उसकी धाराएं बहकर आती हैं। तेल के साथ वह॒ते हुए जीव भी आ रहे हैं और 
वह तेल बहता हुआ अग्नि में जा रहा है ॥१८।॥। 


जो अग्नि उठती है तो लाय लग सकती है। तरस भौर स्थावर जीव मर सकते 
हैं । गृहस्थ के पैरों के नीचे आने वाले जीवों को बताते हैं तो जिस भाजन से तेल 
वह रहा है, उसे क्‍यों नहीं बताते ? ॥१६॥ 


पैर से मरते जीवों को तो वतलाते हैं और तेल से मरते जीवों को नहीं वत- 
लाते, यह तो प्रत्यक्ष ही विपरीत मान्यता है; किन्तु जिनके ज्ञानरूप नेत्र नहीं हें, 
उनके समभ में नहीं आती ॥२०॥ 


वेशधारी साधु विहार कर रहे हे, रास्ते में कुछ श्रावक उन्हें सामने आकर 
मिले। वे सब मार्ग-अ्रष्ट होकर चस-स्थावर जीवों को रौंदते हुए उजड़ जा 
रहे हैं ॥२१॥ 


उज्जड़ पड़े हुए श्रावकों को और मरते हुए च्स-स्थावर जीवों को वे देख रहे 
हैं। गृहस्थ के पैरों में झ्राने वाले जीव को यदि वे बताते हैं तो उनके कथनानुसार 


भ्रहिसा विवेक 


गृहस्थ रा पग हेठे जीव बताबे, 
तो मारग बताय देणो इण लेखे ॥२२॥ 


एक पग हेठे जीव मरे ते बतावे, 

तो थोड़ा सा जीवांनें बचता जाणो । 
श्रावकां नें उज्जड़ सूं मारग घाल्यां, 

घणा जीव बचे तस स्थावर प्राणो ॥२३॥। 


एक पग हेठे जीव बचावे श्रज्ञानी, 

ठाले बादल अंबर ज्यूं गाजे। 
त्यांनें श्रावक उजाड़ में मार्ग पूछे तो, 

मोन साभे बोलता कांय लाजे ॥२४॥ 
थोड़ी दूर बतायां थोड़ो धर्म हुवे तो, 

घणी दूर बतायां .घणो धर्म जाणो। 
घणी दूर रो नाम लियां बक उठे, 

त्यांरी खोटी श्रद्धारा ए अहलाणो ॥२५॥ 


कोई श्रांधो पुरुष गामांतरे जातां, 

ऊ श्रांख बिना जीव किणविध जोवे। 
कीड़यां मकोड़ादिक चींथतो जावे, 

तस स्थावर जीवांरों घमसाण होवे ॥२६॥ 


भेपधारी सहजांई साथे जातां, 
ग्रांघा रा पगसूं जीव मरता देखे । 
जो पग-पग जीवांनें नहीं वतावे, 
तो खोटी श्रद्धा जाणज्यो इण लेखें ॥॥२७॥ 


त्यांनें वताय-वताय में जीव वचावणा, 

के पूंजी-पूंजी ने करणों दूरो। 
इण धर्म करणसूं तो पोतई लाजे, 

तो दूजो कृूण मानसी यो मत कूड़ों ॥२८॥। 


अ्नुकम्पा चौपई २०३ 


उन श्रावकों को मार्ग भी बता देना चाहिए ॥२२॥। 


किसी एक के पैरों के नीचे आने वाले जीवों को वतलाने से तो थोड़े से जीव ही 
बचते हैं। श्रावकों को उज्जड़ से मार्ग डालने में चस-स्थावर बहुत सारे जीव बच 
जाते हैं ॥२१॥ 


किसी एक के पैर नीचे आने वाले जीवों को तो अज्ञानी वतलाते हैं, खाली 
बादल की तरह आकाश में गूंजते हैं; पर जंगल में श्रावक मार्ग पूछते हैं तो बोलते 
लज्जित होकर मौन क्यों रखते हैं ॥२४।॥ 


थोड़ी दूर बताने में थोड़ा धर्म होता है तो अधिक दूर बताने में अधिक धर्म 
होना चाहिए। अधिक दूर का नाम लेते ही वकने लगते हैं। यह श्रसत्य मान्यता 
की निशानी है ॥२५॥ 


कोई भ्रन्धा पुरुष दूसरे गांव जा रहा है। वह आंख के बिना जीवों को कंसे 
देख सकता है ? वह वनस्पति प्रभृति स्थावर और चींटी-मकोड़े प्रभृति तरस जीवों 
को कुचलता चलता है। इस प्रकार जीवों का संहार होता ॥२६॥ 


वेशधारी साधु सहज ही उसके साथ चल रहे हैं और अन्धे पुरुष के पैरों से 
मरने वाले जीवों को भी उन्होंने देख लिया है, ऐसी स्थिति में यदि वे कदम-कदम 
पर जीवों को नहीं वचाते तो उनकी मान्यता को अशुद्ध मान लेना ही चाहिए ॥२७॥ 


या तो उस अन्‍्धे को बता-बताकर जीवों को वचाना चाहिए या प्रमार्जन कर- 
फरके उन्हें टूर करना चाहिए। ऐप धर्म करने से यदि स्वयं ही लज्जित होते हैं 
तो कौन इस अ्सत्य मत को मानेगा१।२८॥ 


२०४ अहिसा विवेके 


वले ईल्यां सुलसुलियां सहित आटो छे, 

ते गृहस्थ रे ढुला मारग मांयो। 
तपती रेत उनालारी तिण में, 

पड़त पाण जुदा हुवे जीव कायो ॥२९॥ 


गृहस्थ नहीं देखे आटो ढुलतो, 
ते भेषधा रद री निजरबां आवबे। 
उवे पग सूं मरता जीव बताबे, 
आटे दुलते मरता जीव क्यूं न बतावे ॥३०॥। 


इत्यादिक गृहस्थ' रा अनेक उपधि सूं, 
तस स्थावर जीव मुंवानें मरसी। 
ते पग हेठे जीव बतावे त्यांनें, 
सगली ठोड़ बतावणा पड़सी ॥३१॥ 


किणहिक ठोड़े जीव वबताबे, 
किंणहिक ठोड़ शंका मन आण। 
समभ पड़दचां बिन श्रद्धा परूपे, 
पीपल वांधी मूर्ख ज्यूं ताणे ॥३२॥ 


ए पग-पग जाव अ्रटकता देखे, 

कदा सर्वे आरे हुवे अज्ञानी थूलो। 
कुड़-कपट करे मत कुशले राखण ने, 

पिण वुद्धिवंत बात न माने मूलो ॥३३॥ 


गृदस्थ रो न वांछणो जीवणो मरणो, 

ते वांछ बतायां लागे पाप कर्मो। 
राग ट्वप रहित रहणो निरदावें, 

एहवो निकेवल भ्ीजिन धर्मों ॥३४॥। 


समोसरण ते एक जोजन मांडला में, 
तठे नर-ता रबां रा ब्रन्द गाव ने जावे । 


झनुकम्पा चौपई २०५ 


इलली और सुलसल्यों सहित झ्राटा है, किसी गृहस्थ से मार्ग में गिर रहा है । 
ग्रीष्म-काल की तथ्त धूलि में उन जीवों के पड़ते ही प्राण व शरीर जुदा हो रहे 
हैं ।॥२६॥। 


उस गृहस्थ को आटा गिरने का ध्यान नहीं है और वह वेशधारी साधुओं की 
नजरों में आरा गया है। वे पैर से दवकर मरने वाले जीवों को बताते हैं तो आटा 
गिरने से मरने वाले जीवों को क्‍यों नहीं बताते हैं ? ॥३०॥। 


इस प्रकार गृहस्थ के अनेक उपकरणों से च्रस-स्थावर जीव मरते रहे हैं भौर 
मरते रहेंगे यदि पैर के नीचे आने वाले जीवों को वतलाते हैं तो उन्हें सभी जीवों 
को वबतलाना पड़ेगा ॥३१॥। ः 


किसी स्थान पर वे जीवों को बतलाते हैं और किसी स्थान पर वे ऐसा करने 
में सशंक होते हैं। विना समझे वूक्े जो अपनी मान्यता स्थिर करते हैं, वे मूर्ख वहू 
वी तरह पीपल के तने को वांधकर खींचते हैं ॥३२॥। 


जब वे भ्रपने उत्तर को स्थान-स्थान पर रुकते हुए देखते हैँ तो कभी-कभी वे 
स्थूल अज्ञानी सभी प्रसंगों पर जीव बतलाने की हाँ करते हैं। यह सब झूठ और 
कपट की मान्यता को सकुशल रखने के लिए किया जाता है, परन्तु बुद्धिमान्‌ जरा 
भी उनकी बात को नहीं मानते ॥३३॥ 


गृहस्थ के जीने और मरने की वांछा न करनी चाहिए। वांछा करके वताने 
में पाप-फर्म का बन्‍्ध होता है | जिनेश्वर देव के धर्म के अनुसार तो राग-द्वैप रहित 
होकर तटस्थ रहना चाहिए। निकेवल यही श्रद्धा जिन-भाषित है।॥॥३४॥। 


र कोश गोलाकार स्थान में समवसरण लगता है। वहां स्थ्री-पुरुषों के 


ते हे, जातेहे रेहन्त देव की चाणी न 5 2 
समूह थाते हूँ, जाते हू। ब्रिहन्त देव की वाणी मनने के लिए वे बाते हैं और 





अहिंसा विवेक 


अरिहंत आगे वाणी सुणवा त्यांने, 
भगवंत भिन्‍न-भिन्‍न भाव सुणावे ॥३५॥ 


च्यार कोश मां हे त्रस-स्थावर हूंता, 

मर गया जीव उराणे आया। 
नर-तारथां रा पग सूं बिन उपयोगे, 

पिण भगवंत कठेयन दीसे बताया ॥३६॥ 


नन्‍्द मणियारो डेडको हुई ने, 
वीर वांदण जातो मारग मांयो। 
तिण नें चींथ मारथो श्रेणिक रे बछेरे, 
वीर साधु साहमा मेहली क्यूं त वचायो ॥३७॥॥ 


गृहस्थ रा पग हेठे जीव आञावे तो, 

साधां ने बतावणों कठेय न चालयो। 
भारी कर्मा लोकां नें भिष्ट करण ने, 

यो पिण घोचो कुगुरां रो घाल्यो ॥३८५॥ 


जब साथधां रो नाम तो अलगो मेले, 

श्रावकां री चरचा मुख ल्याबे। 
साधां सूं मरता जीव साथु बतावें, 

ज्यूं श्रावक श्रावकां ने जीव बतावे ॥३६॥ 


सिद्धांतरा बल बिन बोले भअज्ञाती, 

श्रावकां रो संभोग साधां ज्यूं बतायो । 
एगालां ए गोला मुख सूं चलाया, 

ते न्याय सुणो भवियण चित ल्यायो ।।४०॥ 


साधां रा पग॒ हेठे जीव मरे ते, 
संभोगी साधु देखी जो नहीं बतावे। 
तो अरिहंतनी भआज्ञा लोपाबे, 
पाप लागो नें विराधक थावे ॥४१।॥ 


अनुकम्पा चौपई २०७ 


अरिहन्त देव उन्हें विविध विपय समभाते हैं ॥३४५॥ 


चार कोश के उस क्षेत्र में चस-स्थावर अनेक जीव थे। स्त्री-पुरुषों के बिना 
उपयोग से उनके पैरों में श्राकर अनेकों जीव यों ही मर गये होंगे ? किन्तु भगवान्‌ 
ने उन जीवों को बताया हो; ऐसा कहीं नहीं आता ॥३६।॥। 


नन्‍्दन मणिहारा अपने मेंढ़क के भव में भगवद्-वंदन के लिए जा रहा था। 
श्रेणिक के घोड़े के पैर के नीचे आकर वह मर गया । महावीर स्वामी से साधुओं को 
सामने भेजकर उसे क्‍यों नहीं वचाया ? ॥॥३७॥। 


गृहस्थ के पर के नीचे जीव आते हों, साधु उसे बताये, यह कहीं नहीं आया 
है। वहुकर्मी लोगों को भ्रष्ट करने के लिए कुगुरुलोगों का ही मारा यह 
तीर है॥३५॥ 


तब वे साधुझों का नाम तो अलग कर देते हें और श्रावकों की चर्चा मुंह पर 


लाते हें। कहते हें---साथु से मरते हुए जीवों को जैसे साधु बतलाते हें, वैसे ही 
श्रावक से मरते हुए जीवों को श्रावक बतलाते हें ॥३६॥ 


ए्‌ 


भ्रज्ञानी लोग ज्ञास्त्र के वल विना बोलते हैँ और साधुश्रों की तरह श्रावकों 
का भी पारस्परिक संभोग वतलाते हें। ये कपोल-कल्पित वातें मुंह से यों ही कह 
दी । भव्यजन चित्त लगाकर इसका न्याय सुनें [।४०॥॥ 


किसी साधु के पर के नीचे आकर कोई जीव मर रहा है। यदि कोई संघ का 
साधु उसे जानते हुए भी नहीं वत्ताता तो वह अरिहन्त की आ्राज्ञा का लंघन करता 


है, पाप-उपार्जव करता है और वह विराधक अर्थात्‌ आराधना रहित हो जाता 
जे 

॥४१॥ 
ण्‌ 


र्ण्द 


अहिंसा विवेक 


साधु तो साथां नें जीव बताबे, 
ते पोता रो पाप टलावण रै काजे | 
श्रावक श्रावकां नें जीव नहीं बतावे, 
तो किसो पाप लागो किसो ब्रत भाज ॥४२॥। 


श्रावक श्रावक ने न बतायां पाप लागो कहै, 

यो भेषधारयां मत काढ़चो कूड़ो। 
श्रावकां रे संभोग साधां ज्यूं हुवे तो, 

पग-पग बंध जाये पाप रा पूरो॥४३॥ 


पाट बाजोटादिक साधु बारे मेले नें 
ठरड़ मात्रादिक कारज जावे। 
लारे और साधु त्यांनें भीजतो देखे, 
जो ऊन लेबे तो प्रायश्चित आवे ।॥।४४॥ 


रोगी गरड़ा गिलाण साधु री ब्यावच, 

न करे तो श्रीजिन-आ्राज्ञा बारे। 
महामोहणी कर्म तणो बंध पाड़े, 

इहलोक नें परलोक दोनूं बिगाड़े ॥४५॥ 


आहार पाणी साधु बहिरी आणे, 
संभोगी साथधां ने बांट देवा री रीत । 
आप आण्यो जाणी ने श्रधिको लेवे तो, 
अदत्त लागे ने जावे परतीत ॥॥४६॥ 


इत्यादिक साधु-साथधु रे श्रनेक बोलां रो, 
संभोगो साथां सूं न कियां श्रटके मोखो । 
यां हिज वोलां रो श्रावक श्रावकां रे, 
न करे तो मूल न लागे दोषों ॥४७॥ 


४ >मिक 


शावकों रे संभोग साथां ज्यूं हुवे तो, 
श्रावक्-आवक से पिग इणविय करणो । 


अनुकम्पा चौपई २०६ 


एक साधु दूसरे साधु को जीवादि बताता है, वह तो श्रपना पाप ठालने के 
लिए। श्रावक श्रावक को यदि जीवादि नहीं वतलाते तो उनका कौनसा ब्रत 
टूटता है व कानसा पाप लगता है ? ॥४२॥ 


श्रावक श्रावक को यदि जीव नहीं बताता तो पाप है, यह वेशधा रियों ने झूठा 
मत निकाला है । यदि श्रावकों का पारस्परिक संभोग अर्थात्‌ श्राचा र-कल्प साधुओं 
जैसा ही हो तो पग-पग पर पाप की गठरी बंधती रहेगी ॥४३॥। 


चौकी, तख्त आदि बाहर पड़े रहते हैं । साधु शरीर-विता की निवृत्ति के लिए 
गये हैं । पीछे जो साधु हैं, वे वर्षादि में पाट-वाजोट आदि भीगते हुए देखते रहें, 
उन्हें उठाकर श्रन्दर न लाएं तो उन्हें प्रायश्चित्त आता है ॥४४॥ 


रोगी, वृद्ध और ग्लान साधु की वैयावृत्ति (सेवा) साधु न करे, यह जिन- 
श्राज्ञा के विरुद्ध है। वेयावृत्ति न करने वाला साधु महामोहनीय कर्म का वन्धन 
करता है और अपने लोक व परलोक दोनों विगाड़ता है ॥४५॥ 


आ्राहार व पानी साधु गोचरी (भिक्षा) से लाता है। उसके लिए अपने संभोगी 
साधु को संविभाग देने का विधान है। वह लाया है, इसलिए वह अधिक ले, तो 
उसे चोरी का दोष लगता है और उसका विश्वास उठ जाता है ॥४६॥ 


इस प्रकार अनेकों बोल हैं, जो संभोगी साधु के साथ यदि नहीं किये जाते हैं 
तो मोक्ष-गमन रुकता है, पर ये सभी बोल यदि श्रावक ध्ावक के लिए नहीं करता 
तो उसे जरा भी दोष नहीं लगता ॥४७॥ 


प्लाववः के भी साधुम्रों की तरह यदि संभोग हो तो उन्हें भी साधुप्रों की तरह 
फरना चाहिए। घज्ञानी इस मान्यता का निर्णय नहीं निकालते । उन्होंने तो नीति 


२१० 


अहिसा विवेक 


एश्रद्धारों निरणो न काढ़े भज्ञानी, 
त्यां विकल थई लीधो लोकां रो सरणो ।॥।४८॥ 
जो ए श्रावक श्रावकां रा नहीं करे तो, 
भेषधारयां रे लेखें भागल जाणो। 
त्यां श्रावकां रे संभोग साधां ज्यूं परुष्यो, 
ते पड़ गया मूरख उल्टी ताणों ॥४६९॥ 


श्रावक रे संभोग तो श्रावक सूं छे, 
बले मभिथ्याती सूं राखे भेलापो। 
त्यांरो संभोग तो अब्नत में छे, 
ते त्याग किया सूं टलसी पापों ॥५०॥ 
त्यां सं सरीरादिक नो संभोग टाल ने, 
ज्ञानादिक गुण रो राखे भेलापो। 
उपदेश देइ निरदाव॑ रहिणो, 
पेलो समझ ने टाल तो टलसी पापों ॥५१॥ 


लाय लागी जो गृहस्थ देखे तो, 
तुरत बुझावे छ काया मारी। 
ए सावद्य किरतब लोक करे छे, 
तिण मांहे धर्म कहे सांगधारी ॥५२॥ 
अगनि पाणी छ काय मरी त्यांरो, 
थोड़ोसो पाप कहां हुवे कानी। 
श्र जीव बच्या त्यांरो धर्म बतावे, 
लाय बुझावण री करें छे सानी ॥५३॥ 
ए पाप नें धर्म रो मिश्र परूपे, 
तोटा |विचे लाभ घणो ,बताबवे। : 
त्यां भेपधारयां री प्रतीत आाबे तो, 
लाय वुरावण दोड़चा जावे ॥५४॥ 
एहवी दया वतावें श्रज्ञानी, 


छकाय रा पीहर नाम वधरावें। 


अ्नुकम्पा चौपई २११ 


अप्द होकर गृहस्थों का शरण लिया है ॥४८॥। 


यदि श्रावक श्वावक के प्रति ये कार्य नहीं करते हैं तो वेशधारियों के मतानुसार 
बे ब्रत-भ्रप्ट हैं। शावकों के संभोग को साधु-संभोग की तरह बताने वाले उल्टी 
खींचातान में पड़ गये ॥४६॥ 


श्रावक के श्रावक से संभोग है और मिथ्यात्वी से भी है । वे संभोग तो अन्नत 
में हैं। उनका तो परित्याग करने से ही पाप टलेगा ॥५०॥॥ 


उनसे शरीर आदि का संभोग टालना चाहिए और ज्ञानादि गुणों की एकता 
रखनी चाहिए। उपदेश देकर तटस्थ रहना चाहिए । श्रगला व्यक्ति सम झ कर पाप 
टालना चाहेगा, तभी पाप टलेगा ॥५१॥ 


लाय लगते ही यदि गृहस्थ देख लेता है तो तत्काल छः काया की हिंसा 
करके भी उसे बुभाता है। यह सावद्य आचार लोगों का है, उसमें भी वेशधारी 
धर्म कहते हैँ ॥॥५२॥ 


अग्नि, पानी झ्रादि छः काय के जीवों की हिंसा हुई, उसमें थोडा-सा पाप 
पाहकार अलग हो जाते हें भौर जो जीव बचे उनका धर्म बत्तला कर अग्नि बुझाने 
का संकेत करते हैं ॥५३॥ 


यह पाप भौर धर्म की मिश्र-प्र रूपणा करते हैं । हानि से अधिक लाभ वतलाते 
। इन पेशधारियों का विददास करते है, वे श्रर्ति बुभाने के लिए दौड़ते हुए जाते 
॥५४॥ 


(हू /४2५७ 


संस पदयर का रया सत्ञानां ददलातदे ह और छः काय 


दाद का र 


| 


हर 
४ 
पं 


| हा 


[४ 


अहिंसा विवेक 


मिश्र धर्म कहै लाय बुझायां, 
पिण प्रहइन पूछदां रो जाब न आवे ॥५५॥ 


छ काय जीवांरी हिसा कीधां, 
आर जीव बच्या त्यांरों कहे छे धर्मो। 
ए श्रद्धा सुण-सुण नें बुद्धिवंता, 
खोटा नाणा ज्यूं काढ्दो भर्मो ॥५६॥। 


नित्य रा नित्य पांच सो जीवांन मारे, 
कोई करें कसाई अनारज कर्मो। 
जो मिश्र धर्म छे लाय बुभागां, 
तो इण नेई मारथां हुवे मिश्र धर्मों ॥५७॥ 


लाय सूं बलता जीव जाणी ने, 
छ काय हणे ने लाय बुझाई। 
ज्यूं कसाई सूं मरता जीवांनें देखें, 
कोइ जीव बचावण हण . कसाई ॥५८॥ 


जो लाय बुझायां जीव बचे तो, 
कसाई ने मारथां बचे घणा प्राणो। 
लाय बुझायां, कसाई ने मारखां, 
ए दोयां रो लेखों बरोबर जाणो ॥५६॥ 


- बले नाहर सिघादिक चिता बचघेरा, 
ए दुष्ट जीव करे पर घाता। 
जो लाय बुझायां जीव बचे तो, 


िफ 


'यांनेई मारयां घणा रे हुवे साता॥६०॥ 


जीव हिसा 


'ठया बम 


बे 
छ 
5० 
| 


ठ्हा 
'अति बुरी, तिण में अवगुण अनेक । 
गुण घणा, ते सुणज्यो आण विवेक ॥ १॥। 


अनुकम्पा चौपई २१३ 


करते हैं। अग्नि वुमाने में मिश्र-धर्म कहते हूं, किन्तु प्रश्न पुछने पर उसका जवाब 
नहीं म्राता ५ ४॥। 

पट्कायिक जीवों की हिंसा करने में जो दूसरे जीव बचे, उनका घम कहते ह, 
इस मान्यता को सुनकर जो वुद्धिमान्‌ हैं, उन्होंने तो खोटे रुपये की तरह पहचान 
कर श्रम निकाल दिया है ॥५६॥। 


कोई बनायें कर्मी कसाई प्रतिदिन पांच सौ जीवों को मारता है। यदि झगिनि 
बुझाने में मिश्र-धर्म है तो कसाई को मार देने में भी मिश्र-घर्म होता 
चाहिए ॥५७॥ 


ग्रग्ति में जलते जीवों के लिए पट्कायिक जीवों की हिसा करके झ्ाग बुझाई 
जाती है, वैसे ही कसाई से मरते हुए जीवों को देखकर कोई जीवों को बचाने के 
लिए कसाई की हत्या कर डालता है ॥५८॥ ह 


जो श्रग्नि को बुकाने से जीव बचते हें तो कसाई को मार देने से बहुत सारे 
जीव बच जाते हैं। भरगिन को बुकाने श्र कसाई को मार देने, इन दोनों का लेखा 
यचरावर समभना चहिए ॥५६।॥ 


सिंह, चीता, वाप, नाहर ये दुष्ट जीव दूसरे जीवों की हत्या करते हैं। यदि 


भग्नि चुझामे में जीव बचते हैं तो उन दुप्टों को मार देने में भी बहुत लोगों 
के साता हो जाती है ॥६०॥। 


दोहा 


सीद-शिता सत्ति 9। उममें झनेदा धवगण भरे हैं। जो हे 
यीद-हिता पत्ति दूरी है। उसमें झनेक झवदूण भरे हैं। जो दया धर्मी होते 

हर] ३567 कोश मिलतनण क्‍क्‍नतओ जकेओर न “व 5 वंचए पलपल अकाज 4 

३, उनमे झनेक गुण होते हू । उन्हें विवेद्ध पु्दंक सुनो ॥१॥ 


अहिसा विवेक 


मिश्र धर्म कहै लाय बुकायां, 
पिण प्रश्न पूछथां रो जाब न आवे ॥५४५॥ 


छ काय जीवांरी हिसा कीधां, 
ओर जीव बच्या त्यांरो कहै छे धर्मो। 
ए श्रद्धा सुण-सुण नें बुद्धिवंता, 
खोटा नाणा ज्यूं काढ़यो भर्मो ॥५६॥ 


नित्य रा नित्य पांच सो जीवांन मारे, 
कोई करें कसाई अनारज कर्मो। 
जो मिश्र धर्म छे लाय बुभायां, 
तो इण नेई मारखथां हुवे मिश्र धर्मों ॥५७॥ 


लाय सूं बलता जीव जाणी ने, 
छ काय हण ने लाय वृुझाई। 
ज्यूं कसाई सूं मरता जीवांनें देखे, 
कोइ जीव बचावण हण . कसाई ॥५५८॥ 


जो लाय वुफायां जीव बचे तो, 
कसाई ने मारथां व्चे घणा प्राणों। 
लाय वृझ्कायां, कसाई ने मारघखां, 
ए दोयां रो लेखो वरोबर जाणो ॥५९॥ 


- बले नाहर सिधादिक चिता बधेरा, 

ए दुष्ट जीव करें पर घाता। 

जो लाव बुकायां जीव वर्च तो, 

यानिई मारयां घणा रे हुवे साता॥६०॥ 
ठ्हा 


। | अकर हे 


(मन का जप 22 मी हे -... छाप ग्रवगण ० जद आज 
 हिसा छ अति बरी, तिण में अवगुण अ्रनेक । 
न > दा जल अन दाए श्रा 2 
था, ते सुणज्यों आण विवेक ॥१॥ 


अनुकम्पा चौपई २१३ 


करते हैं। भ्रग्नि बुझाने में मिश्र-धर्म कहते हे, किन्तु प्रश्व पूछने पर उसका जवाब 
नहीं आता ॥५ ४॥। 

पट्कायिक जीवों की हिसा करने में जो दूसरे जीव बचे, उनका धम कहते ह 
इस मान्यता को सुनकर जो वुद्धिमान्‌ हे, उन्होंने तो खोटे रपये की तरह पहचान 
कर अ्रम निकाल दिया है ॥५६॥ 


कोई बनाये कर्मी कत्ताई प्रतिदिन पांच सी जीवों को मारता है । यदि अग्नि 
बुझाने में मिश्र-धर्म है तो कसाई को मार देने में भी मिश्न-धर्म होना 
चाहिए ॥५७॥ 


अग्नि में जलते जीवों के लिए पट्कायिक जीवों की हिसा करके आग बुभाई 
जाती है, वैसे ही कसाई से मरते हुए जीवों को देखकर कोई जीवों को बचाने के 
लिए कसाई की हत्या कर डालता है ॥५८॥ 


जो अग्नि को बुझाने से जीव वचते हें तो कसाई को मार देने से बहुत सारे 
जीव वच जाते हैं। भ्रग्नि को बुझाने श्र कसाई को मार देने, इन दोनों का लेखा 
वरावर समभना चहिए ॥५६९॥ 


सिंह, चीता, वाघ, नाहर ये दुष्ट जीव दूसरे जीवों की हत्या करते हैं। यदि 
अग्नि बुझाने में जीव बचते हें तो उत्त दुष्टों को मार देने में भी बहुत लोगों 
के साता हो जाती है ॥६०॥ 


दोहा 


जीव-हिसा अति बुरी है। उसमें अनेक अवशगुण भरे हैं। जो दया धर्मी होते 
हैं, उनमें अनेक गुण होते हैं। उन्हें विवेक पूर्वक सुनो ॥१॥ 


२१४ श्रहिसा विवेक 
दाल; ९ 


[ राग--यो भल रे सीता पति आयो | 


्डै 


दया भगोती छे सुखदाई, ते मुगति पुरी नी साई जी। 
साठ नाम दया रा कह्मा जिन, दशमां अंग रे मांहि जी। 
दया धर्म श्रीजिनजी री वाणी ॥१॥ 


पूज्यनीक नाम दया रो भगोती, मंगलीक नाम छे नीको जी । 
जे भवि जीव आया इण सरणे, त्यांने छे मुगति नजीको जी ॥२॥ 


त्रिविधे-त्रिवधे छ काय न हणवी, या दया कही जिनरायो जी | 
तिण दया भगोती रा गुण छे अनंता, ते पूरा केम कहिवायो जी ॥३॥ 
त्रिविधे-त्रिविधे छ काय जीवां ने, भय नहीं उपजाबे तामो जी । 


ए अभय दान कह्मों भगवंते, ए पिण दया रो नामो जी ॥४॥ 


त्रिविधे-त्रिविधे छ काय मारण रा, त्याग करें मन सुद्धे जी। 
या पूरी दया भगवंते भाषी, तिण सूं पाप रा बारणा रूंधे जी ॥५॥। . 


त्याग किया बिन हिंसा टालों, तो कर्म निर्जरा थायो जी। 
हिसा टाल्यां शुभ जोग वर्ते छे, तिहां पुन्त रा थाट बंधायो जी ॥६॥। 


इण दया सूं पाप कर्म रुक जावे, बले कर्म करें चकचूरो जी। 
यां दोय गुणां मैं श्रनंत गुण आया, ते पाल छे बिरला सूरो जी ॥७॥ 


याहिज दया छे महात्रत पहिलो, तिणमें दया दया से आई जी । 
ते पूरी दया तो साधु जी पाल , बाकी दया रही नहीं कांई जी ॥८॥ 


अनुकम्पा चौपई २१५ 


गीति : ९ 


दया भगवती अत्यन्त सुखदायी है। वह मोक्षपुरी की स्वीकृति है। दशवें 
अंग प्रश्नव्याकरण सूत्र में दया के साठ नाम कहे हैं । '*'दया धर्म जिनेश्वर देव की 
वाणी है ॥१॥ 


दया का पूज्यनीय और मांगलिक नाम भगवती है। जो भव्य प्राणी इसकी 
शरण आये हैं, उनके मुक्ति निकट है ॥२॥। 


तीन करण, तीन योग से पट्काथिक जीवों की हिसा न करना, जिनेश्वर देव 
ने इसे दया कहा है । उस दया भगवती के अनन्त गुण हैं, उन्हें पूरा क॑से कहा जा 
सकता है ? ॥3॥ 


तीन करण, तीन योग से पट्‌्कायिक जीवों को भय न उपजाना, इसे भगवान्‌ 
ने अभयदान कहा है। यह भी दया का एक नाम है ॥४॥ 


तीन करण, तीन योग से पटकायिक जीवों को मारने का शुद्ध मन से त्याग 
करना, यही पूर्ण दया भगवान्‌ ने कही है; इससे पाप-श्रागमन के द्वार रुकते हैं ॥५॥ 


त्याग किये बिना भी यदि दया पाली जाती है, तो भी कर्म टूटते हैं । हिंसा से 
बचाने में थुभ योगों की प्रवृत्ति होती है, उससे पुण्य समृह का वन्धन होता 
है ॥६॥। 


इस दया से आने वाले पाप कर्म रुक जाते हैं और संचित कम चूर-चूर हो 
जाते हैं। इन दो गुणों में श्रनन्‍्त गुणआ जाते हैं। विरले शूर ही इस दया का 
पालन करते हैं ॥॥७॥ 


यही दया तो प्रथम महाक्रत है, जिसमें समग्र दया का समावेश है। उस पूर्ण 
दया का पालन साधु करते हैँ। उससे अवशेष कोई दया नहीं रह जाती ॥८॥ 


२१६ ५ अहिसा विवेक 


छ काय नें हणे हणावे नांहो, बले हणतां नें नहीं सराबवे जी। 
इसड़ी दया निरन्तर पाल , त्यांरे तुले बीजो कुण आबे जी ॥९॥ 


याहिज दया चोखें चित पाल, ते केवलियां री छे गादी जी । 
याहिज दया सभा मैं परूपे, तिणने वीर कह्यो न्‍्यायवादी जी ॥१०॥ 


याहिज दया केवलियां पाली, मनपर्यव अवधिन्ञानी जी। 
बले मतिज्ञानी ने श्रुतिज्ञानी, याहिज दया मन माची जी ॥११॥ 


याहिज दया लब्धीधारथयां पाली, या ही पूर्वंधर ज्ञानी जी। 
शंका हुवे तो निशंक सूं जोवो, सुतर मैं नहीं छे बात छानी जी ॥१२॥। 


देश थकी दया श्रावक पाल, तिणने पिण साथ बखाणे जी । 
ते श्रावक हिसा कर घर बेठो, पिण तिण मांहे धर्म न जाणे जी ॥१३॥ 


प्राण भूत जीव नें सत्व, 
त्यांरी घात न करणी लिगारो जी । 
या तीन काल रा तीर्थंकरां नी वाणी, 
झाचारंग चोथा शअ्रध्येतन मझारो जी ॥१४।॥। 


मत हणो मत हणो क्यो अ्ररिहंतां, 
तो ए जीव हणे किण लेखे जी । 
ज्यांरी श्रभितर ग्रांख हिया री फूटी, 
ते सूतर साहमो न देखे जी॥१श॥। 


जीव री हिंसा छें महा दुखदाई, 
ते नरक तणी छे साई जी। 
खोटा-खोटा नाम तीस हिसा रा, 


कह्या दशमा अंग रे मांहि जी। 
हिसा धर्म कुगुरां री बाणी॥१६॥ 


अनुकम्पा चौपई २१७ 


छः काय के जीवों को मारे नहीं, मरवाये नहीं ओर मारने वाले की प्रशंसा 
करे नहीं; ऐसी दया का जो निरन्तर पालन फरते हैं, उनकी तुलना में दूसरा 
कौन आ सकता है ? ॥६॥ 


इसी दया का भले मन से पालन किया जाता है तो वह केवलियों का 
परम्परा है | इसी दया का जो सभा में निरूपण करता है, उसे भगवान्‌ महावीर ने 
न्यायवादी कहा है ॥१०॥ 


केवलज्नानियों ने भी इसी दया का पालन किया है और मनःपयंव ज्ञानियों 
अवधिज्ञानियों, मति ज्ञानियों व श्षुत ज्ञानियों ने भी इसी दया का पालन किया 
है ॥११॥ 

इसी दया का पालन लब्धिधर साधुओं ने भी किया है। इसी दया के 
पालन पूर्वधरों ने किया है। शंका हो तो निःशंक रूप रो शाात्त्रों को देख लेना 
चाहिए ॥१२।॥। 


उसी दया का श्रांशिक पालन श्रावक करता है, उसकी भी साधु प्रशंसा करते 
हैं, परन्तु जो श्रावक घर बंठा हिंसा करता रहता है, उसे साधु बर्म नहीं 
मानते ॥१३॥। 


आचारांग सूत्र के चौथे अध्ययन में कहा गया है, प्राण, भूत, जीव, सत्व की 
हिंसा नहीं करनी चाहिए । यह भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों ही काल के तोर्थकरों 
की वाणी है ॥ १४॥ 


अरिहन्त प्रभु ने साधु को माहण श्रर्थात्‌ मत हणो” इस शब्द से सम्बोधित 
किया है तो फिर यह जीवों की हिसा किस श्राधार से करते हैं। जिनके भ्रन्तरंग 
नेत्र लुप्त हो गये हैं, वे भागम की ओर नहीं देखते ॥१५॥ 


जीव-हिसा दुःख देने वाली है। वह नरक-गमन को स्वीकृति है। प्रइनव्याक रण 
सूत्र में हिसा के तीस नाम वहुत ही .बुरे-बुरे बतलाये हैं। “हिंसा धर्म कुगुरु की 
चांणी है ॥१६॥ 


२१८ ह अहिंसा विवेक 


प्राय घात हिसा छे खोटी, 
ते- सर्व जीवां नें दुखदायों जी। 
तिण जीव हिंसा मैं अ्रवगुण अ्रनेक, 
ते पूरा केम कहिवायो जी ॥१७॥। 


केई कहै म्हें हिसा कियां में, 

जाणा छां पाप एकंतो जी। 

पिण हिंसा कियां बिना धर्म न हुवे, 

में किणविध पूरा मन खंतो जी ॥१८॥ 
केई कहै म्हें हणा एकेन्द्री, पंचेंन्री जीवां रे तांई जी। 
एकेन्द्री मार पंचेन्द्री पोष्यां, धर्म घणों तिण मांहि जी ॥१६॥. 


एकेन्द्रिय थी पचेन्द्रिय ना, मोटा घणा पुन्य भारी जी। 
एकेन्द्री मार पंचेन्द्री पोष्या, म्हांनें पाप न लागे लिगारी जी ॥२०॥। 


केई इसड़ो धर्म धारी नें बंठा, ते तो कुगुरां तणो सीखायो जी। 
निशंक थका छ काय नें मारे, बले मन मांहैं हषित थायो जी ॥२१॥ 


कोई पांच स्थावर ने सहल .गिणी नें, मारयां न जाणे पापो जी । 
तिणसूं त्यांनें हणतां शंक न आ्ाण,ए तो कुगुंरा तणो परतापोजी ॥२२॥: 


पांच थावर नां आरंभ सेती, दुगंति दोष बधारें जी। 
कह्यो दशवेकालिक छठे अध्येने, तो बुद्धिवंद किणविध मारेजी ॥२३।॥। 


छ काय जीवां ने जीवां मारी नें, सगासेण न्‍्यात जीमावे जी | 
ए प्रत्यक्ष सावद्य संसार नों कामो, तिण मांहें धर्म बतावे जी ॥२४॥. 


जीवां नें मारी नें जीवांन पोषे,ते तो मारग संसार नों जाणो जी । 
तिण मांहँ साध धर्म बतावे, ते पूरा छे मूढ़ अयाणो जी ॥२५॥ 


अनुकम्पा चौपई २१६ 


हिसा को प्राण-घात भी कहते हैं। वह सब जीवों के लिए दुःखदायी है। 
उस जीव-हिसा में अनेकों भ्रवगुण हैं, उन्हें पूरा कैसे कहा जा सकता है ? ॥१७॥। 


कुछ कहते हैं, हम जानते हैँ कि हिंसा करने में एकान्त पाप होता है, पर 
ए४ एक ५६ ठ्‌ ट्‌ 

हिंसा किये विना धर्म नी नहीं होता। हम अपनी धर्म-भावना को किस प्रवगर 
पूरी करें ? ॥१८॥ 


कुछ लोग कहते हैं, पंचेन्द्रिय जीवों के लिए हम एकेन्द्रिय जीवों का विनाश 
फरते हैं, क्योंकि एकेन्द्रिय जीवों को मारकर पंचेन्द्रिय जीवों को पोषित करने में 
बहुत बड़ा घर्म होता है ॥१६॥ 


एकेन्द्रिय जीवों से पंचेन्द्रिय जीवों के पुण्य अधिक होते हैं, इसलिए एकेन्द्रिय 
जीवों को मार कर पंचेन्द्रिय जीवों को पोषित करने में हमें जरा भी पाप नहीं 
लगता ॥२०।। 


जो ऐसा धर्म मन में धारण किये बैठे हैं, वह तो कुगुरु लोगों का सिखाया 
हुआ है। वे निःशंक होकर छः काय के जीवों को मारते हैं और मन में हपित 
होते हैं ॥२१॥ 


कुछ लोग पांच प्रकार के स्थावर जीवों को सहज समभ कर उन्हें मारने में 
पाप नहीं समझते, इसलिए उन्हें निःशंक रूप से मारते हैं । यह कुगुरु का प्रताप 
है ॥२२॥ 


पांच स्थावर की हिंसा से दुर्गति रूप दोष बढ़ते हैं। दशवैकालिक के छठे 
अध्ययन में जब यह कहा गया है तो बुद्धिमान्‌ हिसा कैसे करेंगे ? २३॥ 


छः: काय के जीवों को मारकर अपने सगे-सम्बन्धी व थिरादरी को खिलाते 
हैं, यह प्रत्यक्ष ही पापकारी और सांसारिक कार्य है। इसमें भी धर्म बतलाते 
हैं ॥२४।। 


जीवों की हिसा कर जीवों का पोषण करते हैं, यह संसार का मार्ग है। इसमें 
जो साधु धर्म बतलाते हैं, वे पूरे मूर्ख और अज्ञानी हें ॥२५॥ 


२२० श्रहिसा विवेक 


मूला गाजर सकरकंद कांदा, इत्यादिक निलोती अनेकों जी। 
ते पिण दान दियां में पुन्त परूपे, ते बूडे छे बिना विवेको जी ॥२६॥ 


केई जीव खवायां में पुन्य परूपे, केई मिश्र कहै छे मढ़ोजी। 
नुई हिसाधर्मी अनारज, ते बूडे छ कर कर रूढ़ोजी ॥२७॥ 


जीव खबायां मैं पुन्य परूपे, त्यांरी जीभ बहै तलवारो जी। 
वले पहरण सांग साधुरो राखे, धिग त्यांरो जमवारों जी ॥२८॥ 


केइ साथुरो बिड़द धराब लोकां मैं, बले बाजे मगवंत रा भगताजी । 
पिण हिंसा मांहे धर्म परूप, त्यांरा तीन ब्रत भागे लगता जी ॥२६॥ 


छ काय मारखां में धर्म परूपे, त्यांनें हिसा छ काय री लागे जी । 
तीन काल री हिसा अनुमोदी,तिण सूं पहलो महात्रत भागे जी ॥३०॥ 


हिसा में धर्म तो जिन क्यो नांहीं,हिसा में धर्म कह्मां कूठ लागैजी । 
इसड़ो भूठ निरन्तर बोले, त्यांरो बीजोई महात्रत भागे जी ॥३ १॥ 


ज्यां जीवां नें मारयां धर्म परूप, 
त्यां जीवां रो अ्रदत्त लागोजी | 
बले श्राज्ञा लोपी श्री श्ररिहंत नी, 
तिण सुं तीजोई महात्रत भागो जी ॥३२॥। 


छ काय मारथां में धर्म बतावे, त्यांरी श्रद्धा घणी छे ऊंधी जी । 
ते मोह मिथ्यात में जड़िया श्ज्ञानी,त्यांन श्रद्धा ने सू के सूंघीजी ॥॥३३॥ 


त्यांनें पूछथां कह्ठे म्हें दयावर्मी छां, पिण | काय रा बरातीजी । 
त्यां हिस्या धर्म्चा नें साथु श्रद्धे कई, तै पिण निव्च मिथ्याती जी ॥३४॥ 


झनुकम्पा चौपई | २२१ 


मूला, गाजर, सकरकन्द, प्याज एत्पादि बनेक प्रकार की वनस्पति का दान 
करने में पुण्य का मिखू्पण करते हैँ, वे बिना विवेक से डूब रहे हैं ॥२६॥ 


कुछ एक जीव-खिलाने में पुण्य की प्रस्षणा करते हैं और कुछ मूर्ख मिश्न- 
घर्म की। ये दोनों ही प्रदार फे लोग हिसाधर्मी है, अनाय॑ हैं और रूढ़िवश डब 
५ छ्‌ ए्‌ छ 
रहे हैं ॥२७।। 


जीवों की हिंसा में पुण्य का निरूपण करने वालों की जीम तलवार की तरह 
चलती है। वे साधु का स्वांग रखते हूँ । उनके जीवन को घिककार है ॥२८॥ 


कुछ लोग साधु होने का गौरव रखते हैं। जोगों में भगवान्‌ के उपासक कह- 
नाते हैं, पर हिंसा में धर्म की प्रस्पषणा करते हूँ। उनके तीन महात्रत टूट जाते 
हैं ॥२६॥ 


० पु 


छः काया की हिसा में धर्म की प्रसू्पणा करते है, उन्हें छः काया की हिसा 
का दोप लगता है । तीन काल की हिंसा का श्रनुमोदन हुआ, इससे प्रथम महांद्रत 
भंग हुआ ॥३०॥। 


जिनेश्वर देव ने हिंसा में धर्म कहा नहीं है श्रौर वे ऐसा कहते हैं, इसलिए उन्हें 
भूठ का दोप लगता है। फिर ऐसा मूठ वे निरन्तर बोलते रहते हैँ, इसलिए उनका 
दूसरा महात्रत टूट जाता है ॥३१॥॥ 


जिन जीवों को मारने में धर्म प्रसूपते हैं, उन जीवों का श्रदत्त लगता है। 
दूसरी बात हिंसा में धर्म की प्ररूपणा कर वे श्ररिहन्त प्रभु की श्राज्ञा का लंघन 
करते हूँ, इससे तीसरा महाब्रत भी भंग हो जाता है ॥३२॥ 


छः काया को मारने में घर्म बतलाते हैं, उनकी मान्यता बहुत ही विपरीत 
है। वे अज्ञानी मोह और मिथ्यात्व में जकड़े हैं। उन्हें सम्पर्क मान्यता नहीं यू 
सकती ॥३३॥ | 

वे भी पूछे जाने पर कहते हैं, हम दयाधर्मी हैं, पर वास्तव में वे छः काया के 
हिसक हैं। उन हिंसाथमियों को यदि कोई साधु मानता है, वह भी निश्चित रूप 
से मिथ्यात्वी है ।३४॥ 


श्रर : अहिसा विवेक 


वेइ कहे साधु जीव बचावे, राखे रखावे॑ भलो जाणजी । 
ते जिनमारग रा श्रजाण श्रज्ञानी, इसड़ी चरचा आण जी ॥३४५॥ .. 


साध तो जीवां नें क्यां नें बचाव, ते पचे रह्मया निज कर्मो जी । 
कोई साधू री संगत श्राय करें तो, सीखाय देवे जिन धर्मो जी (३६॥ 


छ कायरा झहास्त्र जीव श्रव्गती, त्यांरो जीवणो मरणो चावैजी। 
त्यांरो जीवणो मरणों साधु वंछेतो, राग हेष बेहू आवे जी ॥३७॥ 
छ कायरा शस्त्र जीव अब्रती, त्यांरो जीवणो मरणो खोटो जी । 

त्यांनें हृणवारो त्याग कियो तिण मांहें, दया तणो गुण मोटोजी ॥३5॥०* 
असंजमजीतब ने बाल मरण, यां दोयांरी वांछा न करणी जी । 

पंडित मरण ने संजमजीतब, यांरी आशा बंछा धरणी जी ॥३६९॥ 
छ कायरा शस्त्र जीव शअन्नती, त्यांरो श्रसंजमजीतब जाणोजी । 


सर्व सावद्य त्याग किया त्यांरो, संजमजीतब एह पिछाणोजी ॥॥४०॥' 


जिविधे त्राइ छ काय रा साधु, त्यांरी दया निरंतर राखेजी। 
ते छ कायरा पीहर छ काय ने मारथां, धर्म किसे लेखे माखेजी ॥४१॥ 


छ कायरा जीवां ने हणै संसारी, त्यांरे बिचे पड़े नहीं जायोजी । 
बिचे पडयां व्रत भागे साधुरो, ते विकलां नें खबर न कायोजी ॥४२॥ 


केइ तो कहै साधु ने बिच न पड़णो, केइ कहै बिच पड़णोजी। 
साधु नें समभावे रहिणो, ते विकलां रु वहीं छे निरणोजी ॥४३॥ 


अनुकम्पा चौपई २२३ 


कोई कहते हैं, साधु जीव वचाते हैं, जीव की रक्षा करते हैं, दूसरों से रक्षा 
करवाते हैं और रक्षा करने वाले को अ्रच्छा समभते हैं। वे जंनधर्म के अजाण व 
अज्ञानी हैं जो ऐसी चर्चाएं करते हैं ॥॥३५॥। 


साधु जीवों को वयों वचाने लगेंगे ? जीव तो अपने-अपने कर्मों के भ्रनुसार 
सुख-दु:ःख पा रहे हैं । कोई निकट आकर साधु की संगति करेगा तो वे उसे जैन 
धर्म सिखलाएंगे ॥३६॥ 


गन्नती जीव तो छः काया के शस्त्र हैं। साघु उनका जीना या मरना नहीं 
चाहेगा। यदि चाहेगा तो उसके मन में राग व ह्वप की प्रवृत्ति होगी ॥३७॥ 


छः काया के शस्त्र श्रव्नती जीवों का जीना व मरना दोनों ही बुरे हैं। उन 
जीवों को मारने का जो त्याग करता है, उस व्यवित में दया का विशेष गुण 
है ॥३८॥ 


असंयमजी वितव्य और वाल-मरण इन दोनों की वांछा नहीं करनी चाहिए । 
'पंडितमरण और संयमजी वितव्य की वांछा करनी चाहिए ॥३९॥ 


अ्नश्नती जीव पटकायिक जीवों के शस्त्र हैं। उनके जीवन को असंयमी जीवन 
समभना चाहिए। जिन्होंने सव प्रकार के सावद्य का त्याग किया है, उनका जीवन 
संयमी जीवन कहा जाता है ॥४०॥। 


साधु तीन करण, तीन योग से षट्काथिक जीवों के त्राता (रक्षक) हैं । वे 
उनके प्रति निरन्तर दया-भाव रखते हैं। वे पट्काय के रक्षक साधु पट्काय को 
मारने में धर्म किस आधार से कहते हैं ? ॥४१॥ 


संसारी प्राणी छः ही काया के जीवों की हिंसा करते हैं। साधु उनके वीच 
में नहीं पड़ते । वीच में पड़ने से साथु का ब्रत भंग होता है। विवेकशुन्य लोगों को 
इसकी खबर नहीं पड़ती ॥।॥४२॥ 


कुछ तो कहते हैं, साधु को बीच में नहीं पड़ना चाहिए और कुछ कहते हैं, 
उन्हें बीच में पड़ना चाहिए। विवेकशुन्य लोग यह नहीं समझ पाते कि साधु को 
तो समभाव से ही रहना चाहिए ॥४३॥ 


रश्रड ह ह अहिसा विवेक 


साधु नें विचे पड़णो त्रिविधे निषेध्यो, 

ते हणतां बिचे न पड़े जायो जी। 

पिण गहस्थ में धर्म कहै बिच पड़ियां 

तो घररो धर्म कांय गमायो जी ॥४४॥ 


हणे जीतव नें प्रसंसा रे हेत, हणे मान नें पूजा रे कामोजी 
बले जनम-मरण मूकावा हणे छे, हण दुःख गमावण तामो जी ॥४५॥ 


यां छ कारणा छ काय नें मारे तो, अहेत रो कारण थाव जी । 
जनम-मरण मृकावण हणे तो, समकित रतन गमाबवे जी ॥४६॥ 


ए छकारणे छ काय नें मारघचां, आठ कर्मारी गांठ वंधायो जी । 
मोहनें मार बधे घणी निरश्चे बले पड़े नरक में जायोजी ॥४७॥ 


अर्थ अनर्थ हिसा कीधां, अहेत रो कारण तासो जी। 
धर्म रे कारण हिंसा कीधां, बोध बीजरो नाशो जी ॥४८॥ 


ए छ कारणे छ काय नें मारे, ते तो दुःख पामें इण संसारोजी । 
एतोआचारंग र पहले श्रध्ययने,छ उद्देशां मैं कह्यो विस्तारोजी ॥४९॥ 


केई समण माहण श्रनारज पापी, करें हिसा धर्मरी थापो जी । 
कहै प्राण भूत जीव ने सत्व, धर्म हेते हण्यां नहीं पापों जी ॥५०॥ 


एहुवी ऊंधी परूपणा करे अनारज, 
त्यांनें आरज वोल्या धर प्रेमोजी । 
थें भंडो दीठो ने भंडो साभंलियो 
भंडो मान्यो भंडो जाण्यो एमोजी ॥५१॥ 


जीव मारयां मैं धर्म परूपे, 
ए तो अनारज री बाणोजी। 
ते तो मूढ़ मिथ्याती भारी कर्मा, 
त्यांरी सुध-दुध नहीं ठीकाणोजी ॥५२॥ 


अनुकम्पा चौपई । २२५ 


साधु को बीच में पड़ने का तीन करण, तीन योग से निषेध है, इसलिए वे 
जीव-बध के समय वीच में नहीं पड़ते। फिर भी गृहस्थ के बीच में पड़ने में घर्म 
कहते हैं । तव उन्होंने घर के घर्म को ऐसे ही क्यों गमा दिया ? ॥४४॥ 


प्रशंसा, सम्मान, पूजा के लिए, जन्म व मृत्यु से मुवित पाने के लिए और दुःख 
गमाने के लिए हिंसा की जाती है ॥४५॥ 


इन छः कारणों से छः कायों की हिंसा की जाती है तो वह अहित का कारण 
बनती है और यदि जन्म-मरण से मुक्ति पाने के लिए हिंसा की जाती है तो सम्य- 
कत्वरूप रत्न ही गुम हो जाता है ॥४६॥ 

इन छः करणों से छः काय की हिंसा करने से आठ कर्मो की गांठ बंध जाती 
है। मोह ओर दुःख की निश्चित ही अ्रभिवृद्धि होती है और जीव नरक में जाता 
है ॥४७॥। 


अर्थ या अनर्थ किसी भी रूप में हिसा की जाती हो, वह अहित का कारण 
है। धर्म के लिए हिंसा करने में वोधि-बीज का नाश होता है।॥।४८॥। 

छः कारण से छः काय की जो हिसा करता है, वह इस संतार में दु:ख पाता 
है। आचारांगसूत्र के पहले अध्ययन में छः उद्देशों के अन्तर्गत यह विस्तार से 
कहा गया है ॥४६९॥ 

कुछ एक पापी श्रमण, ब्राह्मण, अनाये हिसा धर्म की स्थापना करते हैं । कहते 
हैं--धर्मं के लिए प्राण, भूत, जीव, सत्व की हिसा करने में पाप नहीं: है ॥५०॥। 


इस प्रकार की विपरीत प्ररूपणा अनाये करते हैं। उन्हें श्राय॑ लोग कहते 
- हैं---“यह तुमने वुरा देखा, बुरा सुना, बुरा जाना और बुरा माना” ॥५ १॥ 


जीव मारने में घर्म कहना, यह अभ्नार्य की वाणी है। ऐसी प्ररूपणा करने वाले 
भारी कर्म वाले मूढ़ मिथ्यात्वी हैं, उनकी सुध-बुध ठिकाने नहीं है ।॥५२॥ 


२२६ 


अहिंसा विवेक 


त्यां हिसा धर्म्या ने आरज पूछचो, 

थांने मारबथां धर्म के पापोजी। 
जब तो कहे म्हांनें मारयां छे पाप एकंत, 

साच वोले कीधी शुद्ध थापोजी ॥५३॥ 
जब आरज कहै थांनें मारयां पाप छे 

तो सर्व जीवां नें इम जाणो जी | 
औ्ोरां ने मारयां धर्म परूपे, 

थें कांय वूडो कर-कर ताणो जी ॥५४॥ 
इम हिसा धर्मी अ्रनारज त्यांनें, 

कीधा जिन मार्ग सुं न्‍्यारोजी। 

जोवो आचारंग चोथा श्रध्ययन मांहें, 

बीजे उद्देशे विस्तारोजी ॥५५॥ 


ओरां नें मारयां धर्म परूपे, 

ग्राप नें मारयां कहै पापोजी। 
या श्रद्धा विकलांरी अऊंधी, 

तिण में कर रह्मा मूढ़ विलापो जी ॥५६॥ 
अर्थ श्रनर्थ धर्म रे काजे, 

जीव हणे॑ छ कायो जी। 
तिण ने मंद बुद्धि कह्मो दशमें अंगे, 

पहिला अध्येन रे मांयों जी ॥५७॥ 
छ काय जीवां रो घमसाण करनें, 

श्रावकां ने जीमावैजी । 
उणने मंद बुद्धि तो कह दियो भगवंत, 

तिण नें धर्म किसी विध थावे जी ॥५५॥ 
कोई तो जीवां ने मार खबावे, 

कोई जीव खबाबे आखा जी। 
तिण मांहँ एकंत धर्म परूपे, 

ते अनारज री भाखा जी॥५९॥ 


अनुकम्पा चौपई २२७ 


उन हिसाधरमियों को आये ने पुछा--तुम्हारा कोई वध करे तो वह धर्म है या 
पाप ? तब तो कहते हैं--हमें मारने में एकान्त पाप है। ऐसे अवसर पर तो सच 
बोलते हैं, शुद्ध मान्यता की स्थापना करते हैं।।५३॥ 


जब आय॑ कहते हैं--तुम्हें मारने में यदि पाप है तो सव जीवों के विषय में 
यही समभना चाहिए । दूसरों को मारने में धर्म कहकर झ्औौर उसकी खींचातान 
कर क्यों डूब रहे हो ?॥५४॥ 


इस प्रकार आचारांग सूत्र के चौथे अ्रध्ययन के दूसरे उद्देशक में हिसाधर्मी 
अ्रनायों को जिन मार्ग से सविस्तार पृथक्‌ किया गया है ॥५५॥ 


अन्य जीवों को मारने में धर्म कहते हैं श्रौर उन स्वयं को कोई मारे तो पाप 
कहते हैं। मूर्ख व ग्रथिल जनों की यह श्रद्धा विपरीत तथा प्रलाप मात्र है ॥॥५६॥ 


प्रयोजन से या बिना प्रयोजन से जो छः काया के जीवों की हिंसा करता 
है, उसे दशरवें अंग सूत्र प्रदनव्याकरण में मंद बुद्धि वाला कहा गया है ॥५७॥ 


छः काया के जीवों का संहार करके जो श्रावकों को खिलाता है, भगवान्‌ ने 
जब उसे मन्द बुद्धि वाला कह दिया है तो फिर उसमें धर्म कैसे होगा ? ॥५८॥ 


कुछ लोग जीवों को मारकर खिलाते हैं और कुछ ज्यों-के-त्यों ही खिला देते 
हैं। इसमें एकान्त धर्म कहना, यह अनाये-भाषा है ॥५७९॥ 


श्र्८ । अहिसा विवेक 


केइ जीव मारथां में धर्म कहै छे, 

ते पूरा श्ज्ञानी ऊंधाजी। 
त्यांनें जाण पुरुष मिले जित मारग रो, 

'तो किणविध बोलावे सूधाजी ॥६०॥ 


लोह नों गोलो श्रगनी तपायो, 
ते अग्नी वरणो करे तातोजी। 
ते पकड़ संडासे आयो त्यां पासे, 
कहै बलतो गोलो थें फालो हाथो जी ॥६१॥ 


जब पाषंडियां हाथ पाछो खेंच्यो, 
जब जाणपुरुष कहै त्यांनें जी। 
थें हाथ पाछो खेंच्यो किण कारण, 
थांरी श्रद्धा मा राखो छानेंजी ॥६२॥ 


जब कहै गोलो हें हाथे ल्‍यां तो, 
म्हांरो हाथ बले लागे तापोजी। 
तो थांरो हाथ बालो तिणनें पाप के धर्म, 
जब कहै उणनें लागेै पापोजी ॥६३॥। 


थांरो हाथ बाल तिण नें पाप लागे तो,भो रां नें मारथां धर्म तांहिजी । 

थें स्व जीव सरीषा जाणो, सोच देखो मन मांहिजी ॥६४॥ 
जे जीव मारथां में धर्म कहै ते, रूलो काल अंनतोजी। 
सूयगड़ांग अध्ययन अठारमें, भाष गया भगवंतोजी ॥६५॥ 


स्थानक कराबे छ काय हण ते, करे अ्रनंत जीवांरी घातोजी। 
अहेतनो कारण निदचे हुवो छे, धर्म जाण तो आबे मिथ्यातोजी ॥॥६६॥ 


जब कहै म्हें स्थानक करावां तिण में, जाणा छां एकंत पापोजी । 
तिण कहिवा ने पाप क्यो कूठ बोलै,भ्द्धा गोप बियोयो श्रापो जी ॥६७॥। 


पनुकम्पा चौपई श्र 


जो जीव मारने में घर्म कहते हैं, वे पूरे श्रज्ञानी व विपरीत हैं । उनको कोई 
जैनधर्म का ज्ञाता मिल जाता है तो उससे वे सीधी वात किस तरह करेंगे ॥६०॥ 


वह ज्ञाता-पुरुष एक लोह के गोले को तपाकर उसे अ्रग्नि वर्ण जेसा लाल 
बनाकर, संडासे में पकड़ कर उन लोगों के पास आया और वोला यह गरमागरम 
गोला आप अपने हाथों में लें ॥६१॥ 


तब उन पाखंडियों ने श्रपता हाथ पीछे खींच लिया तो उस ज्ञाता-पुरुष ने 
उनसे कहा--तुमने अपना हाथ पीछे क्यों खींचा ? यह हमें स्पष्ट बताओ ॥६२॥ 


उन्होंने कहा--यदि यह गोला हम हाथ में लेते हैं तो ताप लगता है और 
हाथ जलता है। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा हाथ जलाता है तो उसे पाप है 
या धर्म ? तो कहते हें पाप ॥६३॥ 


तुम्हारे हाथ जला देने में ही यदि पाप है तो दूसरों को मार देने में धर्म 
कैसे होगा ? मन में चिन्तन करके सभी जीवों को समान रूप से देखो ॥६४॥ 


जो आदमी जीवों को मारले में धर्म कहता है, वह भ्रनन्‍्त काल तक संसार 
में परिभ्रमण करता है। सूत्रकृतांग सूत्र के अठारहवें अध्ययन में भगवान्‌ महावीर 
ने ऐसा कहा है ॥६५॥ 


छः काया के अनन्त जीवों की घात कर स्थानक वनवाते हैं । यह निश्चित 


ही अहित का कारण है। उसमें यदि धर्म समझा जाता है तो मिथ्यात्व की 
निष्पत्ति होती है ॥६६॥ 


तब कहते हँ---हम स्थानक कराते हैं, उसमें एकान्त पाप. समभते हैं। यह 
तो केवल कहने की वात है। अ्सत्य बोलकर अपनी मान्यता छिपाई जाती है, 
अपने सत्व को नष्ट किया जाता है ॥६७॥ 


२३० श्रहिसा विवेक 


कोई मनुष्य आंतरियों छे तिण काले,धन उदके स्थानक काजोजी । 
जोऊ पाप जाएँ तो परभव जाते, इसड़ो कांय कियो श्रकाजो जी )॥६८॥ 


घररो धन देने जीव मराया, ते श्रर्थ न दीसे कांईजी। 
अनर्थ पिण जाण्यो नहिं दीसे, धर्म जाण्यो दीसे तिण मांहिजी ॥६९॥ 


हिसारी करणी में दया नहीं छे, दयारी करणी में हिसा नांहिजी ! 
दया ने हिसारी करणी छेन्यारी, ज्यूं तावड़ो नें छांहीजी ॥७०॥ 
और वस्तु में भेल हुवे पिण, दया में नहीं हिसा रो भेलो जी । 
ज्यूं प्रव ने पश्चिम रो मारग, किणविध खाये मेलो जी ॥७१॥ 


केई दया नें हिसारी मिश्र करणी कहै, ते कुड़ा कुहेत लगावे जी । 
मिश्र थापण ने मूढ़ मिथ्याती, भोला लोकां नें भरमावे जी ॥७२॥ 


जो हिंसा कियां में मिश्र हुवे तो, मिश्र हुवे पाप अठारोजी । 
एक फिरखथां अ्रठारै फिरे छे, कोई बुद्धिवंत करज्यो विचारोजी ॥७३॥। 


जिन मारग री नींव दया पर, खोजी हुवे ते पावैजी। 
जो हिसा मांहें धर्म हुवे तो, जल मथियां घी आवेजो ॥छ७छथा 


संवत अरठारे नें वर्ष चमाले, फागुण सुद नवमी रविदारोजी। 
जोड़ कीधी दया धर्म दीपावण, बगड़ी शहर ममारोजी ॥७५॥ 


दुहा 
नमूं वीर शासण धणी, गणधर गौतम स्वाम। 
त्यां मोटा पुरुषां रा नाम थी, सीझे आतम काम ॥ १॥ 


त्यां घर छोड़ी संजम लियो, भगवंत ,श्री वद्धंमान। 
बारे वर्ष नें तेरे पे, छदमस्थ रह्या भगवान ॥२॥। 


अनुकम्पा चौपई २३१ 


कोई मनुष्य मृत्यु-शय्या पर है। अपना धन स्थानक के लिए निकालता है। 
यदि वह पाप समझता है तो परभव जाते-जाते ऐसा अकाये क्‍यों करता 
है ॥६८॥। 


अपना धन देकर जीवों को मरवाया, यह कोई श्र्थ हिंसा हुई हो, ऐसा नहीं 
लगता | झनर्थ पाप भी उसको जाना हो, ऐसा नहीं लगता । सम्भव यही है कि 
उसने उसमें धर्म माना है॥६६॥ 


हिंसा युक्त कार्य में दया नहीं है और दयायुक्त कार्य में हिसा नहीं है। दया 
झौर हिंसा के कार्य इतने पृथक्‌ हैँ, जितने कि धूप और छाया ॥७०॥। 


और वस्तु में मिलावट हो सकती है, किन्तु दया में हिसा की मिलावट नहीं हो 
सकती । पूर्व और पश्चिम के मार्ग केसे मेल खा सकते हैं ? ॥७१॥ 


कुछ लोग दया और हिसा से युक्त क्रिया को मिश्र क्रिया कहते हैं। उसके लिए , 
असत्य हेतु लगाते हैं। अपनी उस मिश्र-क्रिया की स्थापना के लिए भोले लोगों 
को भरमा देते हैं ॥७२॥। 


जो हिंसा करने से मिश्र-धर्म होता है तो वह अ्रठारह ही पाप करने से भी 
होगा । एक फिर जाने से अठारह फिर जाते हैं। वुद्धिमान्‌ लोगों को इसका विचार 
करना चाहिए ॥७३॥ 


जैन-धर्म की नींव दया के ऊपर है। जो गवेपणा करता है, वही उसे पा सकता 


है। यदि हिसा करने में धर्म हो सकता है तो जल मथने से घृत निकल सकता 
है ॥७४॥। 


विक्रम संवत्‌ अठारह सौ चवालीस फाल्गुन शुक्ला नवमी रविवार के दिन 
बगड़ी शहर में दया धर्म की प्रभावना के लिए यह रचना मैंने की है ॥॥७५॥ 


दोहा 


शासनाधिनायक भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी और गणधर गौतम' स्वामी 
को प्रणाम करता हूं । उन महापुरुषों के नाम से आत्मा के कार्य सिद्ध होते हैं। १॥ 


भगवान्‌ श्री महावीर ने गृहवास छोड़कर संयम ग्रहण किया। बारह वर्ष 
और तेरह पक्ष तक भगवान्‌ छं्मस्थ रहे ॥२॥ 


२२ अहिसा विवेक॑ 


त्यां गोसाला ने चेलो कियो,ते तो निरचे भ्रजोग साख्यात । 
सराग भाव आयो तेहथी,ते पिण छदमस्थपणा री बात ॥३॥ 


तींथेंकर छदमस्थ थकां, चेलो न करे दीक्षा देवे नांहि। 
धर्म कथा पिण कहे नहीं, जोवो सतर रे मांहि ॥४॥ 


बारे वर्ष नें तेरे पख मे 

दीक्षा दे चेलो न करयो कोय। 
एक गोसाला अजोग ने चेलो कियो, 

निशचे होणहार टला नहीं सोय ॥५॥ 


तीर्थंकर साथे दीक्षा लिये, तिण नें दीक्षा दे जिनराय। 
पछे केवली नहीं हुवे त्यां लगे, किण ने दीक्षा देवे नांय ॥६॥ 


गोसाला नें वीर बचावियो, छदमस्थ पणा रो सभाव। 
मोहराग श्रायो तिण ऊपर, तिणरो विकल न जाणे न्‍्याव ॥७॥ 


गोसाला ने वीर बचावियो, तिणरो मूरख थापे धर्म । 
' सूने चित बकवों करे, ते भूला अज्ञानी भमम ॥८॥ 


: कहै भगवंत दीक्षा लियां पछे, न कियो किचित प्रमाद नें पाप । 
जाणतां नें श्रजाणतां, कहे दोष न सेव्यो जिन आप ॥६॥ 


इम कही भोला लोकां भणी, न्हांखे छे फंद मांय। ह 
तिणरो न्याय निरणो यथातथ्य कहूं,ते सुणज्यो चित लाय ॥ १०॥ 


ढाल ४: १० 
[ राग--पाषंड बधसी झआारे पांचमें | 


गोसाला नें बचायो वीर सराग थीरे, 

ह तिण मांहेँ धर्म नहीं लिगार रे। 
यो तो निश्चे होणहार टर्ल नही रे, 

तिणरो भोला नहीं जाणे मूल विचार रे । 
कुपात्र नें बचायां धर्म किहां थकी रे ॥ १॥ 


अनुकम्पा चौपई र्रेरे 


उन्होंने गोशालक को अपना शिष्य बनाया । वह वास्तव में ही श्रयोग्य था | 
भगवान्‌ उस समय छद्मस्थ ये। यह सब रागभाव के कारण हुआ ॥३॥ 


छद्यस्थ तीर्थंकर अपनी साधु-अवस्था में दीक्षा देकर किसी को अपना शिष्य 
नहीं बनाते, न वे धर्मं-कथा ही करते हें। स्थानांगयूत्र के नवम ठाणे के अर्थ में 
यह वात कही है ॥४॥ 


बारह वर्ष और तेरह पक्ष में भगवान्‌ ने किसी को शिष्य नहीं वनाया । केवल 
एक अयोग्य गोशालक को शिष्य बनाया। यह न टल सकने वाली भवितव्यता 
थी।॥श॥ 


तीर्थंकरों के साथ जो लोग दीक्षा लेते हें, उन्हें तीर्थंकर दीक्षा देते हैं। फिर 
जव तक वे केवली नहीं बन जाते, तब तक किसी को दीक्षा नहीं देते ॥६॥ 


भगवान्‌ श्री महावीर को छद्मस्थ स्वभाव के कारण मोह आया और उन्होंने 
गोशालक को बचाया । विवेकशून्य लोग इस न्याय को नहीं समभते ॥॥७॥। 


गोशालक को भगवान्‌ महावीर ने बचाया । उसमें मूर्ख व्यक्ति धर्म कहते हैं। 
वे अज्ञानी भ्रम में भूल, वेभान होकर प्रलाप करते हैं ॥८॥॥ 


कहते हैं, भगवान्‌ ने दीक्षा लेने के परचात्‌ ज्ञात-अज्ञात अवस्था में किचित्‌ 
भी प्रमाद व पाप का आचरण नहीं किया और न किसी अन्य दोष का सेवन ॥8॥। 


इस प्रकार कह कर अज्ञानी लोगों को फन्दे मैं डालते हें। इस विषय का 
यथोचित न्याय मैं अब यथाविधि कहता हूं। मन लगाकर सुनो ॥१ ०।। 


गीति : १० 


गोशालक को भगवान्‌ ने सराग भाव से वचाया। उसमें किचित्‌ भी धर्म 
नहीं । यह तो निश्चित होनहार की बात थी। अज्ञानी इस मूल विचार को नहीं 
जान सकते। “''कुपात्र को बचाने में धर्म कहां से होगा ? ॥ श॥ 


अ्रहिसा विवेक 


कुपात्र नें बचायो वीर सराग थी रे, 
तिण में म' जाणो कोई कूड़ रे। 


शंका हुवे तो भगोती रो श्रर्थ देखने रे, 
खोटी श्रद्धा ने करदो दूर रे॥रा। 


भारी कर्मा जीवां नें समझ पड़े नहीं रे, 

ते तो कुगुरां रे बदल बोले कूड़ रे । 
ताणा-ताण में जासी ताणिया रे, 

बहती अयाध नदी रे पूर रे ॥३॥ 
गोसालो तो अधर्मी अवनीत थो रे, 

भारी कर्मो कुपात्र जीव रे। 
बले दावानल छे जिन धर्म रो रे, 

दुष्टयां में दुष्टी घणों अतीव रे ॥४॥ 


भगवंत नें भूठा पाण पापीये रे, 
तिल नें उखेलियो पापी जाण रे। 
मिथ्यात पड़िवजियो श्री भगवंत थी रे, 
त्यांरी मूल न॒ राखी पापी काण रे ॥५॥ 
जगत तणा सगला चोरां थकी रे, 
गोसालो छे अधिको चोर निशंक रे। 
बले कड़ नें कपट तणो थो कोथलोरे, 
तिणरे करड़ो मिथ्यात तणो छे डंक रे ॥६।॥ 
तिण नें वीर बचायो बलतो जाणमने रे, 


लब्धि फोड़वी सीतल लेश्या मूक रे | 
राग आण्यो तिण पापी ऊपर रे, 
छदमस्थ गया तिण काले चूक रे ॥७॥। 


केई भेषधारी भागल इसड़ी कहै रे, 

गोसाला नें बचायां हुवो धर्म रे। 
त्यां धर्म जिनेश्वर रो नहीं ओलख्यो रे, 

ते तो भूल गया भज्ञानी भर्म रे॥5॥॥ 


अ्नुकम्पा चौपई - २३५ 


इसमें जरा भी असत्य नहीं है कि भगवान्‌ ने उस कुपात्र को सराग भाव से 
बचाया था । किसी को शंका हो तो भगवतीसूत्र का अ्र्थ देखकर उस बुरी मन्यता 
को दूर कर देना चाहिए ॥२॥ 


बहुकर्मी जीवों को समझ नहीं होती । वे तो कुगुरु के बदले असत्य बोलते हैं। 
वे खींचातान करनेवाले, इसी खींचातान में बहती नदी के श्रगाध पूर में बह 
जाएंगे ॥३॥ 


गोशालक तो अपधर्मी, श्रविनीत, बहुकर्मी, कुपात्र, जेनधर्म के लिए दावानल 
और दुष्टों में ग्रति दुष्ट था ॥४॥। 


भगवान्‌ महावीर को असत्य करने के लिए उस पापात्मा ने तिल के पौधे को 


उखाड़ा | भगवान्‌ का जरा भी आदर न रखकर उनके प्रति मिथ्यात्व का आचरण 
किया ॥५॥ 


जगत के चोरों में वह सबसे वड़ा चोर था और भूठ व कपट का भण्डार था। 
उसके मिथ्यात्व का डंक बहुत कठोर लगा हुआ था ॥६॥ 


उसे जलता देखकर भगवान्‌ ने शीतल तेजोलेश्या का प्रयोग कर बचाया। 


उस पापी के ऊपर उन्हें राग आया । भगवान्‌ छद्मस्थ अ्रवस्था में थे, इसलिए बह 
उनकी चूक हुई ॥७॥। 


कुछ नियम-अ्रष्ट वेशधारी ऐसा कहते हैं--गोशालक को बचाने में धर्म 
हुआ। उन्होंने जिनेश्वर देव के धर्म को नहीं पहचाना। वे अज्ञानी तो भ्रम में भूल 


रहे हैं ॥८॥। 


२३९ 


अहिंसा विवेक 


वले कहे छे भगवंत तो घर छोड़यां पछ रे, 

दोष न सेव्यों मूल लिगार रे। 
प्रमाद॒ किचित मात्र सेव्यो नहीं रे, 

बले आश्नव न सेव्यो किण ही वार रे ॥६।। 
इस कही कही नें सत्यवादी हुवे रे, 

पिण एकंत बोले छे मूसा वाय रे। 
त्यां धर्म जिनेश्वर नों नहीं श्रोलख्यो रे, 

फूटा ढोल ज्यूं बोलें बिर्वा वाय रे ॥१०।॥। 


ते झूठ बोले छे सुध-बुध बाहिरा रे, 
' त्यांरी श्रद्धारी त्यांनें खबर न काय रे | 
त्यां विकलां री श्रद्धा मैं परगट करूं रे, 
ते मवियण सांभलज्यो चित ल्याय रे ॥ १ १॥ 


भगवंत श्राहर कियो छे जाणमे रे, 

तिण में कहे छे प्रमाद नें श्राश्वव पाप रे। 
बले निद्रा लीधां मैं कहे पाप छे रे, 

ते निद्रा पिण लीधी भगवंत आप रे ॥ १२॥ 


परमाद न सेव्यो कहै भगवान नें रे, 

बले कहैता जावे पापी परमाद रे। 
न्याय निरणो विकलां रे छे नहीं रे, 

यूं ही करे कूड़ो विषवाद रे॥१३॥ 


मोह कर्म उदय सूं सावद्य सेवियो रे, 

छदमस्थ थकां श्री भगवान रे। 
ग्रजाण पण नें बिन उपयोग छे रे, 

ते बुद्धिवंत सुणो सुरत दे कान रे ॥१४॥ 


दश सुपर्ना पिण भगवंत देखिया रे, 
दश सुपनां रो पाप लागो छे आण रे । 
ते पिण दूं सुपनां रो पाप जुबो-जुवो रे, 
तिणरी शंका मत करज्यो चतुर सुजाण रे ॥ १ ४॥॥ 


अ्रनुकम्पा चौपई २३७ 


वे लोग कहते हैं, गृहवास छोड़ देने के बाद भगवान्‌ ने जरा भी दोष नहीं 
लगाया और न उन्होंने प्रमाद तथा अन्य किसी आश्रव का आचरण किया ॥ ९॥ 


ऐसा कहकर वे सत्यवादी बनते हैं, पर वे नितान्त असत्य बोलते हैं । उन्होंवे 
जिनेश्वर देव के घर्म को नहीं पहचाना । फूटे ढोल की त्तरह वे विरूप वचन बोलते 
हैं ॥१०॥। 


वे सुध-बुध भूलकर भूठ बोलते हैं। उन्हें ग्रपती मान्यता का भी पता नहीं 
हैं। उन विकल लोगों की मान्यता को प्रकट करता हूं। भव्य जन ध्यान लगाक र 
सुनें ॥११॥ 


भगवान्‌ जान-वृककर आहार क रते थे, उसे प्रमाद आश्रव कहते हैं ओर 
निद्रा लेने में पाप कहते हैं। भगवान्‌ ने निद्रा भी ली थी ॥१२॥ 


भगवान्‌ ने प्रमाद का आचरण नहीं किया, यह कहते हैं और साथ-साथ यह 
भी कि यह भगवान्‌ का प्रमाद था। विकल लोगों के न्‍्याय-निर्णय कुछ भी नहीं । 
ऐसी ही असत्य व बेमेल वातें करते रहते हैं ॥१३॥ 


छद्मस्थ भगवान्‌ ने मोहकर्म के उदय से इस सावद्य आचार का सेवन किया। 


अज्ञातावस्था और अनुपयोगावस्था की वात थी। बुद्धिमान्‌ पुरुष व्यान लगाकर 
सुने ॥१४॥ 


दक्ष स्वप्न भी भगवान्‌ ने देखे थे और उनका पृथक्‌-पृथक्‌ पाप भी उन्हें लगा 
था। विज्ञजनों को उसमें शंका नहीं करनी चाहिए ॥१५॥ 


अहिसा विवेक 


कोई कहै भगवंत तो घर छोडयां पछे रे, 

पाप रो अंश न सेव्यो मूल रे। 
जो उवे सुपनां देख्या में पाप परूपसी रे, 

तोत्यां रे लेखेत्यांरी श्रद्धा में घूल रे ॥ १६॥ 
सात प्रकारे छदमस्थ जाणिये रे, 

कहो छे ठाणांग सूतर मांहि रे। 
हिंसा लागे छे प्राणी जीवरी जी, 

बले लागे मिरषा नें अदत्त ताहि रे ॥१७॥ 
शव्दादिक आस्वादे रागे करी रे, 

पूजा सत्कार वांछे छे मन मांय रे। 
कंदे असणादिक पिण सावद्य भोगवे रे, 

वागरे जेसी करणी नावे ताय रे ॥१८॥ 


ए सातूंई सावद्य रा स्थानक ककह्मा रे, 

छदमस्थ सेवे छे किण हो बार रे। 
त्यांरो पिण प्रायश्चित यथायोग छे रे, 

जाण-शअ्रजाण सेव्यां रो करे विचार रे॥१९॥ 


ए सातूंई बोलन सेव केवली रे, 
छदमस्थ पिण निरंतर सेवे नांहिरे। 
सेवे तो मोह कर्म उदय हुवां रे, 
शंका हुव॑ तो जोबों सूतर मांहि रे ॥२०॥। 


गोसाला नें वीर वचायो तिण दिते रे, 

छदमस्थ हुंता जिण दिन भगवान रे। 
मोह राग आयो भगवंत ने तिण दिने रे, 

निरचे होणहार टलणो नहीं आसान रै॥२१॥ 


छदमस्थ थकां पिण श्री भगवान ने रे, 

समें समें लागता कर्म सात रे। 
मोह कर्म विशेष थकी उदय हुवो रे, 

कुपात्र ने वचाय लियो साख्यात रे ॥२२॥ 


अनुकम्पा चौपई २३६ 


कुछ लोग कहते हैं--भगवान्‌ ने गृह-त्याग के पश्चात्‌ पाप का अ्रंशमात्र भी 
सेवन नहीं किया । यदि वे स्वप्न देखने में पाप की प्ररूपणा करेंगे तो उनके अ्रभि- 
प्रायानुसार उनकी मान्यता में ही धूलि गिरेगी ॥१६॥ 


ठाणांगसूत्र में कहा गया है कि सात प्रकार से छद्मस्थ जाना जाता है। प्राणी 
विशेष की हिंसा करने से, कूठ वोलने से, चोरी करने से, शब्दादि में सराग 
आस्वाद लेने से, पूजा सत्कार की इच्छा करने से, सावद्य असनादिक भोगने से 
और जैसा मुख से कहा जाता है, वैसा न करने से ॥१७-१८॥ 


ये सात सावद्य-स्थान कहे गये हैं। छु्मस्थ कभी-कभी इनका सेवन कर 
बैठता है। उसका भी यथायोग्य प्रायश्चित्त-विधान है। उसमें ज्ञात-अज्ञात पापा- 
चार के सेवन का विचार है ॥१६॥ 


इन सात ही बातों का सेवन केवली नहीं करते । छद्मस्थ भी निरन्तर उनका 
सेवन नहीं करते । मोह कर्म का उदय होने से ही सेवन करते हैं। यदि शंका हो 
तो सूत्र ग्रन्थों में देखना चाहिए ॥२०॥ 


गोशालक को जिस दिन भगवान्‌ ने बचाया, उस दिन वे छद्मस्थ थे। उस 
दिन भगवान्‌ को मोह राग आया । निश्चित भवितव्यता को टाल देना आ्रासान 
नहीं है. २ १॥ 


छंद्मस्थ अवस्था सें भगवान्‌ के प्रति समय सात कम लगते थे। मोह कर्म 
का विशेष उदय हुआ तो उन्होंने गोशालक को साक्षात रूप से बचाया ॥२२॥। 


२४० अहिसा  ववेक 


गोसालो दावानल श्री जिनधर्म नों रे, 
दुष्टां में दुष्ट घणों अ्रतीव रे। 
बले कोथलो कूड़ कपट रो तेहनें रे, 
बचायां रा फल सुणों भवि जीव रे ॥२३॥। 


गोसाले तेजू लेश्या मेल नें रे, 

दोय साधांरी कीधी घात रे। 
ऊंधो अंबलो वोल्यो भगवान नें रे, 

वीर सूं पड़िवजियो मिथ्यात रे ॥२४॥ 


बले लेब्या मेली छे पापी वीर नें रे, 

त्यांरी पिण एकंत करवा घात रे। 
तिण जाण्यो जमाऊं शासन मांहरो रे, 

एहवो गोसालो दुष्ट कुपात रे ॥२५॥ 
तिलरो प्रइन पूछयां भगवंते कह्यों रे, 

सूंघणी मांहें "तिल बताया सात रे। 
जब वीर नें झूठा घालण पापीये रे, 

तिल उखेल नें कीधी घात रे ॥२६॥ 
तेजू लेश्या सीखाई गोसाला भणी रे, 

तिण लेश्या सूं कीधी साधांरी घात रे। 
बले लोहीठाण कियो भगवंत नें रे, 

इसड़ा काम किया पापी साख्यात रे ॥२७॥। 


गोसाला पापी नें वीर बचावियो रे, 

तो बधियो भरत में घणो मिथ्यात रे । 
घणा जीवां ने पापी बोईया रे, 

ऊंधी श्रद्धा दिया मैं घात रे॥२८॥ 
कूड़ कंपट करे नें पापिये रे, 

. भूठोइ शासन दियो थाप रे। 
अणहुंतो तीर्थंकर बाज्यो लोक मैं रे, 

वीरनों शासण दियो उत्थाप रे ॥२९॥ 


अनुकम्पा चौपई २४१ 


गोशालक जिन-धर्म के लिए दावाग्नि था। वह दुष्टों में भी अति दुष्ट और 
कूड़-कपट का भंडार था। उसको बचाने से जो फल हुआ, ध्यान लगाकर 
सुनो ॥२३॥। 


गोशालक ने तेजोलेश्या छोड़कर दो साधुग्नों को मार डाला । वह भगवान्‌ 
महावीर से भी उल्टा-सीधा बोलता रहा और उनके साथ भिथ्यात्व का प्रवर्तन 
किया ॥२४॥ 


« फिर उसने भगवान्‌ पर तेजोलेश्या छोड़ी और वह भी उनकी घात करने के 
लिए। उसने सोचा--मैं आसन जमाऊं। वह इस प्रकार का दुष्ट और कुपात्र 
था॥२४॥ 


तिल का प्रश्न पूंछने पर भगवान्‌ ने कहा--फली में सात तिल हैं। पर भगवान्‌ 
को भूठ करने के लिए तिल वृक्ष को उखाड़ कर हिंसाचरण किया ॥२६॥ 


भगवान्‌ ने गोशालक को तेजोलेश्या की विधि वतलाई। उसी तेजोलेश्या से 
उसने साधुझ्रों का वध किया और स्वयं भगवान्‌ के लोहीठाण भ्र्थात्‌ रुधिर- 
खाव किया। ये सारे कार्य उसने प्रत्यक्ष रूप से किये २७॥ 


गोशालक को भगवान्‌ ने वचाया, इससे भरतक्षेत्र में बहुत मिथ्यात्व बढ़ा। 
उस पापात्मा ने बहुत लोगों को विपरीत मान्यता देकर डुब्ोया ।२५॥ 


भूठ, कपट के द्वारा उस पापी ने झूठ धर्म-शासन की स्थापना की। वीर प्रभु 
के शासन का विघटन किया और स्वयं तीर्थंकर न होते हुए भी तीर्थक्र कह- 
लाया ॥र२ €॥ 


रडर 


अहिसा विवेक 


गोसाला.नें वीर बचायो तठा पढे रे, 
घणा जीवांर हुवो विगाड़ रे। 
यो पापी धाड़ायत हुवो धर्म नों रे, 
इण गुण तो न कीधो मूल लिगार रे ॥३०॥ 
गोसालो पापीड़ोी बचियां पढछे रे, 
तिण कीधा पापीड़े अनेक अ्रकाज रे । 
तिण दुष्टी नें बचायां धर्म किहां थकी रे, 
विकलां नें मूल न आवे लाज रे ॥३१॥ 
गोसाला नें बचायां धर्म कहै तिके रे, 
गोसाला रा केडायत ज़ाण रे। 
त्यां धर्म न जाण्यो श्री जिनराज रो रे, 
यूं ही बडे अज्ञानी कर-कर ताण रे ॥३२॥ 
जो धर्म होसी गोसाला नें बचावियां रे, 
तो छ ही काय बचायां होसी धर्म रे। 
जो उवे जीव बचायां धर्म गिण नहीं रे, 
तो विकलां री श्रद्धा रो निकल्‍यो भर्म रे ॥३३॥ 
गोसाला नें वीर बचायो जिणविधे रे, 
श्रावक नें तिणविध बचावे नांहि रे। 
कहैँ छे तिणहिज विध करे नहीं रे, 
तो धूड़ छे त्यांरी श्रद्धा मांहिरे ॥३४॥ 
पेट दुःखे छे सो श्रावकां तणो रे, 
जुदा हुवे छे जीव नें काय रे। 
साधु पधारया छे तिण अवसर रे, 


त्यांरे हाथ फेरे तो साता थाय रे ॥३५॥ 
लब्धिधारी तो साधु पधारचा देखतनें रे, 

गृहस्थ बोल्या छे इम वाय रे। 
हाथ फेरो त्यांरा पेट ऊपरी रे, 


नहीं फेरों तो श्रावक जीवां जाय रे ॥३६॥। 


अनुकंम्पा चौपई २४३ 


गोशालक को बचाने के बाद बहुत सारे जीवों का बिगाड़ हुआ । वह 
पापात्मा तो धर्म का डाकू था। उससे अच्छा तो कुछ हुआ ही नहीं ॥३ ०॥॥ 


बचने के बाद उस पापी ने अनेकों अकार्य किये। विवेकशृन्य लोगों को जरा 
भी लज्जा नहीं है। उस दुष्ट आत्मा को वचाने में धर्म कैसे होगा ? ॥३१॥ 


गोशालक को बचाने में धर्म कहने वाले उसके वंशज हो सकते हैं। उन्होंने 
जिनेश्वर देव के धर्म को नहीं समझा है। अज्ञानी यों ही खींचातान में ड्बते 
हैं ॥३२॥। 


यदि गोशालक को वचाने में धर्म होगा तो छः ही काया के जीवों को बचाने 
में धर्म होगा । यदि उन जीवों को वचाने में वे धर्म नहीं मानते तो उन विवेकशून्य 
लोगों की श्रद्धा का भ्रम निकल जाता है ॥३३॥ 


जिस विधि से महावीर स्वामी ने गोशालक को बचाया, वे उस विधि से 


 श्रपने श्रावक को नहीं बचाते। जैसा कहते हैं, वेसा करते नहीं तो उनकी मान्यता 
में क्या खाक धरा है ॥३४।। 


सौ श्रावकों का पेट दुःख रहा है। शरीर और प्राण अलग हो रहे हैं। उस 
समय साधु आए, वे हाथ फिराएं तो साता हो सकती है ॥३५॥ 


लब्धिधारी साधुश्नों को श्राए देखकर उन गृहस्थों ने कहा--हमारे पेट 
पर आप हाथ फिराएं नहीं तो हम श्रावक जीवों मर जाएंगे ॥३६॥ 


अहिसा. विवेका 


जब कहै म्हांनें तो हाथ न फेरणो रे 
ए मरो भावे दु:ःखी घणा हुवी तामरे। 
मरणो-जीवणो मूल न वांछे तेहनों रे, 
म्हांरे गृहस्थ सूं कांइ काम रे ॥३७॥ 
तो गोसाला दुष्टी नें वीर बचावियो रे, 
तिण मांहें कहे छे निकेवल धर्म रे। 
तो श्रावक मरतां नें नहीं वचाविया रे, 
त्यांरी श्रद्धा रो त्यांहिज काढ़यो भर्म रे ॥३८॥ 
श्रावक नें बचायां धर्म गिणे नहीं रे, 
गोसाला नें वचायां गिणे धर्म रे। 
ते विवेक विकल छे सुध-बुध बाहिरा रे, 
ऊंधी श्रद्धा सूं बांधे पाप कर्म रे ॥३९॥ 
गोसाला पापी दुष्टी रे कारण रे, 
लब्धि फोड़ी छे श्री जगनाथ रे। 
तो सो श्रावक जीवां मरता देखने रे, 
थें कांई न फेरो त्यांरे हाथ रे ॥४०॥ 
धर्म कहै गोसाला ने बचावियां रे, 
तो पोते कांइ छोड़ी धर्म री रीत रे । 
सो श्रावक मरतां नें बचावे नहीं रे, 
त्यां विकलांरी विकल करे प्रतीत रे ॥।४१॥ 


गोसाला दुष्टी नें वीर बचावियो रे, 
तिण मांहे धर्म कहै साक्षात रे । 
सो श्रावक मरतां नें नहीं बचाविया रे, 
त्यां विकलांरी बिगड़ी श्रद्धा बात रे ॥४२॥ 


श्रावक आरखड़ ने पड़ मरतो हुवे रे, 

जिण नें पड़तां मेले राखे नाहि रे । 
गोसाला नें वचायां में कहे धर्म छे, .. 

यो पिण अंधारो त्यांर मांहि रे ॥४३॥ 


' अनुकम्पा चौपई १ र४५ 


तब कहते हैं, हमें तो हाथ नहीं फिराना है। चाहे वे श्रावक मरे या दुःखी 
हों । हम गृहस्थ का जीना या मरना कुछ भी नहीं चाहते । हमें उससे क्या काम 
है ? ॥३७॥ 


दुष्ट गोशालक को भगवान्‌ ने बचाया, उसमें तो एकान्त धर्म कहते हैं और 
मरते हुए श्रावकों को नहीं बचाते। अपनी श्रद्धा का श्रम उन्होंने अपने-आप ही 
प्रकट कर दिया ॥३८५॥। 


श्रावक को बचाने में धर्म नहीं मानते और ग्रोशालक को बचाने में धर्म 
मानते हैं। वे बिना सुध-बुघ के अज्ञानी अपनी विपरीत श्रद्धा से पाप-कर्म का 
बन्धन करते हैं ॥॥३६॥ 


दुष्ट आत्मा और पापी गोशालक के लिए भगवान्‌ महावीर ने लब्धि फोड़ी 
तो सो श्रावकों को मरते देखकर भी वे हाथ क्यों नहीं फेरते ? ॥४०॥ 


गोशालक को वचाने में धर्म कहते हैं तो स्वयं उस धर्म की रीति को क्यों 
छोड़ देते हैं ? मरते हुए सौ श्रावकों को नहीं बचाते ॥ ऐसे विवेक-भ्रष्ट लोगों का 
विवेक-भ्रष्ट ही विश्वास करते हैं ।॥।४ १॥॥ 


दुष्ट आत्मा गोशालक को महावीर प्रभु ने बचांया.। कहते हैं, उसमें तो 
साक्षात्‌ धर्म हुआ और मरते हुए सौ आवकों को नहीं वचाते । ऐसे विवेक-अ्रष्ट 
लोगों की श्रद्धा और बात दोनों ही बिगड़ गई ॥४२॥ 


आवक झाखड़ कर गिर रहा है। उसे सहारा देकर रक्षा नहीं करते और 
गोशालक को बचाने में धर्म कहते हैं, यह भी उनके घट में अंधेरा है ॥॥४३॥ 


२४६ ' | अहिसा विवेक 


ज्ञान दशन ने देश चारित्र श्रावक मभे रे, 

गोसालो तो एकांत अ्रधर्मी जाण रे। 
तिण ने बचायां धर्म किहां थकी रे, 

तिणरो न्याय न जाण मूढ़ अ्रयाण रे ॥४४॥ 
गोसाला नें बचायां रो कहै धर्म छे रे, 

श्रावकां नें बचायां कहै पाप रे। 
एहवो अंधारो छे विकलां तण रे, 

ऊंधी श्रद्धा री कर राखी छे थाप रे ॥४५॥ 


बारे वर्ष नें तेरे पल मझे रे, 

' छदमस्थ रह्या छे श्री भगवान रे। 
तिण में एक गोसाला नें बचावियो रे, 

और किण नें न बचायो श्री वरद्धमान रे।॥४६।॥ 


० 


'गोसाला दुष,्टी नें बचावियां रे, 
जो धर्म कोई जाणे स्वाम रे। 
तो दोनूंई साथु बचावत आपरा रे, 
बले रात नें दिन करता ओहिज काम रे ॥४७॥ 


गोसाला दुष्टी नें वीर बचावियो रे 

तेण मांहै धर्म जाणे जिनराय रे। 
दोय साधु मरता नहीं राख्या आपरा रे, 

यो पिण किणविध मिलसी न्याय रे ॥४८॥ 


अकाले जगत नें मरतो देखियो रे, 
ह पिण आड़ा न दीधा भगवंत हाथ रे । 
धर्म हुवे तो भगवंत आधो नहि काढ़ता रे, 
निशचेई तिरण तारण जगनाथ रे ॥४६॥ 


अनंत चोबीसी तो आगे हुई रे, 
“ हिवड़ां तो ऋषभादिक चौबीस रे। 
त्यां तारया भवजीवां ने समभ्राय ने रे, 
पिण मरता न राख्या श्री जगदीस रे ।।५ ०॥। 


अनुकम्पा चौपई ; २४७ 


श्रावक में ज्ञान, दर्शन और देश चारित्र होते हैं और गोशालक तो एकान्त 
अ्रधर्मी था। उसे बचाने में धर्म कंसे होगा ? अज्ञानी लोग इस न्याय को नहीं 
सममभ सकते ॥४४।॥ 


गोशालक को बचाया, इसमें धर्म कहते हैं और श्रावकों को बचाने में पाप । 
उन विवेक-अ्रष्ट लोगों के घट में इतना अंधेरा है। विपरीत श्रद्धा की उन्होंने 
स्थापना कर रखी है ॥४५।॥ 


वारह वर्ष और तेरह पक्ष तक भगवान्‌ महावीर छद्मस्थ रहे। इस बीच में 
केवल एक गोशालक को बचाया और किसी को नहीं बचाया ॥४६॥ 


दुष्ट गोशालक को बचाने में यदि भगवान्‌ कहीं धर्म समभते तो अपने दोनों 
साधुश्नों को भी बचाते और रात-दिन बचाने का ही काम करते ॥४७॥॥ 


दुष्ट गोशालक को बचाने में यदि जिनेश्वर देव धर्म जानते तो अपने दो 
साधुझों को मरते हुए क्यों नहीं बचाते ? यह न्याय किस प्रकार मिलेगा ॥४८॥॥ 


भगवान्‌ जगत को अ्रकाल-मृत्यु से मरते देखते थे, पर उन्होंने कभी उनके 
संरक्षण के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। धर्म होता तो भगवान्‌ जो कि तरणतारण प्रभु 
हैं, उन्हें बचाने में जरा भी देर नहीं करते ॥४९६॥ 


अनन्त चौवीसियां तो पहले हो चुकी हैं और ऋपभ आदि चौवीस तीर्थंकर 
अब हुए हैं। उन सभी ने सांसारिक जीवों को प्रतिबोध देकर भव-समुद्र के पार 
किया, परन्तु उन्हें मरने से बचाने का प्रयत्त कभी नहीं किया ॥॥५०॥ 


२४८ 


अहिसा विवेक 


एक गोसालो वीर बचांवियो रे, 

ते तो निरचेई होणहार रे। 
मोह राग आयो भगवान्र नें रे, 

तिणरो न्याय न जाण॑ मूढ़ गिवार रे ॥५१॥ 
संवत श्रठारे तेपनें समे रे, 

आसाड़ विद इग्यारस नें मंगलवार रे । 
योसाला कुपातर नें श्रोलखायवा रे, 

जोड़ कीधी छे मांढ़ा गाम मझार रे ॥५२॥ 


ठ्हा 


दोय उपगार जिन-भाषिया, त्यांरो बुद्धिवंत करज्यो विचार । 
तिण में एक उपगार छे मोक्षरो, बीजो संसार नों उपगार ॥१॥ 


उपगार करे कोई मोक्ष रो, तिणमें जिन श्राज्ञा दे आप। 
उपगार करें संसार नों, तिहां आप रहै चुपचाप ॥२॥ 


उपगार करे कोई मोक्षरों, तिण मैं निश्चेई धर्म साख्यात। 
उपगार करे संसार नों, तिण में धर्म नहीं तिलमात ॥३॥ 


दोनूं उपगार छे जुवा-जुबवा, ते कठेई न खाबे मेल । 
पिण मिश्र पाखंड्यां परूप ने, कर दियो भेल संभेल ॥४॥. 


कुण कुण उपगार छे मोक्षरो, कुण कुण संसार ना उपगार। 
त्यांरा भाव भेद परगट करूँ, ते सुणज्यों विस्तार॥५॥ 


ढाल: ११ 
[ राग--आ अनुकस्पा जिण आगना से 
ज्ञान दर्शन चारित्र नें बले तप, 
यां च्यारां रो कोई करे उपगार | 
तिण नें निर्चेई नि्जेरा धर्म कह्यो जिन, 
बले श्री जिन आज्ञा छे श्रीकार। 
यो तो उपगार निहचेई मुगतरो॥१॥ 


अनुकम्पा चौपई २४६ 


एक ग़ोशालक को भगवान्‌ महावीर ने बचाया, यह तो निश्चित होनहार 
थी। भगवान्‌ को राग-भाव आया था। इस न्याय को मूखे और गंवार नहीं समझ 
सकते हैं ॥५१॥ 


संबत्‌ अठारहसौ तिरेपन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी मंगलवार के दिन माढ़ा 
नामक गांव में कुपात्र गोशालक की पहचान के लिए यह रचना की है ॥५२॥! 


दोहा 
दो प्रकार के उपकार श्री जिनेश्वर देव ने कहे हैं। बुद्धिमान्‌ लोगों को इसका 


विचार करना चाहिए। उनमें एक प्रकार मोक्ष सम्बन्धी है और दूसरा संसार 
सम्बन्धी ॥ १॥ 


कोई मोक्ष सम्बन्धी उपका र करता है, वहांजिनेश्वर देव स्वयं आज्ञा देते हैं। 
यदि कोई संसार का उपकार करता है तो वे मौन रहते हैं ॥२॥ 


मोक्ष का कोई उपकार करता है, उसे निश्चय ही धर्म होता है। संसार का 
जो उपकार करता है, उसमें तिलमात्र भी धर्म नहीं होता ॥३॥। 


दोनों उपकार पृथक्‌-पृथक हैं, ये कहीं भी मेल नहीं खाते, किन्तु पाखण्डी लोगों 
ने मिश्र-धर्म कहकर दोनों उपकारों का भेल-सम्भेल कर दिया है ॥४॥ 


कौन से उपकार मोक्ष के हैं और कौन से संसार के, उनके इस स्वरूप और 
भेदों का विस्तार सहित वर्णन करता हूं; उसे सुनो ॥५॥॥ 


गीति : ११ 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप इन चारों के रूप में कोई उपकार करता है, 


उसे जिनेश्वर देव ने निश्चित ही निर्जरा धर्म कहा है और उसमें जिनेश्वर देव की 
शुभ आज्ञा है वह तो निश्चित ही मोक्ष का उपकार है ॥ १॥ 


अहिसा विवेक 


ज्ञान देन चारित्र ने तप, 
यां च्यारां बिना कोई करे उपगार। 
तिण में धर्म नहीं जिन भाष्यों, ह 
बले जिन शआराज्ञा पिण नहीं छे लिगार । 
यो तो उपगार संसार तणो छे ॥२॥ 


संसार तणोी उपगार करे छिं, 
तिण रे निशर्चई संसार वधतो जाणो । 

मोक्ष तणो उपगार करे छें, 
तिणरे निरचेई नेड़ी दीसे निरवाणो ॥३॥। 


कोइ दलद्री जीव नें धनवंत कर दे, 
नव जातिरो परियग्रहों देइ भरपूर। 
बले विविध प्रकारे साता उपजावे, 
उणरो जाबक दालिद्र करदे दूर ॥४॥ 


छ काय रा शस्त्र जीव शअश्व्रती, 
त्यांरी साता पूछे नें साता उपजावे। 
त्यांरी करे बियावच विविध प्रकारे, 
तिण नें तोर्थकर देव तो नहीं सराबे ॥॥५॥। 


गृहस्थरी साता पूछद्ां ने वियावच कींयां, 
साधु तो तिण सं होय जावे श्रणाचा री । 
साता पूछचां नें वियावच कीयां में, 
जिन आज्ञा पिण नहीं छे लिगारी ॥६॥ - 


साता पूछचां तो साधु ने पाप लागे छे, 
तो साता कीधां में घर्म किहां थी होवे । 
पिण मूढ़ मिथ्याती विवेक रा विकल, 
ते श्री जिन आज्ञा साहमों न जोबे ॥॥७॥। 


अनुकम्पा चौपई २११ 


ज्ञान, दर्शन, चारित्र व तप के धिना कोई भी उपकार करता है, उसमें 
निश्चित ही न तो धर्म है औरन जिनेश्वर देव की आज्ञा ही ।'''यह उपकार संसार 
का है ॥२॥। 


सांसारिक उपकार करने वाले के निश्चित ही संसार-वुद्धि होती है। जो मोक्ष 
का उपकार करने वाला है, उसके निश्चित ही मोक्ष निकट होता है ।॥३॥ 


किसी दरिद्र व्यवित को सोना, चांदी श्रादि नव प्रकार का परिग्रह देकर उसकी 


दरिद्रता दूर कर दी और उसे विविध प्रकार से सुख दिया, यह सांसारिक उपकार 
है ॥४॥ 


अब्नती जीव षटुकायिक जीवों के शस्त्र होते हैं। उनका कुशल क्षेम पूछा जाता 


है। उनकी सेवा विविध प्रकार से की जाती है। उसका तीर्थंकर देव तो अनुमोदन 
नहीं करते ॥५॥। 


गृहस्थ का कुशल-क्षेम पूछने में गलौर उसकी सेवा करने में साध तो अनाचारी 


हो जाते हैं । उनकी साता पूछने में और सेवा करने में जिनेश्वर देव की जरा भी 
आज्ञा नहीं होती ॥६॥। 


कुशल-क्षेम पूछने में साधु को यदि पाप लगता है तो उसका कुशल-क्षेम करने 


में धर्म कहाँ से होगा ? किन्तु शूर्ख, मिथ्यादृष्टि और विवेक-अष्ट लोग जिनेश्वर 
देव की आ्राज्ञा की शोर नहीं देखते ॥७॥॥ 


रर्र 


अहिसा विवेक 


कोइ मरता जीव.नें जीवां बचाव, 

भाड़ा-फपटा करें ओषध देई ताम। 
बले अनेक उपाय करे नें तिणनें, 

मरतो राख्यो साजों कियो तमाम ॥८॥ 


कोइ मरता जीव ने सूंस कराबे, 
च्यांरू शरणा देई ने करावे संथारो । 
ज्ञान ध्यान मांहे परिणाम चढ़ावे, 
न्यातीला सूं देवे मोह उतारो ॥९॥ 


श्रावक नों खाणो पीणो छे सर्व अव्वत मैं, 
ते सेवे तो सावद्य जोग व्यापारो। 
बले नव ही जातरो परिय्रहो अन्नत में, 
तिणनें सेवाड़े छे कोइ बारु बारो ॥१०॥ 


श्रावक नों खाणो पीणो छे सर्व अव्रत में, 
तिणरो त्याग करावे चढ़ावे वेरागो । 
बले नव ही जात रो परिग्रहो अव्रत में, 
ते छोड़े छोड़ाव त्यांरे सिरभागो ॥११॥ 


कोई लाय सूं बलतां नें काढ़ वचायो, 
वले कूव पड़तां ने भाल बचायो। 
तलाव में ड्बतां नें बारे काढ़, 


वले ऊंचाथी पड़तां नें भाले लियो तायो ॥१२॥ 


जन्म-मरण री लाय थी वार काढ़े, 

भव कृवा मांहि थी काढ़े बारे. 
नरकादिक नीच गति माहें पडतां नें राखे, 

संसार समुद्र थी वारे काढ़ उधारे ॥१३॥ 


किण रे लाय लागी घर वर्ल छे 
तिण में नाना मोटा जीव वर्ल लाय मांहि 
कोइ लाय वृुककाय त्यांनें वारे काढ़े, 
घणा ने साता कीघबी लाय बुझाई ॥ १४॥ 


अनुकम्पा चौपई ह र५३ 


कोई किसी मरते जीव को मंत्र या औषधि के उपचार से या अन्य अनेक 
उपायों से वचाता है, स्वस्थ करता है तो वह सांसारिक उपकार ही कहा जाता 
हैं ॥८॥। 


कोई मरते जीव को किसी प्रकार का त्याग कराते हैं भ्रथवा चारों शरण 
दिलाकर आमरण अनशन करा देते हैं, पारिवारिक जनों से मोह उतारकर ज्ञान- 
ध्यान में उसे अ्रनुरक्त करते हैं। यह उपकार निश्चित ही मोक्ष का है ॥६॥ 


श्रावक का खाना-पीना सब अव्रत में है। उसका यदि सेवन करते हैं तो वह 
सावधद्य योग का व्यापार है और नव ही प्रकार का परिग्रह अनव्नत में है। उसका 
कोई बार-बार सेवन कराते हैं । यह उपकार निश्चित ही सांसारिक है ॥१०॥ 


श्रावक का खाना-पीना सब अब्भत में है। वेराग्य चढ़ाकर यदि कोई उसका 
त्याग दिला देता है और नौ ही प्रकार का परियग्रह जो अन्नत में है उसको छोड़ता 
है या छुड़ाता है, वह भाग्यशाली है ॥११॥ 


कोई अग्नि में गिरते मनुष्य को बाहर काड़ लेता है, कोई कुएं में पड़ते हुए 
व्यक्ति को संभाल कर बचा लेता है, तालाब में डूबने वाले व्यक्ति को बाहर निकाल 


लेता है और ऊपर से गिरने वाले व्यक्ति को फालकर बचा लेता है; ये उपकार 
निश्चित ही सांसारिक हैं ॥१२॥ 


जन्म-मरण को अग्नि से और संसारक्प से जो व्यधित को बाहर निकाल लेते 
हैं, नरक आदि नीच गति में पड़ने से उसे बचा लेते हैं और संसार-समुद्र से उसका 
उद्धार कर देते हैं। वे उपकार निश्चित ही मोक्ष के हैं ॥! १३॥॥ 


किसी व्यक्ति के घर में राग लगी है, वह जल रहा है। छोटे-वड़े जीव जल 
रहे हैं। किसी ने अग्नि वुाकर उन जीवों को बाहर निकाल लिया। बहुत सारे 
जीवों को सुखी कर दिया । यह उपकार सांसारिक है ॥१४॥ 


२५४ । अ्रहिसा विवेक 


किणरे तुष्णा लाय लागी बट भितर, 

ज्ञानादिक गुण बल तिण मांय। 
उपदेश देइ तिणरी लाय बुभावे, 

रूम रूम साता दीधी वपराय ॥१५॥ 


कोई टाबर पाल नें मोटो करे छे, 

ग्राछी आछी वस्तु तिणनें खवाय | 
बले मोटे मंडाणे करी परणावे, 

धन-माल देवे. कमाय-कमाय ॥१६॥ 
कीइ बेटा नें रूड़ी रीत समझाये, 

घन-माल सगलोई देवे छोड़ाय। 
काम भोग स्त्रियादिक खावो नें पोचो, 

भली भांत सूं त्याग कराबे ताय ॥१७॥ 


मात-पितारी सेवा करें दिन रात, 
बले मन मान्यां भोजन त्यांनें खबावे । 
बले कावड़ कांधे लियां फिरे त्यांरी, 
बले बेहुँ टकांरो स्तान करावे॥१८॥ 


कोई मात-पिता नें रूड़ी रीते, 

भित भिन कर नें धर्म सुणावे। 
ज्ञान दशन चारित्र त्यांनें पमावे, 

काम भोग शब्दादिक स्व छोड़ावे ॥१६॥ 


जिणरो खाणो पीणो गहणो श्रक्नत में, 

तिण ने मन मानें ज्यूं खवाबे पीवावे। 
बले मांगे जिको तिण ने धन-धान आपे, 

विविध पणै तिण नें साता उपजाबे ॥२०॥ 
जिणरो खाणो पीणो गहणो अन्नत में छे, 

तिणनें उपदेश देई नें परहो छोड़ावे । 
तिणरे ज्ञानादिक गृण घट में घाले, 

तिणरी तृष्णा लाय नें परी मिटाबे ॥२१॥ 


अनुकम्पा चौपई २५४५ 


किसी व्यक्ति के घट में तृष्णा की लाय लगी है और ज्ञान, दर्शेत आदि गुण 
उसमें जल रहे हैं। उपदेश देकर उसके घट की श्रग्नि को किसी ने बुझा दिया। 
उसके रोम-रोम में सुख ला दिया। यह उपकार मोक्ष का है ॥ १५॥ 


कोई व्यक्ति लड़के को पाल-पोषकर खिला-पिलाकर मोटा करता है और 
बड़े आड म्बर से उसका विवाह करता है। कमा-कमाकर घन आदि देता है। यह 
सांसारिक उपकार है ॥१६॥ 


कोई व्यक्त पुत्र को प्रतिबोध देकर घन-माल छुड़ा देता है। स्त्री, काम-भोग, 
खाने-पीने श्रादि का भली प्रकार से त्याग करा देता है। यह उपकार मोक्ष-सम्वन्धी 
है ॥॥१७॥ 


कोई दिन-रात माता-पिता की सेवा करता है और उन्हें मन-माने भोजन 
खिलाता है। कावड़ में बिठाकर कंघे पर लिये फिरता है और दोनों समय उन्हें 
स्तान कराता है। यह उपकार सांसारिक है ॥१८॥। 


कोई व्यक्ति माता-पिता को भिन्‍न-भिन्‍त प्रकार से धर्म सुनाता है। उन्हें 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र का लाभ कराता है। काम-भोग और हब्द, रूप, गन्ध, रस, 
स्पर्श आदि विषयों को छुड़ावा है। यह उपकार आध्यात्मिक है ॥१६९॥ 


जिसका खाना-पीना, आभूषण आदि भअत्नत में है, उसे मन चाहे ढंग से कोई 
व्यक्ति खिलाता-पिलाता है और जंसे वह चाहता है, उसे घन-घान्य हा है और 
विविध प्रकार से साता उपजाता है। यह उपकार सांसारिक है ॥२०॥॥ 





अर 


२५६ | अहिसा विवेक 


किणरा बाला काढ़ किणरा कीड़ा काढ़े, 

बले लटां जुंबांदिक काढ़े छ ताहि। 
कानसिलाया बुगादिक  काढ़े, 

घणी साता उपजावे शरीर रे मांहि ॥२२॥ 
किणरे बाला कीड़ा ने लटां जुंवांदिक, 

शरीर में उपना जीव अनेक। 
तिण नें बारे काढ़ण रा त्याग करावे, 

कहै शरीर बारे काढ़णो नहीं एक ॥२३॥ 


गृहस्थ भूलो उज्जड़ वन में, 

ग्रटवी ने बले उजाड़ जावे। 
तिण नें मारग बताय नें घरे पोंहचावे, 

बले थाको हुवे तो खांधे बेसावे ॥२४॥ 
संसार रूपणी अ्रटवी में भूला ने, 

ज्ञानादिक शुद्ध मारग बतावे। 
सावद्य भार ने अलगो मेलाए, 

सुखे-सुखे शिवपुर में पोंहचावे ॥२५॥ 
नाग नागणी हुंता बलता लकड़ा में, 

त्यांनें पारसनाथजी काढ़या कहै छ बार। 
अगनी में बलता ने राख्या जीवता, 

पाणी नें अ्रगन्यादिक रा जीवां नें मार ॥२६॥ 


पारसनाथजी घर छोड़ काउसग्ग कीधो जब, 
कमठ उपसर्ग कर वर्षायो पाणी। 
« जब पद्मावती हेठे कियो सिघासण, 
घरणेंद्र छत्रे . कियो सिर आणी ॥२७॥ 


जिणण नागणी नें नवकार सुणाए, 
च्यांख सरणा ने सूंस दराया जाणी । 
तिणरे ज्ञान परिणामा सूं. मरने हुवा, 
तिप्वरणेंद्र नें प्मावती राणी ॥२८॥ 


अनुकम्पा चोपई २५७ 


कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के शरीर से नहरुआ, कोड़ा, लट, जूं, कनखजूरा, 
बग आदि काढ़ देता है। और भी वहुत प्रकार की साता कर देता है। यह उपकार 
सांसारिक है ॥२२॥॥ 


किसी व्यवित के शरीर में लट, जुं ग्रादि अनेक जीव उत्पन्न हो गये । किसी 
व्यक्ति ने एक भी जीव को शरीर से बाहर निकाल देने का उसे त्याग कराया । 
यह उपकार आध्यात्मिक है ॥२३॥ 


कोई गृहस्थ भूलकर वन में उजाड़ पड़ गया और उजाड़ ही चला जा रहा 
है। कोई दूसरा व्यक्ति उसे मार्ग बताकर, थका हो तो कंधे पर विठाकर उसके 
घर पर पहुंचा देता है। यह उपकार सांसारिक है ॥२४॥ 


संसार रूप अटवी में भूले हुए किसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति ज्ञान, 
दर्शन आदि का शुद्ध मार्ग वतला देता है, उसके पाप रूप भार को अलग रखवा कर 
उसे सुख-शा न्तिपूर्वक मोक्ष में पहुंचा देता है। यह उपकार ग्राध्यात्मिक है ।॥२५॥ 


जलते हुए लक्कड़ में जो नाग-नागिनी थे, उन दोनों को पाश्वेकुमार ने वाहर 
निकाला | अग्नि में जलते हुओं को पानी और अरिनि के जीवों की हिसा करके भी 
जीवित रखा। यह उपकार सांसारिक है ॥॥२६।॥। 


पाववेकुमार ने संयम लेकर जब ध्यान किया, तव कमठ देव ने उन पर पानी 
वरसा कर उपसर्ग किया। उस समय पद्मावती ने भगवान्‌ पाइवेनाथ के नीचे 
सिंहासन बनाया और धरणन्द्र ने उनके सिर पर छत्त किया। यह उपकार सांसा- 
रिक है ॥२७॥। 


नाय-नागिनी को नमस्कॉार-मंत्र सुनाकर चारों शरण दिलाते हुए जो त्याग- 
प्रत्यास्यान कराये, उन शुभ परिणामों से मरकर वे नाग-नागिनी धरणेन्द्र और 
पक्मावती हुए। यह उपकार आध्यात्मिक है ॥२८॥॥ 


श्ध््८ अ्रहिसा विवेक 


सुग्रीव सूं उपगार कियो राम ने लिछमण, 
जब सुग्रीवः हुवो त्यांरोा सखाई। 
सीतारी खबर गआ्राण रावण नें मरायो, 
तिण पाछो उपगरार .कियो भीड़ आई ॥॥२६॥। 


कोइ दुष्टी जीव जूं।ने मारतों थो, 
तिण ने वरज नें जूं ने बचाई। 
ते जूं रो जीव मनुष्य हुवो जब, 
इणरो कजियो इण पिण दियो मिटाई ॥३०॥ 


धणीरा मूंहढ़ा आगे सेवग मरनें, 
धणी नें कुशले खेमे जीवतो काढ़े। 
जब धणी तूठो थको रिजक रोटी दे, 
इणरो इहलोक रो काम सिराडे चाढ़े ॥३१।॥ 


दोय इंद्र श्राया कोणक री भीड़ी, 
कोणक रे साता कर दीधी ताम। 
एक कोड़ असी लाख मनुष्यां ने मारे, 
कोणक रो सुधारयो. काम ॥३२॥ 


एकीका जीव नें अनंती बार बचाया, 
त्यां पिण इणनें अनंती वार बचायो। 
आमां साहमां उपगार संसार नां, 
कीधा त्यां सूं जीवरी गरज सरी नहीं कायो ३ ३॥। 


हांती नेंहतादिक दे आमां साहमां, 
लाडू खोपरादिक दे श्रामां साहमां। 
अथवा कोइ क आधा पिण देवे, 
इत्यादिक अनेक संसार नां कामां ॥३४॥ 


अनुकम्पा 'चौपई २५६ 


सुग्रीव पर राम और लेक्ष्मण ने उपकार किया और सुग्रीव उनका सहयोगी 
बना। उसने सीता की खबर मंगाकर रावण को मरवाया । इस प्रकार राम और 
लक्ष्मण की दुविधा में काम आकर उसने प्रत्युपकार किया | यह उपकार सांसारिक 
है ॥२९॥ 


कोई दृष्ट जीव जूं को मार रहा था। उसे समभा कर जूं को किसी व्यक्ति ने 
बचाया । उस जूं का जीव जब मनुष्य हुआ तो उस उपकार करने वाले व्यक्ति का 
कोई फगड़ा उसने मिटा दिया | यह उपकार सांसारिक है ॥३०॥ 


सेवक स्वामी के सामने मर जाते हैं और अपने स्वामी को सकुशल बचा लेते 
. हैं । तब स्वामी तुष्ट होकर उसे पद्टा-परगना देता है और उसका लौकिक कार्य 
सिद्ध कर देता है। यह उपकार सांसारिक है ॥३ १॥ 


दो इन्द्र कोणिक के सहयोग में ग्राए और- उसे सुखी कर दिया। एक करोड़ 
अस्सी लाख मनुष्यों को मार कर कोणिक का काम सुधार दिया। यह उपकार 
सांसारिक है ॥३२॥ 


किसी एक जीव ने दूसरे एक जीव को अनन्त वार वचाया है और उस जीव 
ने भी उसे अनन्त वार वचाया है। ये सांसारिक उपकार परस्पर किये, पर इनसे 
जीव का कार्य सिद्ध नहीं हुआ ॥३३॥। 


हांती [परोसा |], न्‍्योते परस्पर दिये जाते हैं। लड्डू, जोपरे परस्पर दिये 
जाते हैं । ग्रथवा कोई अपनी शोर से ही देते हैं । इस प्रकार संसार के अनेक काम 
हैं, पर ये सब सांसारिक उपकार हैं ॥३४॥ 


' संसार तणा उपगार. कियां -मैं, .. ,.-ै: 


अहिंसा विवेक) 


संसार नों उपगार करे जिण सेती,... *. ४5 

कदा ते पिण पाछो करे उपगार। . ..)..४ 
एतो  उपगार एकीका जीवां सूं,.. | «“ “४? 
कीघा छे अनंत अनंती बार। हक, 


या श्रद्धा श्री जिनवर भाषी ॥३५॥ 


संसार नां उपगार सबही फीका, . :;, 
ते तो थोड़ा मांहे बिले होय जावे। -. « ;:$५ 
संसार नां उपगार फीका छे त्यां सूं, 

मुगति तणा सुख कोय न पावबे ॥३६॥ 


केइ मूढ़ मिथ्याती धर्म बतावे। . ,-«-..। 
ते श्रीजन मारग ओलखियां बिन, 
मन मानें ज्यूं गालां रागोला चलावे ॥३७॥ 


जितरा उपगार संसार तणा छे, 
जे जे करें ते मोह बस जाणो। 
साधु तो त्यांनें कदे न सरावे, 
संसारी जीव तिणरा करसी बखाणो॥|३८॥ 


संसार तणा उपगार कियां में, 5. । 
जिन धर्म रो अंश नहीं छे..लिगार। 
संसार तणा उपगार कियां में, « ०» तल 
धर्म कहै ते तो मूढ़' गिवार॥३९॥ 


किण ही जीव नें खप करनें बचायो, 

किण ही जीव उपजाय नें कीघो मोटो। :: ' +-. 
जो धर्म होसी तो दोयां नें धर्म होती, : ८४४ 
तोटो होसी तो दोयां ने तोटो ॥४०॥ 


, 'ग्रनुक॑म्पा चौंपई २६१ 


सांसारिक उपकार जिस जीव के प्रति किया जाता है, कदाचित्‌ वह भी 
प्रत्युवकार करता हैं। ये पारस्परिक उपकार तो एक-एक जीव से श्रनन्त वार 
किये जा चुके हैं । यह श्रद्धा श्री जिनेश्वर देव ने कही है ॥0३५॥। 


संसार के उपकार सभी फीके होते हैं। ये तो थोड़े में ही नष्ट हो जाते हैं । 
उन नितान्‍्त फीके उपकारों से कोई मुक्ति को नहीं पा सकता ॥३ ६॥| 


सांसारिक उपकार करने में कोई मूर्ख मिथ्यादृष्टि धर्म बतलाते हैं। वे 
जिनेश्वर देव के धर्म को समझे बिना मनचाही गप्पें हांकते हैं ॥३७॥ 


जितने भी सांसारिक उपकार हैं, वे सब मोहवश किए जाते हैं। साथु ती 
उनकी कभी सराहना नहीं करते । सांसारिक जीव ही उनके बखान करवे 
हैं ॥३५॥ 


तर 
सांसारिक उपकार करने में जन धर्म का अंश भी नहीं है । सांसारिक उपकार 
करने में जो धर्म कहते हैं, वे मूढ़ और गंवार हैं ॥३६॥ 


| 


किसी ने किसी जीव को प्रयत्त करके वचाया और किसी जीव ने किसी जीव 
को पैदा करके मोटा किया । यदि धर्म है तो दोनों में है और यदि नुकसान है तो 
दोनों ही के है ॥४०॥ ४ 


१ मर 


रर२ | ह * अहिसा विवेक - 


बचावण वाला विचे तो उपजावण वालो, . 
सांप्रत। दीसे उपगारी मोटो। 

यां रो निरणो कियां विनधर्म कहै छे, 
त्यारो तो मत निकेवल खोटो ॥४१॥ 


बचावण वालो नें उपजावण वालो, 
ए तो दोनूं संसार तणाउपगारी। 
'एह॒वा उपगार करें आहमां साहमां, 
तिण में केवली रो धर्म नहीं छे लिगारी ॥४२॥ 
जीव नें जीवां बचाव तिण सं, 
बंध जावे तिणरे राग-सनेह। 


जो परभव में ऊश्नराय मिले तो, 
देखत पाण जागे तिण सूं नेह॥४३॥ 


जीव नें जीवां मारे छे तिण सं, 
बंध जाय तिण सूं द्वेष विशेष। 
जो परभव में ऊ आय मिले तो, 
देखत पाण जागे तिण सं द्वेष ॥४४॥ 


€ 


मित्री सूं मित्री पणो चलियो जावे, 
वेरी सूं वेरी पणो चलियो जाबे। 
ए तो राग द्वेष कर्मा रा चाला छे, 
श्री जिन धर्म मांहे नहीं आवबे॥४५॥ 


कोई अ्रनुकम्पा आणी घर मंडावे, 
कोइ मंडता घर नें देवे भंगाय। 
यो प्रत्यक्ष राग नें ह्ेष उपाड़ो, 
ते आगे लगा दोनूं चलिया जाय ॥४द।॥। 


कोई तो पेलारा काम ने भोग वधारे, 
कोइ क्राम भोगनीं देवे अंतराय। 
यो पिण राग ने हेष उपचाड़ो, 
ते आगे लगा दोनूं चलिया जाय ॥४छा। 


श्रनुकम्पा चौपई र्‌६र३े 


बचाने वाले की अपेक्षा तो पैदा करने वाला प्रत्यक्ष ही बड़ा उपकारी लगता 
है। इन वातों का निर्णय किये बिना ही धर्म कहा जाता है, उनका अभिमत तो 
निकेवल बुरा है ॥४१॥ 


बचाने वाला और पैदा करने वाला; ये दोनों तो संसार के उपकारी हैं। ऐसे 
जो उपका र-प्रत्युपकार होते हैं, उनमें जरा भी केवली-प्ररूपित धर्म वहीं है ।।४२॥ 


जीव को जीव बचाता है तो उससे उसका राग-वन्धन हो जाता है । वह जीव 
यदि परलोक में कहीं मिल जाता है तो उसे देखते ही स्नेह जागृत होता है ॥४३॥ 


जीव को जीव मारता है, उससे उसके प्रति हेष का वन्धन हो जाता है। पर- 


लोक में याद वह आ मिलता है तो देखते ही उसके प्रति हेप जागृत हो जाता 
है ॥॥४४॥ 


भिन्न से मित्रता और शत्रु से झत्रुता भवान्तरों में भी चलती जाती है। यह 
राग-हप रूप कर्म प्रप»च जिनेश्वर देव के धर्म में नहीं आता ॥४५॥॥ 


कोइ व्यक्ति अनुकम्पा करके किसी का घर मंडाता है श्रर्थात्‌ विवाह करा 
देता है और कोई किसी के वनते घर को विखेर देता है। यह तो प्रत्यक्ष ही राग 
और हंप है, जो भागे तक चलते जाते हैं ।॥४६॥। 


कोई किसी के काम-भोग की वृद्धि करता है और कोई किसी के काम-भोग 


में अन्तराय दे देता है। यह भी स्पष्ट राग और द्वेष है जो आगे तक चलते जाते 
हैं ॥४७॥। 


०्<्‌ 


ल्‍्व्त 


अहिंसा विवेक 


कोइ पेला रो धत गमियो वतावे, 
बले स्त्रियादिक पिण गमिया वतावबे। 
कोइ लाभ नें तोटो लोकां नें बतावे, 
तिणसूं आगे लगो राग चलियो जावे ॥४८॥ 


कोइ वेदगरो कर कर नें लोकां रो, 
. रोग गमाय नें जीवां बचावे। 
यो उपगार लोकां सूं कीधां, 
आगे लगो राग चलियो जावे॥४९॥ 


३. 


कहि कहि नें कितरो एक कहां, 
संसार तणा उपगार श्रनेक। 
ज्ञान दर्शन चारित्र नें तप बिना, 
मोक्ष तणो उपगार नहीं छे एक ॥५०॥ 


संवर ना भेद बीस कह्मा जिन, 
निर्जरा तणा भेद कह्मा छे बार। 
ए बतोसूंई बोल उपगार मुगतिरा, 
और मोक्ष रो उपगार नहीं छे लिगार ॥५१॥ 


संसार नें मोक्ष तणा उपगार, 
समदिष्टी हुवे ते न्‍्यारा न्‍्यारा जाणे। 
पिण मिथ्याती नें खबर पड़े नहीं सूधी, 
तिण सूं मोह कर्म बस ऊंधी ताणे॥५२॥ 
संसार ने मोक्ष रो मारण ओलखावण, 
' * - जोड़ कीधी खेरवा शहर मझफार। 
संवत शभ्रठारे नें वर्ष चोपने, 
ग्रासोज सुद बीज नें शुक्रवार ।॥५३॥ 
ठ्हा 
' चोंबीसंमां जिनवर हुवा, महावीर विख्यात। 
त्यांरी पहली वाणी निर्फेल गई,ते हुवो अछे रो आइचये बात ॥१॥ 


अनुकम्पा चौपई ; रघ्५ 


कोई किसी का खोया हुआ धन और स्त्री बता देते हैं। कोई लोगों को लाभ 
व नुकसान की वात वता देता है। यह राग भाव भी आगे तक चलता जाता 
(है ॥४णा। 


कोई व्यक्ति वेद्यवृत्ति कर रोग गमाता है और उन्हें मरने से वचाता है। यह 
उपकार भी लोगों के साथ करने से तत्सम्बन्धी राग-भाव आ्रागे तक चलता जाता 
है ॥४६॥ 


संसार के अनेकों उपकार हैं । कितनों का बखान कर सकता हूं। ज्ञान, दशेन, 
चारित्र व तप के विना मोक्ष का उपकार एक भी नहीं है ॥५०॥॥ 


जिनेश्वर देव ने संवर के वीस भेद कहे हैं और निजंरा के बारह भेद | ये 
वत्तीस भेद मोक्ष-सम्बन्धी उपकार के हैं और कोई भी मोक्ष का उपकार नहीं 
है ॥५१॥ 


जो सम्यक्दुष्टि होते हैं, वे संसार और मोक्ष के उपकार को पृथक्‌-पृथक 
समभ लेते हैं। परन्तु मिथ्यादृष्टि को उसका सम्यक ज्ञान नहीं होता । इसलिए 
मोहकर्मवश वह उल्टी खींचातान करता है ।॥५२॥। 


संवत्‌ भ्रठारहसोचौवन, आइ्वनि शुक्ल हविितीया, शुक्रवार के दिन संसार और 
मोक्ष का मार्ग बतलाने के लिए खेरवा शहर में यह रचना की है॥।५३॥ 


दोहा 
ह्‌ 

चौवीसवें तीर्थकर विश्वविख्यात भगवान्‌ महावीर थे। उनकी पहली देशना 
पिप्फल गई । यह एक अछेरा (आइचर्य ) हुआ ॥१॥॥ 


| 


अहिसा विवेक 


जंभीक ग्राम नें बाहिरे, स्थाम नाम कर्षणी रे खेत। 
तिहां साल नामा वृक्ष थो, गहर गंभीर पान समेत ॥२॥ 


तिण साल वृक्ष हेठे आविया, भगवंत श्री वद्धमान। 
वेसाख सुदि दशमी दिने, उपनो केवल ज्ञान ॥३॥ 


केवल महोछव करवा भणी, तिहां देवता आया अनेक। 
पिण मनुष्यां नें ठीक पड़ी नहीं, तिणसूं मनुष्य न श्रायो एक ॥४॥ 


देवतां नं वाणी वागरी, थित साचववा काम। 


कोई साधु श्रावक हुवो नहीं, तिण सूं वाणी निर्फेल गई ताम ॥५॥ 


जो धन थकी धर्म नीपजे, तो देवता पिण धर्म करंत। 
वीर वाणी सफली करे, मन मांहे पिण हर्ष धरंत ॥६॥ 


व्रत पचखाण न हुवे देवता थकी, धन सूं पिण धर्म न थाय। 
तिणसूं वीर वाणी निर्फेल गई,तिणरो न्याय सुणो चितल्याय ॥७॥॥ 


ढाल ४: १२ 
[ राग--जीव सोह अनुकम्पा न आणिये | 


जिनधर्म हुव॑ सोनईया दियां, 
तो देवता देता हाथो हाथ जी। 
पूरत. मनोरथ मन तणा, 
वीर वाणी निर्फल न गमात जी । 
भवि करज्यो परख जिनधर्म री ॥१॥ 


रत्न हीरा नें माणक पना, 
मन मानें ज्यूं देवता देत जी। 
वीर वाणी सफली करे, 
देवता पिण लाहो लेत जी ॥२॥। 


धन दियां हुव॑ धर्म जिन भाषियो, 
देवता दान दे दग चाल जी। 
यूं कियां वीर वाणी सफल हुवे, 
तो अछेरो नहीं हुवं. तिण कालजी ॥३॥ 


श्र 


झनुकम्पा चौपई २६७ 


जंभिक ग्राम के वाहर साम नामक किसान के खेत में एक फल-पत्रों-सहिंत 
सघन शाल वृक्ष था ॥२॥। 


उस शाल वृक्ष के नीचे भगवान्‌ महावीर आये। वहां वेशाख शुक्ला दसमी के 
दिन उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ ॥३॥। 

केवल महोत्सव करने के लिए वहां अनेकों देव आये, परन्तु मनुष्यों को पता 
नहीं चला, इसलिए एक भी मनुष्य वहां नहीं पहुंचा ॥।४॥ 


केवल रीति निभाने के लिए देवों के सम्मुख भगवान्‌ ने देशना दी। कोई भी 
व्यक्ति साधु या श्रावक नहीं बना, इसलिए उनकी वाणी निष्फल गईं ॥ ५॥। 


यदि घन से धममं होता तो देवता भी कर लेते । भगवान्‌ की वाणी को ही 
सफल कर देते और अपने मन में भी हर्षान्वित होते ॥६॥॥ 


देवता से ब्रत या प्रत्याख्यान नहीं होता । इसी प्रकार धन से भी धर्म नहीं 
होता। इससे उनकी वाणी निष्फल गईं। इसका न्याय मन लगाकर सुने ॥७॥ 


+ 


गीति : १२ 


स्वर्ण मुद्राएं देने से यदि धर्म होता तो देवता उसी समय करते । अपने मन 
के मनोरथ भी पूरते और वाणी को भी निष्फल नहीं गमाते । “भव्य लोगों ! जेंन 
धर्म की परीक्षा करो ॥१॥ 


हीरा, माणिक, पन्ना आदि रत्न देवता मन चाहेरूप से देते और भगवान्‌ 
की वाणी को सफल कर अपने-आपको घन्य मानते ॥२।॥। 


धन देने से यदि घर्म होता तो देवता खुले हाथों घन देते। ऐसा करने से 
वाणी सफल होती तो उस समय भगवान्‌ की वाणी के असफल होने का अछेरा 
(आाइचयं) नहीं होता ॥३॥ 


लष्ज 
-( 


-अहिसा विवेक 


धन धानादिक लोकां नें दियां,: 

ए तो निदचेई सावच्य दान जी। 

तिण में धर्म नहीं जिनराज रो, 

ते, भाष्यो छे श्री भगवान जी ॥४॥ 
जो जीव बचायां जिन धर्म हुवे, 

यो तो देवता रे आसान जी। ३ 
अनंता जीवां नें वचाय नें, , 
वाणी सफल करता देव आण जी ॥५॥ 
असंख्याता *. समदिष्टी देवता, 
एकीको. वचावत  श्रन॑ंत जी। 

जो धर्म हुवे तो आघो न काढता, 

वीर री वाणी सफल करंत जी॥६॥, . 


साधु श्रावक रो धर्म छे बरत. में, ' 
जीव हणवा रा करें पचखाण जी। 

ए धर्म देवता थी हुवे नहीं, 

तिण सूं निफेल गई वीर-वाण जी॥७छ॥ 
जीवां नें .जीवां बचाबियां हुवे, .. «४ 
संसार तणी उपगार. जी। . - ४ 
यूं तो सफल न हुवे वाणी वीरनी, 

धर्म रो नहीं अंश लिगार जी ॥५॥ 


4: % %/ ६ 


असंजती नें जीवां बचावियां, 
बले असंजती नें दियां दान जी। 
इम कियां वीर वाणी सफल हुवे, 
ओग्रोतो देवता रे पिण ञ्रासान जी ॥॥६॥ 


कुपात्र जीवां नें बचावियां, *' *' 


कुपात्र - "नें दीधां दान जी। 


यो सावद्य किरतव संसार नो, . ४ 
भाख्यो श्री भगवान जी॥१०॥ 


अनुकम्पा च्रौपई २६६ 


धन-धान्य श्रादि लोगों को जो दिया जाता है, वह तो निश्चित ही सावधज्य 
दान है। इसमें जिनेश्वर देव का धर्म नहीं है । यह भगवान्‌ ने स्वयं कहा है ॥४॥। 


यदि जीव बचाने में भी धर्म होता तो वह देवताओ्रों के लिए आसान वात 
थी । अनन्त जीवों को वचाकर भगवान्‌ की वाणी सफल करते ॥५॥ 


असंख्य समदृष्टि देव हैं । एक-एक अनन्त जीवों को बचा देता | यदि उसमें 


धर्म होता तो भगवान्‌ की वाणी सफल करने में जरा भी देर नहीं करते ॥६॥ 


साधु और श्रावक का धर्म ब्रत में है। वे जीव-हिंसा करने का त्याग करते 
हैं । यह धर्म देवता, से नहीं होता, इसलिए भगवान्‌ की वाणी निष्फल गई ।॥७॥॥ 


जीवों को जीवित रखने में सांसारिक उपकार होता है, इससे भगवान्‌ की 
दाणी सफल नहीं होती । इसमें धर्म का जरा भी अंश नहीं ॥८॥। 


असंयति को जीवित रखने में और असंयति को दान देने में यदि भगवान की 
दाणी सफल होती तो देवों के लिए यह बहुत ही आसान काम था ॥६॥ 


कुपात् जीवों को बचाना और कुपान्र को दान देना, यह संसार का सावच्य 
चंव्प है; ऐसा भगवान्‌ ने कहा है ॥॥१०॥॥ 


हा 
३९ 


अहिसा विवेक 


उत्तराध्येतः अ्रठावीस में कट्यो, 
मोक्ष नां मारग भाष्या च्यार जी। . 
बाकी सर्व काम संसार नां, 
सांवद्य जोग. व्यापार जी॥११॥ 


जो धर्म हुवे सावद्य दान में, 
असंजतो नें बचायां हुव॑ धर्म जी। 
तो निरचेई समदिष्टी देवता, 
यो धर्म करे काटे कर्म जी॥१२॥ 
कर्म कटे इण सावद्य धर्म सूं, 
एहवा सावद्य काम अनेक जी। 
ते तो थोड़ा सा परगट करूं, 
ते सुणज्यो आण विवेक जी॥१३॥ 


मच्छगलागल लग रही, 
सारा द्वीप समुद्रां “मांवजी। - 
मोटो मच्छ छोटा नें भखे, 
उणसूं मोटो उणनें ई खाय जी ॥१४॥ 


जो उद्यम करे एक देवता, 
तो एक दिन में बचाव श्रनेक जी। 
धर्म हुबेतोी आधघो काढ़े नहीं, 
यों तो छे देवता में विवेक जी ॥१५॥। 


जीव बचायां अभय दान हुवे, 
तो अभय दान घणा नें देत जी। 
धर्म जाण. जीव बचावियां, 


० 


देव भव में पिणलाहो लेत जी॥१६॥ 


मछला बचाव एक दिन मझछे, 
लाखां कोड़ाई गिणिया न जाय जी। 
इण में धर्म हुवे जिन भाषियो, 
तो देवता देवे मछला छुड़ाय जी ॥१७॥। 


अनुकम्पा चौपई २७१ 


उत्तराध्ययन के अट्टु।ईसवें अध्ययन में मोक्ष के चार मार्ग कहे हैं। वाकी सब 
काम संसार के हैं और उनमें सावद्य योग का व्यापार है ॥११॥ 


यदि सावद्य दान में और असंयति को बचाने में धर्म होता तो निश्चित ही 
समदृष्टि देवता उस धर्म का अनुष्ठान कर अपने कर्म नण्ट करते ॥१२॥। 


इस प्रकार के सावथ कार्य से यदि कर्म कटते हैं तो ऐसे अनेकों काये हैं। 
उनमें से थोड़े से कार्यों को मैं प्रकट करता हूं । मन में विवेक जगाकर सुनो ॥१.३॥॥ 


समस्त द्वीप समुद्रों में मच्छणलागल लग रही है। बड़ा मच्छ छोटे मच्छ को 
खा रहा है और उससे बड़ा उसे खा रहा है।॥ १४॥ 


यदि एक देवता भी परिश्रम करे तो एक दिन में अनेक जीवों को बचा देता 
है। धर्म हो तो वह ऐसे कार्य में विलम्ब नहीं करेगा; क्योंकि इतना विवेक तो 
उसमें है ही ॥|१५॥। 


जीव बचाने में यदि अभयदान होता है तो बह बहुतों को अभयदान दे देता । 
जीवों को बचाने में यदि घ॒र्मं मानता तो देव-योनि में भी यह कार्य खूब 
करता ॥१६॥ 


एक दिन में लाखों-करोड़ों भौर अगणित मच्छीं को वचाया जा सकता है। 
यदि इसमें धर्म होता तो देवता मच्छों को अवदय वचाते ॥१७॥। 


अहिसा विवेक 


मच्छ आ्रागा सूं मच्छ छोड़ावियां, 
उणरे पड़ी जाणे अंतराय जी। 
तो अचित मच्छ उपजाथ नें, 
उणनें पिण देवे खबाय जीं॥१८)॥। 
जो धर्म हुवे मछला नें बचावियां, 
मछला ने पोख्यां हुवे धर्म जी। 
एहवो धर्म तो हुवे देवता थकी, 
यूं कर कर काटे कर्म जी॥१६॥ 
जो धर्म हुव॑ँ तो देवता, 
असंख्याता मछला ने बचाय जी। 
असंख्याता पोषे माछला, 
' झआलस पिण न करे ताय जी॥२०॥ 
पृथवी पाणी तेड वाउ मझे, 
जीव कह्या असंख्यात जी। 
वनसपती में अनंत छे, 
यां नें पिण देव बचात जी॥२१॥ 
तीन विकलेंद्री मनुष्य तियेंचनें, 
बचायां धर्म जाणे जो देव जी। 
तो त्यांनेंई बचावण री खप करे, 
समदिष्टी देवता स्वयमेव जी॥२२॥। 
नाहर चित्तादिक दुष्ट जीव छे, 
करे. गायांदिकरी घात जी। 
गांयादिक नें तो खाबा दे नहीं, 
त्याने पिण देव अचित्त खवात जी ॥२३॥ 


जीव जीव तणो भक्षण करे, 
त्यांनें बचाव अचित्त खबाय जी। 
जो यूं कियां में धर्म नीपजे, 
तो देवता करे ओहिज उपाय जी ॥२४॥। 


अनुकम्पा चौपई श्र 
यदि मत्स्य के मुंह से मत्स्य क्रो छुड़ाने 


में उसके अन्तराय होती लगे तो अचित्त 
मत्स्य को पैदा करके उसे वह खिला देता ॥ 


१्८॥। 


यदि मत्स्यों को बचाने में शौर पोप देने में धर्म होता तो यह धर्म देवता से भी 
सम्भव था और उसे करके वह अवश्य कर्म काटता ॥१6॥ 


यदि धर्म हो तो देवता असंख्य मत्स्यों को बचा देता और विना किसी झ्रालस्य 
के असंख्य मत्स्पों का पोषण करता ॥२०॥॥ 


हू 


लक 
त 


पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु इनमें असंख्य जीव माने जा 


हैं। वनस्पति में 
अनन्त जीव होते हैं । उनकी भी देवता वचा देता ॥२१॥ 


द्वीन्दरिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, मनुप्प और अन्य तियेब्चों को बचाने में 
यदि देवता धर्म जानता तो सम्पक्दुृष्टि देवता स्वयं उनको बचाने के लिए प्रयत्न 
करता ॥२२॥। 


बाघ, चीते झ्रादि दुष्ट जीव गाय आदि पशु्रों की घात करते हैं, उनको भी 
अचित्त द्रव्य खिला कर गाय ग्रादि वह बचा लेता वर शा 


जीव जीव दा भक्षण करता हैं 


है। उसे अचित्त खिलाकर बचाया जा सकता 
है। यदि ऐसा करने में धर्म होता हो तो देवता यही उपाय काम में लेता ॥२४,) 


श्छ्डं अहिसा विवेक 


अढाइ द्वीप में मनुष्यां तणे, 

घर-घर आरम्भ करे जाणजी। 
ते तो कतल करे जीवां तणी, 

छ ही काय तणों घमसाण जी ॥२५॥ 
नित्य एकीका घर में जुबो जुवो, 

आरम्भ हुवे दिन रातजी। 
छेदव-भेदन करे निलोतरी, 

करे अनंत जीवां री घात जी ॥२६॥ 


दलणो पीसणो नें पोवणो, 

घर-घर चूलो धुकाव तासजी। 
आ्ावट कूटो करे छ कायरो, 

करे अनंत जीवां रो विणास जी ॥२७॥ 


एकीको समदिष्टी देवता, 

त्यांरी शक्ति घणी छे अतंत जी । 
ग्रढ़ी द्वीप रो आरंभ मेटनें, 

बचावे जीव अनन्त जी ।।२८॥। 
अ्रढी द्वीप तणा मनुष्यां भणी, 

भूखा त्रघषा न राखे कोय जी। 
ग्रचित्त अन्न पाणी निपजाय ने, 

सगलां नो करे तृप्ती सोय जी ॥२९॥ 


विविध प्रकार नां भोजन करे, 
विविध प्रकार नां पकवान जी। 
खादिम स्वादिम विविध प्रकार नां, 
विविध प्रकारे शीतल पान जी ॥|३०॥ 


साग व्यंजन विविध प्रकार नां, . 

फल निलोती विविध प्रकार जी। 
मनसा भोजन सगला मनुष्यां भणी, 

करावे देवता बार-बार जी ॥३१॥ 


अनुकम्पा चौपई २७५ 


<+ 


अढ़ाई द्वीप में मनप्यों के घर-घर में आरम्भ होता है । वे छ: हो प्रकार के जीवों 
का संहार करते हैं ॥२५॥ 


एक-एक घर में प्रतिदिन प्रथक्‌-पृथक हिंसा युक्‍त प्रवृत्तियां होती हैं । वनस्पति 
का छेदन-भेदन होता है। श्रनन्त जीवों की घात होती है ॥२६॥ 


दलना, पीसना, पोना, चल्हा जलाना आझ्रादि रूपों में छः काय का आरम्भ- 
समारम्भ होता है। श्रनन्‍्त जीवों का नाश किया जाता है ॥२७॥ 


श्र 


एक-एक समदृष्टि देव अत्यन्त बवितिणाली होते हैं। वे अढ़ाई द्वीप का आरम्भ 
मिटा कर अनन्त जीवों को बचा सकते हैं ॥२८॥। 


अ्रढ्ाई द्वीप के मनुष्यों की भूख और प्यास अचित्त अन्न, जल आदि देकर 
मिटा सकते हैं । सबको तृप्त कर सकते हैं ॥२६९॥ 


देवता बिविध प्रकार के भोजन और विविध प्रकार के पदवान्त वना सकते हैं । 
विविध प्रकार के मेवे और लवंग आदि द्रव्य तथा शीतल पानी, विधिध प्रकार के 
शाक झौर विधिध प्रकार के फल झादि से मनुष्यों को पुन:-पुनः मनोवांद्धित भोजन 
करा सकते हैं [॥३०-३ १॥। 


पट 


ता 
ली 


अहिसा विवेक 


ठाम-ठाम अचित्त पाणी तणा, 

कूंड भर-भर राखे तामजी। 
बले भोजन विविध प्रकार ना, 

त्यांरा ढिगला करें ठाम-ठाम जी ॥३२॥। 
च्यारं आहार अचितल निपायनें, 

दीधां हुवे धर्म नें पुष्य ताम जी। 
वले धर्म हुवे जीव बचावियां, 

तो देवता करें ओंहिज काम जी ॥३३॥ 
देवता खाणो देवे मिनखां भणी, 

तो खेती रो आरम्भ टल जाय जो । 
बले गहुणा कपड़ा देव देवता, 

तो घणा जीव मरे नहीं ताय जी ॥|३४॥ 
घर हाट हवेली महलायतां, 

इत्यादिक कमठाणा ताय जी। 
ए पिण निपजाय देवे देवता, 

तो अनन्ता जीव मरता रहि जाय जी ॥३ ५॥। 
ते छावणा लीपणा नहीं पड़े, 

ते तो सुन्दर नें सोभाय मानजी। 
ते पिण दीस घणा रलियामणा, 

देवतां नें करता आसान जी ॥३६॥ 
एहुवी करणी कियां धर्म नीपज, 

तो देवता आधघो नहीं काढ़त जी | 
यों करणी करे कर्म काट ने, 

काम सिराड़े देता चाढ़ंत जी ॥३७॥ 
दान दियां “नें जीव बचावियां, 

जो कर्म तणो हुवे सोख जी। 
तो दान दे जीव वचायने, 

देवता पिणय जावे मोख जी ॥३८॥ 


> 


अनुकम्पा चौपई न 


स्थान-स्थान पर अचित्त पानी के कुंड भर कर रख सकते हैं और स्थान-स्थान 
पर विविध प्रकार के भोजनों के ढेर लगा सकते हैँ। चारों प्रकार के आहार 
अधित्त पैदा कर देने से यदि धर्म-पुण्य होता हो ओर जीवों को बचाने में धर्म 
होता हो तो वे समदृष्टि देवता यही काम करते ॥३२-३३॥ 


देवता यदि मनुष्यों को खाना देने लगें तो खेती करने का आरम्भ टल जाता 
है और देवता गहने, कपड़े आदि देने लग जाएं तो बहुत सारे जीव मरने से बच 
सकते हैं ॥३४॥। 


बे 


घर, हाट, हवेली, महल आदि भी यदि देवता पैदा कर दें तो श्रनन्त जीव 
गरने से बच जाते हैं ॥३५॥ 


उन देव-निर्मित मकानों को छाना या नीपना भी न पड़े । वे तो सुन्दर होते 
ही हैं श्रौर देवताओं के लिए उनको बनाना भी वहुत सरल है ॥३६॥ 


ऐसा कार्य करने में यदि धर्म होता तो देवता देरी नहीं करते । इस क्रिया से 
कर्म काट कर झपना काम सिद्ध दरते ॥३७छ॥ 


हि ० व 


दान देने में और जीव बचाने में यदि कर्मो वा क्षय होदा हो तो दान देकर या 
जीव बचा दर देवता भी मोक्ष में चले जाते ॥ ६ ८॥। 


, अहिसा विवेक 


अ्रनेरा नो दियां पुन्य नीपजं, 

देवतां रे हुवे पुन्य रा थाट जी। 
वले धर्म हुवे. जीव बचावियां, 

तो देव मोक्ष जाबे कर्म काट जी ॥३६॥ 
अ्संजती जीवां रो जीवणो, 

ते सावद्य जीतव साख्यात जी। 
तिण नें देव ते सावचद्य दान छें, 

तिण में धर्म नहीं अश्रंसमात जी ॥४०॥ 
धर्म हुवे तो सगला मिनखां तणे, 

रत्तना जड़चया करदे महल जी। 
ते पिण थोड़ा में निपजाय दे, 

देवता नें करतां सहल जी ॥४१॥ 
खाणो पीणो गहणो कपड़ादिक, 

गृहस्थ तणा सारा काम भोग जी।: 
त्यांरो करे बधोतर तेहनें, 

बंधे पाप कर्म नां संजोग जी ॥४२॥ 
काम नें भोग सारा गृहस्थ तणा, 

दुःख नें दुखरी छे खानजी। 
त्यांने किपाक फलरी ओपमा, 

उत्तराध्ययन में कह्यो भगवान जी ॥।४३॥ 


त्यांनों भोगवावे धर्म जाण नें, 

तिणरे बंधे छे पाप कमेजी। 
तिण में समदिष्टी देवता, 

अंस मात्र न जाणे घधमर्मंजी ॥४४।॥ 


केइ अज्ञानी इम कहे, 

श्रावक नें पोख्यां छे धर्मजी। 
लाडू खबाय दया पलावियां, 

तिणरा कट जाये पाप कम जी ॥४५॥ 


अनुकम्पा चौपई रछ९ 


दूसरों को देने में पुण्य होता हो तो देवता के पुण्यों का ढेर लग जाए और 
जीव बचाने में यदि धर्म होता तो कर्म काट कर देवता भी मोक्ष चले जाते ॥३६॥ 


श्रसंयत्ति जीवों का साक्षात्‌ ही सावद्य जीवन हैं। उनको जो दिया जाता है 
वह सावध दान है। उसमें भ्रंशमात्र भी धर्म नहीं है ॥॥४०॥। 


धर्म होता हो तो सब मनुष्यों के लिए रत्तजटित महल वना दिये जाते। ये 
सब बहुत थोड़े में हो जाते; क्योंकि देवता के लिए ये सव सरल कार्य होते हैं ।॥४१॥ 


खाना-पीना, गहना, कपड़ा आदि सारे गृहस्थ के काम-भोग हैं। उनकी वृद्धि 
बरने में पाप-कर्म की वृद्धि होती है ॥४२॥॥ 


भगवान्‌ ने किपाक फल की उपमा दी है ।॥८३॥ 


हु 


गृहस्थ के समस्त काम-भोग दुःख की खान हैं। उन्हें उत्तराध्ययन सूत्र में 


उन काम-भोगों का झ्ाचरण कराने में पाप-कर्मो का वन्‍्धन होता हैं। सम्यक 
दृष्टि देवता श्रंश मात्र भी उसमें घर नहीं मानते ॥४४॥ 


पु भन्तानी यह कहते हैं कि श्रावक का पोपण दाहने में धर्म है । लड़ द खिला- 
पार दया पलाने में पाप-कर्म दट जाते है ॥४५॥ 


कक । 


अहिसा विवेक 


लाडुवां साटे उपवास बेला करें, 

तिणरा जीतब नें छे घिक्‍कार जी। 
तिण नें पोषे छे लाडू मोल ले, 

तिण में धर्म नहीं छे लिगार जी ॥४६॥ 


लाडुवां साटे पोषा करें, 
तिण में जिन भाष्यो नहीं धर्म जी | 
ते तो इहलोकरे अरथे करे, 
तिणरो मूरख न जाणे मर्म जी ॥४७॥ 


धर्म हुव॑ तो समदिष्टी देवता, 
अचित्त लाडवादिक निपजाय जी । 
वले पाणी पिण अचित्त निपजाय ने, | 
श्रावकां नें जीमावे धपाय जी ॥४८॥ 
जावजीव सगला श्रावकां भणी, 
लाडवादिक अचित्त खवाय जी। 
अढी द्वीप तणा श्रावकां भणी, 
दया पलाबे पोसा कराय जी ॥४६॥ 


त्यांनें आरम्भ करवा दे नहीं, 

त्यांनें कलपे ते देवता देत जी। 
धर्म हुवे तो आधघो नहीं काढ़ता, 

यो पिण देवता लाहो लेत जी ॥५०॥ 


श्रावका नें वस्तु दे चावती, 

ऊणायत राखे नहीं तायजी। 
धर्म हुवे तो आधो काढ़े नहीं, 

त्यारे कुमिय न दीसे कांय जी ॥५१॥ 
जो धर्म हुवे श्रावक नें पोषियां, 

तो .देवता पिण करे यो धर्म जी। 
असंख्याता श्रावकां ने पोष नें, 

काटता ,निज पाप कर्मजी ॥५२॥ 


अनुकम्पा चौपई ह २८१ 


. लड्डुओं के लालच से जो उपवास या वेला करते हैं, उनके जीवन को घिक्कार 
है। लड्डू मोल लेकर जो उनका पोषण किया जाता है, उसमें जरा भी धर्म नहीं 
है ॥॥४६॥ 


लड्डश्नों के लिए पोषध आ्रादि क रते हैं, उसमें जिनेश्वर देव ने धर्म नहीं कहा 
है। वे पौपध आदि सब इहलौकिक हैं। मु्खे आदमी इसका मर्म नहीं जानते ॥॥४७॥॥ 


धर्म होता हो तो सम्यर्दृष्टि देवता अचित्त लड्डू और अचित्त पानी पैदा 
करके श्रावकों को भ्रवश्य खिलाते ॥४८॥ 


यावज्जीवन तक अढ़ाई द्वीप के सभी श्रावक्रों को लड्डू आदि अचित्त द्रव्य 
खिलाते और पौपध करा कर दया पलाते ॥४६९॥ 


उन्हें हिसा आदि आरम्भ नहीं करने देते और श्रावकों को जो कल्प्य होता, 
बह देवता देते | धर्म होता तो देवता देरी नहीं करते और ऐसा करके अपने-आपको 
कृतक्ृत्य करते ॥५०॥ 


यदि धर्म होता तो देवता श्रावकों को मनचाही वस्तु देते । जरा भी कसर 
नहीं रखते और न ऐसा करने में विलम्ब ही करते ॥५ १॥ 


यदि श्रावक का पोषण करने में धर्म होता तो देवता भी यह धर्म करते । 
असंख्य क्षावकों का पोषण करके अपने कर्म काठते ॥५२॥ 


ही । 


अहिंसा विवेक 


असंख्याता द्वीप समुद्र में 

असंख्याता श्रावक छो तामजी। 
त्यांने पोषे समदिष्टी देवता, 

जो जाणे धर्म नों काम जी ॥५३॥ 


श्रावक रो खाणों पीणो सर्वथा, 
अबव्रत में कह्या छे आमजी। 
तिण सूं समदिष्टी देवता, 
एहवो किम करसी काम जी ॥५४॥ 
सक्रे्र नें ईशाणेंद्र छे 
तिरछा लोक तणा सिरदार जी। 
हाल हुकम छे सगलां ऊपरे, 
असंख्याता द्वीप समुद्र मझार जी ॥५५॥ 
मच्छ गलामल लग रही, 
सारा द्वीप समुद्रां मांयजी। 
जो धर्म हुव॑ जीव बचावियां, 
तो इंद्र थोड़ा में देवे मिटाय जी ॥५६।॥ 
भगवंत कह्मो हुवे इंद्र नें, 
जीव बचायां धर्म होय जी। 
तो दोनूं इंद्र जीव बचावता, 
आलस नहीं करता कोय जी ॥५७॥ 
मच्छ भआ्रागा सूं मच्छ छोड़ायने, 
मच्छां नें देता जीवां बचाय जी। 
त्यांनं पिण भूखा नहीं राखता, 
अचित मच्छ कर देता खवाय जी ॥|५५॥ 
यूं कियां जिन धर्म नीपजे, 
तो भगवंत सिखावत आप जी। 


बले आराज्ञा देता तेहनें, 
चोड़े करता आहिज थाप जी ॥५६॥ 


अनुकम्पा चौपई श्८३े 


असंख्य द्वीप समुद्रों में असंख्य श्रावक रहते हैं। सम्यग्दृष्टि देवता यदि 
घर्म समझते तो उतका अवश्य पोषण करते ॥५३॥। ४ 


श्रावक का खाना-पीना आदि सब अव्नत्त में कहा गया है; इसलिए सम्यग 
दृष्टि देवता ऐसा कार्य नहीं कर सकते ॥५४।। 


तियंगू लोक के दो मालिक हैं---शक्रेन्द्र और इशानेन्द्र | उनका आदेश असंख्य 
द्वीप समुद्रों में सर्वोपरि है ॥॥५५॥ 


सभी द्वीपों एवं समुद्रों में जीव जीव को खा रहे हैं । यदि जीव व चाने में धर्म 
हो तो इन्द्र उस मच्छुगलागल को थोड़े में ही मिटा देता ५६॥ 


भगवान्‌ महावीर ने इन्ध को कहा होता कि जीव बचाने में धर्म है तो दोनों 
इन्द्र जीवों को बचाते । जरा भी आलस्य नहीं करते ॥॥५७॥ 


मत्स्य के मुंह से मत्स्य को छुड़ा कर उसे जीवित बचा लेते और उन बड़े 
मत्स्यों को भी भूखा नहीं मारते। निर्जीव मत्त्यों का निर्माण कर उन्हें खिला 
देते 
देते ।॥५८॥। 


ऐसा करने में जिन-धर्म होता तो भगवान्‌ स्वयं ऐसा सिखलाते। इन्द्र को 
ऐसी आज्ञा देते आर प्रकट रूप में उस वात की स्थापना करते ॥॥५६॥ 


आहिसा विवेक 
जीव ने जीवां बचावियां, 

ग्रो तो संसार नों उपगार जी। 
तठे जिनाज्ञा जावक नहीं, 
धर्म पिण नहीं छे लिगार जी ॥६०॥ 
छ काय नां शस्त्र बचाविर्या, 

छ काय नों वेरी होयजी। 
त्यांरो जीतवब पिण सावद्य कद्मो, 


त्यांनें बचायां. धर्म न कोय जी ॥६ १॥ 


ग्रसंजती रा जीवणा मे, 

धर्म नहीं अंसमात जी । 
बले दान देवे छे तेहनें, 

ते पिण सावद्य 


साख्यात जी ॥६२॥।॥। 
दान देवों नें जीव वचायवो, 
यो तो देवता ने आसान जी। 
यूं कियां धर्म हुवे तो देवता, 
जाये पांचमी गति प्रधान जी ॥६३॥ 
जीव बचावणो नें सावद्य दान नें, 


झोलखायो पुर शहर मझमार जी। 
संवत अरठारे वर्ष सताबनें, 


'काति विद चोदस नें शुक्रवार जी ॥६४।॥ 


झनुकम्पा चौपई | | सर्प 


जीवों को जीवित बचाने में सांसारिक उपकार है। जहां जिनेश्वर देव की 
जरा भी झाज्ञा नहीं है; वहां जरा भी धर्म नहीं होता ॥६०॥ 


पद्कायिक जीवों के शस्त्र रूप जीव को बचाने से वह छ काय का वेरी हो 
जाता है। उनका जीना भी सावद्य कहा गया है। उनको बचाने में धर्म नहीं 
होता ॥६१॥ 


असंयति जीवों के जीने में तिल भर भी धर्म नहीं है श्र जो उन जीवों को 
दान दिया जाता है, वह भी साक्षात्‌ सावथ्य है ॥६२॥ 


दान देना और जीवों को वचाना; ये दोनों कार्य देवताओं के लिए आसान 
हैं। ऐसा करने में धर्म होता तो देवता भी पंचम गत्ति (मोक्ष) प्राप्त कर 
लेते ॥६३।॥। 


संवत्‌ भ्रठारहसों सत्तावन, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी शुक्रवार के दिन जीव 
बचाने को और सावद्य दान को पुर शहर में भली-भांति बताया गया है ॥६४॥ 


परिहठिष्ट १ 


सांकेतिक कथाएं 


4 ५ हि 
हाथी के मब में मेचकुमार 


भेघकुमार राजा श्रेणिक का पुत्र था। वाल्यकाल से ही वह साधु-प्रेमी था । 
जव-जव भगवान्‌ श्री महावीर राजगृह में आते, तब-तव वह वंदन के लिए जाता, 
व्याख्यान-धवण भी करता। मेघकुमार राजकुमार तो था ही, उसके साथ-साथ 
उसमें वह सहज व्यक्तित्व भी था कि सभी साधु उससे वार्तालाप करने को समुत्सुक 
रहते। इस धर्मानुराग से प्रेरित होकर वह वैरागी बता और भगवान्‌ महावीर 
के पास दीक्षित हो गया। दीक्षित होने की प्रथम रात्रि में जब साधुों के सोने 
की व्यवस्था हुई तो उस व्यवस्था में मेघकुमार का क्रम सबसे अ्रन्तिम था। पहले 
दिन तक वह राजमहल की सुकोमल शब्या पर लेटा करता था और आज वह 
सामान्य तृण-विस्तर पर सोया था। वह गहरी नींद नहीं ले सका। उसके पास से' 
होकर साधुओं के आवागमन का क्रम भी सारी रात चलता ही रहा। रात्रि-जाग- 
रण की उस बेला में मेघकुमार के मन में नाता दुश्चिन्ताएं उत्पन्न हुईं । वह सोचने 
लगा, कल तक सभी साथुझों का भेरे प्रति इतना आदरभाव था और आज उनके 
संघ में दीक्षित हो जाने के साथ ही मेरी यह उपेक्षा ? न कोई हँचकर मुझसे बोल 
रहे हैं और न उन्हें मेरे सुख-दुःख की कोई चिन्ता ही दीख पड़ रही है । सभी अपने- 
श्रपने कार्य में तल्लीन हो रहे हैं। मैं व्यर्थ ही इस जंजाल में श्रा फंसा। खेर, भ्रव 
भी क्या हुआ है ? प्रातःकाल होते ही ये पात्र, रजोहरण आदि भगवान्‌ श्री महावीर 
को पुनः सौंप कर मैं अपने घर चला जाऊंगा। 

प्रातःकाल मुनि मेघकुमार भगवान्‌ महावीर के पास पहुंचे तो त्रिकालदर्शी 
भगवान्‌ ने स्वयं ही कहा--मेघकुमार ! आज रात को तू परीषहों से पराभृत 
हुआ। तेरे मन में यह विचार आया कि पात्र, रजोहरण आदि सौंप कर अपने घर 
चला जाऊंगा। है राजकुमार ! संयम ग्रहण करके इस प्रकार दुर्बलता दिखलाना 
उचित नहीं है। देख, अब तो तू मनुष्य है। तेरे में हिताहित का विवेक है। तू ने 
अपने पिछले भव में, जब कि तू एक पशुमात्र था, मानसिक दृढ़ता का बहुत बड़ा 
उदाहरण उपस्थित किया था। मेघकुमार सुनने में लीन हुआ और भगवान्‌ 
महावीर उसे वताने लगे--तेरा यह जीव पिछले भव में हाथी था। उससे भी 
पिछले भव में यह हाथी था । एक बार जंगल में आग लगी । हाथी प्राण वचा कर 
भागा। चलते-चलते भयंकर प्यास लगी । एक तालाव में पानी पीने के लिए वह 


२६० अ्रहसा विवेक 


ज्यों ही गया, कीचड़ में ऐसा फंसा कि वह फिर निकल नहीं पाया | एक दूसरा 
हाथी आया और दन्त-प्रहार से उस पर आक्रमण करने लगा। वहां से आयु पूर्ण 
कर तेरा वह जीव पुनः हाथी के रूप में पैदा हुआ । एक वार उसने जंगल में प्राग 
लगी देखी तो उसे जातिस्मरण हो ग्राया। उसने सोचा यह न हो कि फिर कभी 
जंगल में आग लग जाए और मुझे मर जाना पड़े । उसने एक योजन मण्डलाकार 
भूमि को साफ कर दिया। वहां तृण, वृक्ष, लता आदि कुछ भी नहीं रहने दिया 
और वहां वह सुख से रहने लगा। जंगल में फिर से आग लगी । जंगल के अन्य 
जीव-णन्तु भी प्राण-रक्षा के लिए उस मण्डल में आकर एकत्रित होने लगे । हाथी 
के चारों और भर गए । हाथी के लिए केवल खड़े रहने भर की जगह रह गई। 
अकस्मात्‌ हाथी ने शरीर खुजलाने के लिए एक पर ऊपर उठाया | संयोगवश एक 
शशक तत्क्षण उस रिक्त स्थान में आ बैठा। हाथी ने पेर नीचे रखना चाहा तो 
उस शशक का उसे पता चला। उस समय उसने प्राण, भूत, जीव, सत्त्व की अनु- 
कम्पा के लिए पैर उठाए रखा । एक दिन बवीता, दूसरा दिन भी बीता और तीसरा 
दिन भी वीतने लगा । उस उत्कट अ्रहिंसा-प्रतिष्ठान से हे मेघकुमार ! तुझे उस 
भव में अपूर्व सम्यवत्व-रत्व का लाभ हुआ । उस भव में भी तूने इतना दुःसह 
कष्ट सहा तो अश्रव तो तू मनुष्य है। हेयोपादेय को श्रधिक समभता है, तब तेरे 
मन में साधारण परिपहों के प्रति भी इतना अधेर्य क्यों ? 
मेघकुमार भगवान्‌ श्री महावीर की इस अ्रमृतोपम देशना से प्रभावित हुआ । 
अपने श्रधर्य के प्रति उसके मन में ग्लानि हुई। झ्रात्म-आलोचना कर पुनः संयमारूढ़ 
हुआ । 
--ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र ऋ० १ के आधार से 


+ 


२: 
ख्ररिष्टनेमि की अपनुकम्पा 


सौरियपुर नगर में वसुदेव नामक राजा राज्य करता था। उसके दो रानियां 
थीं; एक रोहिनी और दूसरी देवकी । उन दोनों के क्रमशः बलभद्र और श्रीकृष्ण 
दा पुत्र उत्पन्न हुए । वसुदेव के एक भाई का नाम था; समुद्रविजय | उसकी स्त्री 
का नाम था; शिवा | शिवा रानी के उदर से अ्रिष्टनेमि का जन्म हुआ श्रीकृष्ण 
ने उग्रसेन राजा की कन्या राजिमती से अपने वन्धु अरिष्टनेमि का विवाह सम्बन्ध 
निश्चित कर दिया। दोनों ओर से विवाह की जोर-शोर से तैयारियां हुईं। भरिष्ट- 
नेमि की बरात ज्यों ही उमग्रसेन राजा के यहां पहुंची, अरिष्टनेमि ने देखा कि बहुत 
सारे पशु-पक्षियों को वाड़ों और पिंजरों में बांध रखा है। वे अपने सारथी से वो ले--ये 
सब सुखार्थी जीव बाड़ों और पिजरों में किसलिए डाले गए हैं ? सारथी ने कहा--- 
ये सब भद्र प्रकृति के जीव आपके विवाह-कार्ये में बहुत से पुरुषों को भोजन देने के 
लिए एकत्रित किये गए हैं | इस प्रकार प्राणियों के विनाश-सम्वन्धी वचन को सुन- 
कर दयाद्रं हृदय राजकुमार ने कहा-- 
जह मज्क कारण एए हम्मंति सुबह जिया। 
न से एयं तु मिस्सेसें, परलोगे भविस्सइ ॥॥ 
अर्थात्‌ यदि ये वहुत से जीव मेरे कारण से मारे जाते हैं तो मेरे लिए यह पर- 
लोक में कल्याणप्रद नहीं होगा | यह कह कर भरिष्टनेमि कुमार ने अपने कुण्डल, 
कटिसूत्र आदि आभूषण उतार कर सारथी को दे दिए और कहा--रथ को वापस 
मोड़ो। मुझे इस प्रकार का हिसाकारी विवाह नहीं करना है। श्रीकृष्ण प्रभृति 
बहुतों के समभाने पर भी वे नहीं माने श्र उन्होंने प्रतिबुद्ध होकर दीक्षा ग्रहण 
की। वे २२ वें तीर्थंकर बने । 
--उत्तराध्ययनसुत्र श्र० १२ के झ्ाघार से 


£ 3.६ 
धर्मरुचि 


प्राचीन काल की घटना है। धर्मेघोष नामक महान्‌ आचार्य चम्पानगरी में 
आ्राएं। धर्मरेचि अनगार उनके तपस्वी शिष्य थे | उनके एक महीने की तपस्या 
पूरी हुई । भिक्षा लाने के लिए गुरु से आज्ञा लेकर सघन बस्ती में श्राए । उसी 
नगरी में नागश्नी नामक एक ब्राह्मणी (द्रौपदी के पूर्व भव का जीव) रहती थी। 
उसने उस दिन अपनी भोजन सामग्री में तुम्बे का शाक भी बनाया था। बनाने के 
बाद ज्योंही उसने वह चखा, उसे भान हुआ कि यह तो कड़वा तुम्वा है, खाने के 
योग्य नहीं है । ज्यों ही वह उस शाक को हाथ में लेकर किसी घूरा (उकरड़ी) 
पर गिराने के लिए चली; घूमते-फिरते महातपस्वी धर्मरचि अनगार उसकी 
रसोई के द्वार पर पहुंच गए । नागश्नी ने सोचा, व्यर्थ ही मुझे कहीं दूर इसे डालने 
के लिए जाना पड़ता । अच्छा हुआ यह मुनि आ गया । इसके पात्र में ही यह कंटुक 
शाक क्यों नहीं डाल दूं । मेरा बरततन तो खाली हो ही जाएगा। यह सोचकर उसने 
मुनि के पात्र में वह कड़वे तुम्बे का शाक डाल दिया। मुनि ने समझा, कसी श्रद्धा 
है, सारा शाक एक बार में ही बहरा दिया | मुनि उस शाक को लेकर अपने परम 
गुरु ध्मंघोष आचाये के पास आए और अपनी भिक्षा उन्हें दिखलाई । उस शाक 
को देखकर गुरु ने कहा, यह तो कड़वा तुम्बा है। यदि इसे खालोगे तो तत्काल 
मृत्यु हो जाएगी। यहं भक्ष्य नहीं हैं, इसलिए एकान्त निर्वद्य स्थान में जाकर इसे 
परठ दो । 

शाक का परिष्ठापन करने के लिए मुनि एकान्‍्त स्थान में आए। शाक की 
एक दो बूंद भूमि पर पड़ी कि बहुत सारी चींटियां वहां श्रा गई शौर देखते-देखते 
उस विषोपम शाक से सब मर गई । यह देख कर मुनि ने सोचा, एक दो बूंद मात्र 
से इतनी चींटियां मर गई, यदि सारा शाक परठ दूंगा तो न जाने कितनी चींटियों 
की हिंसा होगी ? इस प्रकार अपने द्वारा होने वाली हिंसा को टालने के लिए मुनि . 
ने चींटियों की श्रनुकम्प॒ की और वह सारा शाक ज्यों का त्यों अपने आप खागए। 
उस विपोपम शाक के भक्षण से शरीर में प्रवल वेदना हुई तो मुनि ने आमरण 
अनशन (संथारा) कर लिया । समाधिपूर्वक अपनी मनुष्य भव सम्बन्धी आयु शेष 
कर वे सवार्थ सिद्ध अनुत्तर विमान में देवरूप से उत्पन्न हुए । उस देव योनि से 
महाविदेह क्षेत्र में मनुष्यरूप में उत्पन्न होंगे शोर वहां संयम भ्रहण कर मोक्ष-पद 
प्राप्त करेंगे । 


- ज्ञाताधर्मकर्थांग सूघ आ० १६ के झाधार से 


+ नी + 
* है + 


मसगवान्‌ श्री महावीर और गोशालक 


भगवान्‌ श्री महावीर ने प्रन्नज्या ग्रहण की । प्रथम वर्ष में वे पाक्षिक तप करते 

रहे और अस्थि ग्राम में उन्होंने अपना वर्षाकाल विताया | दूसरे वर्ष में वे मासिक 
तप करने लगे अर्थात्‌ एक मास की तपस्या और एक दिन भोजन। राजगृह में 
नालन्दा की तन्तुवायञ्ञाला में उन्होंने श्रपना दूसरा वर्षावास विताया । उसी शाला 

के एक कक्ष में गोशालक रह रहा था। भगवान्‌ श्री महावीर ने अपने प्रथम मासिक 

तप का पारणा विजय गृहपति के घर पर किया। स्वर्णादि पांच द्रव्यों की वृष्टि 

हुईं | इस तपो-महिमा को देखकर गोशालक भगवान्‌ के पास आया और वोला--- 

हे प्रभो ! आप मेरे धर्माचाय हैं, मैं श्रापका धर्मान्तिवासी। उस समय भगवान्‌ ने 

उसके वचन को जरा भी आदर नहीं दिया, मन में भी उसे श्रच्छा न समझा और 
वे मौन रहे । दूसरे मासिक तप का पारणा आनन्द गृहपति के घर किया । उसी 

प्रकार तपः-प्रभाव प्रकट हुआ । गोशालक ने फिर उसी प्रकार अनुरोध किया, 

पर भगवान्‌ ने नहीं माना । इसी प्रकार तीसरे मासिक पारणे पर हुआ्आा। चौथे 

मास का पारणा पोल्लाक सन्निवेश में वहुल ब्राह्मण के घर हुआ और उसी प्रकार 

तपः-प्रभाव प्रकट हुआ । इस वार गोशालक ने अपने उपकरण विज्ञेष किसी ब्राह्मण 

को दे दिए और डाढी मूंछ मुंडाकर भगवान्‌ के पास आया। तीन प्रदक्षिणा देकर 

नमस्कार करते हुए वोला--आाप मेरे धर्माचार्य हैं, मैं आ्रापका धर्मान्तेवासी हूं। 

भगवान्‌ मे गोशालक के इस निवेदन को स्वीकार किया। तदनन्तर छः: वर्षों तक 

भगवान्‌ ने गोशालक के साथ विहार किया। लाभ-अलाभ, सुख-दुःख सहा। एक 

बार मिगसर के महीने में भगवान्‌ सिद्धार्थ ग्राम से कर्म ग्राम की ओर जा रहे थे । 

एक तिल के पौधे को देख कर गोशालक ने भगवान्‌ से प्रश्न किया--यह तिल का 

पौधा फलवान होगा या नहीं ? इस पौधे पर जो सात फूल लगे हैं, उनके 

सात जीव मर कर कहां उत्पन्न होंगे ? भगवान्‌ ने कहा--यह पौधा फलवान होगा 

और सात तिल पुष्पों के सात जीव इसी तिल पादप की एक फली में सात तिल ., 

होंगे। गोशालक ने भगवान्‌ के इस कथन को शथद्धापूर्वक स्वीकार नहीं किया, 

प्रत्युत उन्हें अ्सत्य प्रमाणित करने के लिए पीछे रह कर उस तिल वृक्ष के पांस 

आया और समूल उखाड़ कर एक ओर फेंक दिया। संयोगवश उसी समय थोड़ी 

वृष्टि हुई और वह तिल वृक्ष पुनः: जड़ जमा कर खड़ा हो गया। वे सात पुष्प भी 


२६४ अहिंसा विवेक 


कथित प्रकार से तिल-फली में सात तिल हो गए। 

भगवान्‌ कर्म ग्राम आए। उस ग्राम के वाहर एक वेश्यायण नामक तपस्वी 
रहता था | वह तीन-तीन दिन की तपस्या करता झौर सूर्य के सम्मुख आ्रतप लेता। 
सूर्य के ताप से उसके सिर से जूंएं भूमि पर गिर रही थीं। उनकी दया के लिए वह 
उन्हें उठा-उठा कर पुनः अपने वालों में रख रहा था । गोशालक भगवान्‌ के पाश्न 
से उठ कर उस तपस्वी के निकट आया और वबोला---तू कोई तपस्वी है या जूझ्ों 
का शब्यातर (स्थान देने वाला) । तपस्वी शान्त रहा । गोशालक इसी बात को 
: पुनः-पुनः दोहराता रहा | तपस्वी ऋषध में झा गया | वह अपनी आतापना भूमि से 
सात-श्राठ पग पीछे गया और जोश में आकर उसने भ्रपनी तपोलव्ध तेजोलब्धि 
गोशालक को भस्म करने के लिए छोड़ दी । भगवान्‌ श्री महावीर ने कुछ ही दूर 
बेठे यह सब देखा । गोशालक पर अनुकम्पा आई । उन्होंने उस वैश्यायण तपस्वी 
की तेजोलब्धि का प्रतिधात करने के लिए अपनी शीतल तेजोलेश्या का प्रयोग 
कर डाला । उस प्रयोग से उस तपस्वी का प्रयोग विफल हो गया । गोशालक को 
सुरक्षित खड़ा देख कर तापस सब रहस्य समझ गया ; उसने भ्रपनी तेजोलब्धि का 
प्रत्यावर्तन किया और कुछ क्षणों तक बोलता रहा--भगवन्‌ ! मैंने आपको जाना, 
मैंने आपको जाना | गोशालक इस समग्र घटना चक्र से अवगत रहा । वह भगवान्‌ 
क्रेपास आकर बोला--यह जूओों का शय्यातर आपके प्रति क्या कह रहा है: 
भगवान्‌ ने सारा वृत्तान्त उसे बताया । गोशालक भयभीत हुआ और मन में खुश 
भी हुआ कि मैं मरते-मरते बच गया । गोशालक ने भगवान्‌ से पूछा--भगवन्‌ ! 
यह तेजोलेश्या कैसे उत्पन्न होती है ? भगवान्‌ बोले--कोई व्यक्ति छः महीने 
तक बेले-बेले तप करे। पारणे में एक चूलू उष्ण जल व एक मुट्ठी उड़द ग्रहण, 
करे। प्रतिदिन ऊंची बांहें कर सूर्य के सम्मुख झातापना ले। उसे छः मास के अन्त 
में यह तेजोलब्धि प्राप्त होती है। गोशालक ने भगवान्‌ के इस कथन को हृदयंगम 
कर लिया । 

एक दिन पुनः भगवान्‌ उस कार्म ग्राम से सिद्धार्थ ग्राम की श्रोर जा रहे थे। 
गोशालक भी साथ था। वह स्थान आया, जहाँ गोशालक ने तिल वृक्ष को उखाड़ 
डाला था। गोशालक ने कहा--भगवन्‌ ! तिल वृक्ष के सम्बन्ध से आपने जो कुछ 
मुझे कहा था, वह सब मिथ्या निकला। न वह तिल वृक्ष निष्पन्न हुआ है और न 
वे सात पुष्प-जीव मर कर सात तिल हुए हैं। भगवान्‌ ने कहा--गोशालक : तू ने 
मेरे कथन को असत्य करने के लिए उस तिल वृक्ष को उखाड़ डाला था, पर आक- 
स्मिक वृष्टि-योंग से वह पुनः मिट्टी में रूप गया और वे सात पुष्प जीव भी उस 
तिल वृक्ष की फली में सात तिल हो गए हैं । मेरा कथन किचितु भी असत्य नहीं 


सांकेतिक कथाएं २९५ 


है । गोशालक उस तिल वृक्ष के पास गया और वह फली तोड़ी तो उसमें सात ही 
बिल निकले | गोशालक ने सोचा--जिस प्रकार वनस्पति के जीव मर कर पुनः 
उसी शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार सभी जीव मर कर उसी शरीर में 
उत्पन्त हो सकते हैं। उस प्रकार गोशालक ने अपना 'पारिवृत्य परिहार! का एक 
नया सिद्धान्त वना लिया । गोशालक का ध्यान तेजोलब्धि को प्राप्त करने में 
लगा था। वह वहां से भगवान्‌ से पृथक्‌ हो गया । 
यथाविधि छः महीनों की तपस्या कर उसने तेजोलब्धि प्राप्त कर ली। 
लोगों को भविष्य आदि कहने लगा। पाइ्वनाथ भगवान्‌ के कुछ शिथिलाचारी 
साधु उसके शिष्य हो गए । भ्रनुयायियों की संख्या वढ़ने लगी । स्वयं की प्रतिष्ठा 
बढ़ाने के लिए वह भगवान्‌ श्री महावीर की निन्‍दा करता और अपने-श्रापको 
तीर्थंकर कहता । 
श्रावस्ती नगरी में दोनों का एक ही समय में आगमन हुआ। कुछ लोग 
मह॒वीर को तीर्थंकर कहते तो कुछ लोग मायावी गोशालक को । गौतम स्वामी 
ने परिषद्‌ के बीच गोशालक के विगत जीवन के विषय में भगवान्‌ श्री महावीर 
से पुछा । भगवान्‌ महावीर ने कहा--यह डाकोत का पुत्र है। गोशाला में इसका 
जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम गोशालक रखा गया। इस प्रकार भगवान्‌ ने 
गोशालक का अपना शिष्य होने से लेकर अ्रव तक का सारा वर्णन परिषद्‌ में 
सुनाया। नगर में चर्चा चल पड़ी । गोशालक को यह सब सुन कर बहुत ही क्रोध 
आया और भगवान्‌ के पास आकर बोला--काश्यप ! जिस मंखली पुत्त को तुम 
अपना शिष्य वतला रहे हो, वह मैं नहीं हू । वह तो मर कर कभी देवलोक में चला 
गया । उस गोशालक के शरीर में मेरा तो केवल पारिवृत्य हुआ है। तुम मेरे लिए 
तथा प्रकार का भिथ्या प्रचार कर रहे हो, यह ठीक नहीं है । 
गोशालक जब इस प्रकार प्रलाप करने लगा, तव भगवान्‌ के सुशिष्य 
स्वातुभूति मुनि, गोशालक के पास आए और बोले--हे गोशालक भगवान्‌ 
ने तुर्के प्रश्रज्या दी, शिष्य रूप में मुण्डित किया, तुके तेजोलेश्या बताई, 
तु्े पढ़ाकर बहुश्नुत किया, तू भगवान्‌ के साथ ही इस प्रकार की अनार्यता 
बरत रहा है। तेरे लिए यह सुन्दर नहीं है। तू वही गोशालक है, इसमें 
हमें ज़रा भी सन्देह नहीं है। यह सुन कर योशालक और अधिक क्रोधोद्धत हो 
गया और अपनी तेजोलब्धि को फोड़ कर उसने सर्वानुभूति मुनि को भस्म कर 
डाला । यह सव करके भी उसने सनन्‍्तोष नहीं लिया । पुनः वह उसी प्रकार कटु 
प्रलाप करने लगा। सुनक्षत्र नामक मुनि ने सर्वानुभूति मुनि की तरह फिर उसे 
टोका। गोशालक ने उन्हें भी भस्म कर डाला। तीसरी वार गोशालक और 


२६६ अहिसा विवेक 


अधिक भगवान्‌ के प्रति जहर उगलने लगा। भगवान्‌ ने कहा--हे गोशालक ! 
मैंने तुझे प्रव्र॒ज्या दी, यावत्‌ बहुश्रुत किया। गोशालक ने भगवान्‌ के प्रति भी 
अपनी तेजोलव्धि का प्रयोग किया। यह तेजोलेश्या भगवान्‌ के दरीर से टकराई, 
शरीर परितप्त हुआ, पर वह शरीर में प्रवेश नहीं पा सकी | वह तेजोलेश्या वापिस 
होकर स्वयं गोशालक के शरीर में लग गई । शरीर में भीपण दाह लगी शभ्ौर वह 
जोर-जोर से वोलने लगा--यह काश्यप छः महीने के श्रन्दर छद॒मस्थ स्थिति में 
ही मर जाएगा। भगवान्‌ महावीर ने कहा--मैं तो श्रभी सोलह वर्ष तक गन्ध 
हस्ती की तरह विहार कहूंगा। तुभने जो तेजोलेश्या मेरे पर छोड़ी थी, बह ते 
ही शरीर में प्रवेश कर गई है। इससे तू सातवें दिन छदमस्थ स्थिति में ही काल- 
घम्म को प्राप्त होगा । नगर में चर्चा हुई कि दोनों जिन परस्पर विवाद कर रहे हैं 
और एक दूसरे को अभिशाप दे रहे हैं। गोशालक अपने स्थाव पर चला गया । 
मन में तो वह समझता ही था कि महावीर सर्वज्ञ, सर्वंदर्शी तीर्थंकर हैं। उन्होंने 
मेरे लिए जो कहा है, वह होकर रहेगा। उसने अ्रपने शिष्यों को एकत्रित कर 
सारी वस्तुस्थिति सच-सच बता दी और अपने गृरुतर पाप के लिए अपने आपकी 
बहुत ही भत्सना की । आखिर भगवान्‌ महावीर स्वामी के कथनानुसार वह सातवें 
दिन काल-धर्म को प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी को छः महीनों तक उस तेजोलेश्या 
से निष्पन्न शारीरिक परिताप भोगना पड़ा। 

गोतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा--अ्रापका अन्तेवासी कुशिष्य गोशालक 
मर कर कहां गया है ? भगवान्‌ ने कहा--मेरा कुशिष्य श्रन्तेवासी गोशालक यहां 
से मर कर बारहवें देवलोक में उत्पन्न हुश्रा है। क्योंकि मरते समय उसने अपनी 
बहुत ही आत्म-भत्सेना की है। परन्तु उससे पूर्व जो उसने गृरुतर पाप किये हैं, 
उनक्रे फल उसके बाद नाना योनियों में भोगता रहेगा । 


“--भगवती सूत्र शतक १४५ के आ्नाधार से 


जा आ 
जिनरक्ष और रयणादेवी 


चम्पानगरी में माकन्दी सार्थवाह के जिनपाल और जिनरक्ष दो पुत्र थे। उन 
दोनों भाइयों ते ग्यारह वार लवण समुद्र की यात्रा की थी और अपने व्यापार से 
बहुत सारा घन एकत्रित किया था। वारहदीं वार वे फिर लवण समुद्र की यात्रा 
के लिए प्रस्तुत हुए । माता-पिता ने निषेध किया, पर उन्होंने वह नहीं माना और 
यात्रा में चल पड़े। जब जहाज समुद्र के बीच पहुँचा तो बड़े जोर का तूफान 
आया। समुद्र की उत्तुंग लहरों से टकरा कर जहाज नष्ट-अष्ट हो गया। टूटा हुप्रा 
एक काष्ठ-खण्ड डूबते हुए दोनों भाइयों के हाथ लगा। उस पर बेठकर दोनों भाई 
सहज गति से तैरते हुए रत्वद्वीप नामक स्थल पर जा पहुंचे । उस द्वीप की स्वा- 
मिनी का साम रयणादेवी था। उसने उन दोनों को देखा और उन्हें अपने झ्ाश्रय 
में ले लिया | तव से वे दोनों भाई उस कामातुर देवी के साथ भोग-विलास करते 
हुए वहीं रहने लगे। 

एक दिन लवण समुद्र के श्रधिष्ठायक सुस्थित नामक देव की श्राज्ञा से वह 
रयणादेवी लवण समुद्र की सफाई करते के लिए गई। जाते समय उन दोनों भाइयों 
को उसने कहा, दक्षिण दिशा के वन खण्ड को छोड़ कर और किसी भी दिशा के 
वन खण्ड में भ्रमण कर सकते हो । पीछे से दोनों भाइयों ने इच्छानुसार अ्रमण 
किया । सहसा मन में आया, दक्षिण दिशा के लिए देवी ने निपेध क्‍यों किया ? 
वहां अवश्य कोई रहस्य है। हमें चलकर देखना चाहिए। वहां जाकर उन्होंने 
देखा, सैकड़ों मनुष्यों की हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं और एक जीवित पुरुष झूली 
में पिरोया पड़ा है। यह स्थिति देखकर वे बहुत घवराएं और उस मरणासन्त 
पुरुष से कुछ जानना चाहा। उसने कहा--जहाज के टूट जाने से मैं यहां झा 
पहुँचा था। मैं काकन्दी नगरी में रहने वाला घोड़ों का व्यापारी हूं । वहुत दिनों 
तक यह देवी मेरे साथ काम-भोग भोगती रही । मेरे द्वारा एक छोटा-सा श्रपराध 
हो जाने पर उसने मुझे यह दण्ड दिया है। तुम दोनों की भी किसी दिन यही स्थिति 
होने वाली हैं। पहले भी इसने कितसे लोगों को मारा है, ये हड्डियों के ढेर स्वयं 
बता रहे हैं। यह घुनकर दोनों भाई वहुत भयभीत हुए और वहाँ से भाग निकलने 
का उपाय उससे पूछने लगे | उसने बताया, पूर्व दिशा के वन खण्ड में शैलक दामक 
एक यक्ष रहता है। उसकी आराघना करने से वह तुम्हें इस देवी के प्रपंच से 


श्श्प ह अहिंसा विवेक 


छुड़ा सकता है। दोनों भाई पूर्व दिशा के वन खण्ड में श्राए और उन्होंने शेलक यक्ष 
की ग्राराधना की। प्रसन्न मुद्रा में यक्ष प्रकट हुआ और कहने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारे 
इच्छित स्थान पर पहुंचा दूंगा, किन्तु वह्‌ देवी मार्ग ही में ग्राकर तुम्हारे से अनु- 
नय-विनय करेगी और अपने हाव-भाव से तुम्हें मोहित करना चाहेगी। यदि 
तुम मन से भी उसकी शोर विचलित हुए तो मैं तुम्हें बीच ही में छोड़ दूंगा। दोनों 
भाइयों ने कहा--हम ऐसा नहीं होने देंगे । किसी भी प्रकार आप हमें ले चलिए। यक्ष 
ने घोड़े का रूप बनाया और दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बैठ जाने के लिए 
कहा। दोनों भाई पीठ पर बेठे और घोड़ा पवन वेग से आकाश मार्ग में उड़ने 
लगा। देवी अपने स्थान पर लौटी और दोनों भाइयों को वहां नहीं देखा तो क्षोभ 
हुआ। उसने अपने देव-सम्वन्धी ज्ञान से तत्काल यह पता लगा लिया कि शलक 
यक्ष की पीठ पर बेठ कर दोनों भाई आकाश मार्ग से जा रहे हैं। वह तत्काल वहां 
पहुंची और उन्हें मोहित करने के लिए अ्रनेक हाव-भाव दिखलाने लगी, श्रपने 
विरह की असह्य वेदना अभिव्यक्त करने लगी। जिनपाल दृढ़ रहा, विचलित नहीं 
हुआ । जिनरक्ष को उसकी अ्रम्यर्थना पर अनुकम्पा आई और वह रागपुर्वक उस 
की ओर देखने लगा। यक्ष ने उसे विचलित हुआ समझ कर पीठ से नीचे गिरा दिया । 
नीचे गिरते हुए जिनरक्ष को देवी ने खड़ग में पिरो लिया श्रौर उसके टुकड़े-दुकड़े 
कर दिए। जिनपाल सकुशल चम्पानगरी में पहुंचा। अ्रपने माता-पिता से मिला । 
कुछ समय तक सांसारिक सुख भोग कर उसने दीक्षा ग्रहण की। श्रायु शेष कर 
सौधर्म देवलोक में पहुंचा। वहां से महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर मोक्ष प्राप्त 
करेगा । 

--ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र श्र० & के श्राधार से 


४६: 
हरिणेगमेषी देव और सुलसा 


।. भहिलपुर नाम का नगर था। वहां नाग नामक एक गृहपति रहता था। 
उसकी पत्नी सुलसा थी। किसी समय एक ज्योतिषी ने सुलसा को बताया कि तू 
मृत बन्ध्या है अर्थात्‌ तुम्हारे पुत्र तो होंगे, किन्तु वे मृत स्थिति में ही पैदा होगें । 
यह सुनकर सुलसा बहुत दुःखित हुई। उसने हरिणेगमेषी देव की आराधना 
की । देव उपस्थित हुआ । सुलसा ने अपने दुःख की बात देव से कही । देव ने सुलसा 
पर अनुकम्पा करते हुए कहा--मृत को जीवित करना किसी के बस की बात 
नहीं है। अधिक-से-अधिक मैं यह कर सकता हूं कि तुम्हारे मृत पुत्रों को और 
किसी प्रसूता के यहां रख दूं और उसके स्वस्थ बालकों को तत्काल तुम्हारे यहां 
लाकर रख दूं। सुलसा ने देव की बात स्वीकार कर ली। | 

देव ने अपने ज्ञान-बल से जानना चाहा कि जब-जब सुलसा के पुत्र पैदा होंगे, 
तव-तवब और किस स्त्री के पुत्र होने वाले हैं। उसे पता चला महा राजा वसुदेव की रानी 
देवकी के एक-एक कर छः पुत्र होने वाले हैं श्रौर राजा कंस एक-एक कर उन सब 
को मारने वाला है। देवता को यही सुन्दर उपाय सू का कि देवकी के पुत्रों को सुलसा 
के यहां रख दिया जाए और सुलसा के पुत्रों को देवकी के यहां । देव ने वैसा ही 
किया । महारानी देवकी ने समझा, मेरे छवों पुत्र कंस द्वारा मार दिए गए हैं, पर 
वे चरम शरीरी छवों पुत्र सुलसा के यहां सकुशल जीवित रहे। उन छवों पुत्रों ने 
बाईसवें तीर्थंकर अरिष्टनेमि प्रभु के पास दीक्षा ग्रहण की और किसी समय जब 
नेमिनाथ भगवान्‌ द्वारिका में आ्राए तो सहज संयोग से दो-दो कर वे सभी देवकी 
के यहां भिक्षा के लिए आए। देवकी को उन्हें देखने से सहज स्नेह उत्पन्न 
हुआ । नेमिनाथ भगवान्‌ के पास जाकर जब उसने उसका कारण पूछा, तब 
नेमिनाथ भगवान्‌ ने वताया कि ये छवों तेरे ही पुत्र हैं ! 


“अश्रन्तगडदसाज् सूत्र ऋ० १ के आधार से 


* 9 :र; 
हरीकेजी मुनि 


एक चाण्डाल कुल में बालक का जन्म हुआ्आम। जिसका नाम माता-पिता ने हरिकेशी 
रखा। वह अत्यन्त कुरूप था। बड़ा हुआ तो अत्यन्त कटुभाषी और हो गया। 
कुरूपता और कटुभाषिता इन दो दोषों के कारण प्रत्येक आदमी उससे घृणा करता । 
यहां तक कि कटुम्व के लोग भी उसे अपने से दूर बैठने के लिए कहते | एक दिच 
जाति-भोज का प्रसंग आया। सब लोग आमोद-प्रमोद में एक साथ बैठ कर खा 
रहे थे । हरिकेशी को उस मधुर गोष्ठी से दूर कर दिया गया। उसका अपमानित 
हृदय कुछ सोच ही रहा था, उसी समय उस मधुर गोणष्ठी के पास एक विषेला सर्प 
निकल आया। चाण्डाल लोग देखते ही उस पर टूट पड़े और तत्क्षण उसे मार 
डाला | कुछ ही समय पदचात्‌ एक निर्विष दुमुहा जन्तु निकला । चाण्डालों ने उसे 
मारा नहीं, प्रत्युत उसकी पूजा की। हरिकेशी को इस घटना ने आाइचर्य में डाल 
दिया | वह सोचने लगा, यह क्या ? एक की तर्जना और एक अर्चना | तत्काल 
उसके ध्यान में आया, सविषता और निविषता ही इसका एकमात्र कारण है। भ्रपनी 
आत्मा के बारे में भी उसे यही सूका | दूसरे लोगों का अरनादर नहीं होता और 
मेरा होता है, इसका भी एकमात्र हेतु यही है कि मेरी वाणी में जहर भरा है। इस 
आत्म-चिन्ता में उसे जाति-स्मरण हो आया । प्रव्नज्या ग्रहण कर ली और पूर्व संचित 
कर्मों के साथ लोहा लेने के लिए घोर तप करने लगे । उनके तपः-प्रभाव से एक 
यक्ष भी उनकी सेवा में रहने लगा । 

एक दिन मुनि भिक्षा के लिए पर्यटन करते हुए एक यज्ञ-मण्डप में आरा पहुंचे । 
वहां ब्राह्मणों ने मुनि के रंगहप और चर्या की भर्त्सना की। यक्ष से यह सब न 
देखा गया । उसने मुनि के शरीर में प्रवेश कर उनसे वाद-विवाद करना प्रारम्भ 
कर दिया। फिर भी ब्राह्मण भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं.हुए, प्रत्युत तत्रस्थित 
विप्र-पुत्र बेंत, दण्डे और कोड़े से मुनि को पीटने लगे। मुनि के श्रनुकम्पक यक्ष 
ने अपने देव-वल से उन विश्र-पुत्रों को ओंथे मुख घरती पर गिरा दिया और सबके 
मुंह से रुधिर बहने लगा । अ्रेत्त में सभी लोगों ने आकर मुनि से क्षमा-याचना की, 
तो मुनि ने कहा--मेरा तुम लोगों के प्रति जरा भी रोप नहीं है । यह जो कुछ था, 
वह बलक्षविह्ठित था। उसने मेरी अनुकम्पावश यह सव किया । 
“उत्तराध्यवन सूत्र ब्र० १३ के आधार से 


+ 


धारिणी रानी की गर्मानुकम्पा 


धारिणी रानी अपने गर्भ की अनुकम्पा के लिए यत्नापूर्वक बैठती थी, यत्ना- 
पूर्वक खड़ी होती थी, यत्ना के साथ सोती थी और वह अपने गर्भ की अ्रनुकम्पा 
के लिए ऐसा आहार करती जो नञ्नमति तीक्षण, न अति कठुक, न अति कपैला, न 
श्रति खट्टा और न श्रति मीठा होता । देश काल के अनुसार उस गर्भ के लिए हित- 
कारक, परिमित व पथ्य आहार करती थी । श्रति चिन्ता, श्रति शोक, भ्रति दीनता, 
अति मोह, अति भय तथा अति च्रास अपने-आ्रपको नहीं होने देती । गन्धमाल्य व 
अंलकार रों से युक्त होकर सुखपूर्वक अपने गर्भ का वहन करती थी । 


“-ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र श्र० १ के ब्लाधार से 


हा 
रानी धारिणी 


श्रेणिक राजा की एक रानी का नाम घारिणी था। एक बार जब वह गर्भवती 
हुई तो उसे अ्रकाल मेघ का दोहद उत्पन्न हुआ । दोहद की पूर्ति के अ्रभाव में वह 
दिन-प्रतिदिन क्षीण होने लगी । राजा बहुत चिन्तित हुआ । उसने यह बात अपने 
पुत्र अभयकुमार से कही । भ्रभयकुमार ने कहा--मैं दोहद-पूर्ति का उपक्रम करूंगा । 
वह अपने पूर्व भव के मित्र देव की श्राराधना में बेठा | तीन दिनों के उपवास की 
सफल आराधना से देव उपस्थित हुआ | अ्रभयकुमार ने उसके सामने अपनी समस्या 
उपस्थित की । उस देव ने अपनी वेक्रयिक शक्ति से तत्काल मेघ वरसाया। रानी 
धारिणी राजा के साथ हाथी पर बैठ कर राजगृह के निकटस्थ वेभार पव॑त की 
अपत्यकाश्रों में आनन्दपूर्वक विहार करने लगी। इस प्रकार देवता ने अपने मित्र 
अभयकुमार पर अ्रनुकम्पा की । 


-ज्ञाताधकथयाज्भः सूत्र अ० १ के श्राधार से 


४१०६ 
श्रीकृष्ण द्वारा वृद्ध की अनुकस्पा 


वाईसवें तीर्थंकर श्ररिष्टनेमि प्रभु द्वारिका नगरी के बाहर उद्यान में पधारे। 
संवाद पाकर श्रीकृष्ण वासुदेव अपने विस्तृत परिकर के साथ वन्दन करने के लिए 
चले। टूर से उन्होंने देखा, एक वृद्ध पुरुष ईटों के ढेर में से एक-एक ईंट उठा कर अपने 
घर में रख रहा है। श्रीकृष्ण को वृद्ध पर अनुकम्पा आई । उन्होंने राह चलते ही 
उस ढेर से एक ईंट उठा कर उस वृद्ध के घर रख दी। पीछे चलने वाले लोगों ने भी 
श्रीकृष्ण का अनुकरण किया । एक-एक ईंट उठा कर उन्होंने भी उसके घर रख दी। 
वृद्ध का श्रम-साध्य कार्य थोड़े में निपट गया । 


--अन्तगडदसाजुः सूत्र झ० दे के आधार से 


४ १५१: 
गजसुकुनाल 


गजसुकुमाल थ्रीक्षष्ण के छोटे भाई थे। वे बहुत चुकुमार थे। एक वार २२वें 
तीर्थकर श्री अरिष्टनेमि प्रभु द्वारिका नगरी में आ्राए। श्रीकृष्ण के साथ गजसुकुमाल 
भी वन्दन करने के लिए आये और-वहां भगवान्‌ नेमिनाथ की देशना सुनी । चरम 
शरीरी होने के कारण गजसुकुमाल को तत्क्षण वैराग्य उत्पन्त हुआ और इस नद्वर 
संसार के प्रति अत्यन्त ग्लानि हुईं। माता देवकी और ज्येष्ठ वन्धु श्रीकृष्ण ने उन्हें 
दीक्षा न लेने के लिए वहुत कुछ समक्राया,पर वे अपने संकल्प में दृढ़ रहे । अन्ततो गत्वा 
माता और वन्धु को उनके दीक्षा-ग्रहण में सहमत हो जाना पड़ा। गजसुकुमाल 
दीक्षित हो गए। भगवान्‌ नेमिनाथ की श्राज्ञा लेकर दीक्षा के प्रथम दिन ही उन्होंने 
भिक्षु की वारहवीं पड़िमा (प्रतिमा) अश्रंगीकार की। रात को इमशान-भूमि में 
जाकर ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ गए। 

सौमिल नामक ब्राह्मण की एक सुहूपा कन्या को गजसुकुमाल के साथ व्याह 
देने के लिए श्रीकृष्ण ने संकल्प कर रखा था। जब उस सौमिल को यह पता चला 
कि गजसुकुमाल ने मुनिन्नत भ्ंगीकार कर लिया है तो वह अत्यन्त उद्विन्न हुआ । 
रात को वह उसी स्मशान-भृमि में श्राया और गजसुकुमाल को घ्यानस्थ मुद्रा में 
देखकर और भी क्रोधित हुआ। उस क्रोध विद्वल सौमिल ने ध्यानस्थ मुनि के सिर 
पर गीली मिट्टी की पाल लगा दी और बीच में श्मशान-भूमि के जल-जलते अंगारे 
जाकर रख दिए। गजसुकुमाल के घैयं और अ्रहिसा की वह अन्नि-परीक्षा थी। 
गजसुकुमाल अडोल भेरु की तरह स्थिर रहे। उन्होंने श्रपने आप सब कुछ सहा, 
पर अ्रश्निकायिक जीवों के प्रति और उस सौमिल के प्रति पूर्ण अनुकम्पा का भाव 
दिखाया । उसी उपसर्ग में वे कैचल्य प्राप्त कर मोक्षगामी हुए। 


--अन्तगडदसाड्भः सूत्र अ० ८ के आधार से 


४१२५ 
नमि राजर्थि 


मिथिला नगरी में नमि नामक राजा थे। एक वार उनके शरीर में दाह-ज्वर 
का रोग उत्पन्त हुआ | असह्य वेदना से राजा व्याकुल हो उठे। उन्हें कुछ नहीं 
सुहाता। यहां तक कि रानियां उनके शरीर पर विलेपन करने के लिए चन्दन घिस 
रही थी और उनके कंक्रणों से जो शब्द हो रहा था, वह भी राजा के लिए असह्य 
हो गया । राजा ने कहा--शब्द बन्च होना चाहिए। रानियों को यह सूचना दी 
गई तो उन्होंने एक-एक कंकण अपने हाथों में रखा | शेष उतार कर एक ओर रख 
दिए । शब्द बन्ध हो गया ! कुछ ही समय पश्चात्‌ राजा ने कहा--शब्द बन्ध कंसे 
हो गया ? क्‍या रानियों ने चन्दन घिसना बन्ध कर दिया ? उत्तर मिला--किसी 
भी रानी के हाथ में दो कंकण नहीं हैं, एक-एक ही कंकण हरएक के हाथ में है। 
इसलिए शब्द नहीं होता । नमि राजा को इस एक और अनेक की घटना से प्रति- 
वोध मिला । एकाकीपन में शान्ति है। अनेकता ही संघर्षों का कारण है। रोग 
दान्त हुआ । नमि राजा ने प्रत्येक बुद्ध होकर प्रव्नज्या ग्रहण की । एकाकी विहार 
करने लगे। उन नमि राजपि के निर्मोह-भाव की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण 
के रूप में इन्द्र आया। उसने अपनी देव-शक्ति से दिखलाया कि मिथिला नगरी 
सांय-सांय कर जल रही है। वह राजपि से वोला--मुने ! आपकी यह मिथिला 
कुछ ही क्षणों में भस्मसात्‌ हो जाने वाली है। श्राप इसकी शान्ति का कोई उप- 
क्रम करें। आपकी आंखों में अ्रमृत है, आप एक वार भांक भी लेंगे तो मिथिला-दहन 
शान्‍्त हो जाएगा। देखिए, आपकी रानियां, पुत्र-पोत्रादि पारिवारिक, सभासदु 
स्‍त्री, वाल, वृद्ध आदि नागरिक, हाथी, घोड़े, गाय आदि पश्ु किस प्रकार रोदन 
कर रहे हैं । आप उन सव पर करुणा कर एक वार उनकी ओर मांके। नमि राजपि 
ने उत्तर दिया--- 

सुहं वसामो जीवामो जसि सें नत्यि किचणं। 
मिहिलायां डज्कमाणायां न में डज्कइ क्िचणं ॥ 

मैं सुख में वश रहा हूं, सुख में जी रहा हूं। मिथिला के जलने में मेरा अपना 
कुछ नहीं जल रहा है। इस प्रकार अनेक वार कहने पर भी नमि राजपि ने मिथिला 
की झोर नहीं रांका और अपनी निर्मोह स्थिति में लीन रहे । 


--5त्तराध्ययन सूत्र ऋ० € के आधार से 


: १३: 
संगम और महावीर 


एक दिन इहस्त-र भा में छोप्रस्य तीबकर भगवान श्री महावीर की चर्चा नली । 
सभी देवों ने और विशेषकर इन्द्र ने उनकी का्ल-साहि्ष्णता की भरि-भरि प्रभंसा की। 
संगम नामक एक मित्यादष्टि देख को यहा राब नहीं रचा । बह भगवान महावीर 
'कों पीछित करने के लिए उनके पीछे पड गया । कभी-कभी बह ग्राम में चोरी के 
लेता और व्यानरथ भगवान्‌ महावीर के पास ग्राकर बह स॒राए हुई चीज रस देता । 
लोग जब पूछते तू ने चोरी क्यों की, तो वह उत्तर देशा-मेरें इस गुरु ने मु 
कहा था। अज्ञानी लोग भगवान्‌ श्री महावीर को यातना देते । छः महीने तक यह 
क्रम चलता रहा । कभी कुछ कभी कुछ, पर महावीर अपनी साधना में प्रटल रहे। 
उन्होंने जरा भी रोप उस संगग देवता पर प्रगट नहीं क्रिया । एक दिन तो उसी 
संगम देव ने केवल एक रात में भगवान श्री महावीर की बीस मारणान्तिक के 
दिए। फिर भी भगवान्‌ अपनी शान्ति और क्षमता में ज्यों के त्यों अडोल रहे 
कहा जाता है, अन्त में इन्द्र ने स्वयं ग्राकर अपने वच्ध से उस देवता को प्रताड़ित 
किया। अपने देवलोक से बाहर निकाला । उसने मे रु पर्वत पर जाकर सदा के लि 
बास किया। 


हि 
जज 
भ्भ 


ना 


“--कल्पसूत्र के आधार से 


558 


चूलनीपिता 


काशी नगरी में चूलचीपिता नामक गृहपत्ति रहता था। उसके पास चौवीस 
करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थीं, जिनमें भ्राठ करोड़ सुरक्षित आगार में, आठ करोड़ व्यापार 
में और आठ करोड़ भोगोपभोग में थी ! वह अस्सी हजार गायों का स्वामी था। 
भगवान्‌ श्री महावीर के पास धर्मं-अवण कर वह धर्मोपासक वना | एक दिन वह 
जब पोषधशाला में पोषध-म्रत कर रहा था, एक देवता श्राया और उसे पौपध-दब्रत 
छोड़ देने के लिए कहने लगा। चूलनीपिता के न मानने पर देवता ने उसके 
बड़े लड़के को सामने लाकर मारा और उसके द्वरीर के मांस खण्डों को उसे 
देखते-देखते तेल के कड़ाहे में तला । चूलनीपिता स्थिर रहा। देवता ने दूसरे पुत्र 
की भी वही गति की श्र तीसरे की भी। चूलनीपिता को अडोल देखकर देवता 
वोला--हे चूलनीपिता ! यदि तू अरब भी ब्रत का त्याग नहीं करता तो अब में 
तेरे पुत्रों की तरह तेरी माता को भी, जिसे तू देव और गुरु के वराबर मानता है, 
तेरे सामने लाकर इसी प्रकार मार डालूंगा । माता की अनुकम्पा से द्रवित होकर 
चुलनी पिता उठ खड़ा हुआ। उस देव को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा और जोर- 
जोर से चिल्लाया। देव अन्तर्धान हो गया श्रीर उसकी वांहों में एक खम्वा आ 
गया। कोलाहल सुनकर उसकी मां भद्ठरा उसके पास आई और वोली--हे पुत्र ! 
तू जोर-जोर से क्यों चिल्ला रहा है ? चूलनीपिता ने सारी घटना कह सुनाई। 
उसकी माता ने कहा--पुत्र ! यह सब देव माया थी ॥ न ही तेरे पुत्र मारे गए 
श्रौर न मुझे ही कोई मारने वाला था। तू व्यर्थ ही मेरी श्रनुकम्पा के लिए उठा । 
: तेरा पौषध-ब्रत भंग हुआ है। तू इसका प्रायश्चित्त कर। तदवुस्तार चूलनीपिता 
ब्रत-भंग की आलोचना कर शुद्ध हुआ । बहुत वर्षो तक श्रावक-पर्याय. का पालन 
कर वह देव गति में उत्पन्न हुआ । 


--उपासकदसांग सूत्र श्र० ३ के ग्राधार से 


१ 
सुरादेव 


वाराणसी में सुरादेव नामक गृहपति रहता था। उसके पास अ्रठारह करोड़ 
स्वर्ण मुद्राएं थीं। साठ हजार गायें थीं। भगवान्‌ महावीर का धर्मोपदेश सुनकर 
श्रमणोपासक बना । एक दिन जबकि वह पौषध-ब्रत में था, एक दुष्ट देव ने पौषध- 
व्रत छोड़ देने को कहा। जब उसने यह न माना, देवता ने उसके बड़े लड़के का 
उसके सामने दथ किया और उसने सुरादेव के शरीर में सोलह भयंकर रोग उत्पन्न 
करने का डर दिखाया। सुरादेव विचलित हो गया और उस देवता को पकड़ने के 
लिए दौड़ा | देवता श्राकाश् में अन्तर्थाव हो गया और उसके हाथ में पौषधशाला का 
सम्भा श्रागया । उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी धन्या उसके पास 
आई भर चिल्लाने का कारण पूछने लगी । उसने सारा हाल कह सुनाया । धन्या 
ने कहा---यह सब देव माया थी | तुम्हारा पौपध-भंग हो चुका है। इसका प्राय- 
श्चित्त करो । तदनुसार सुरादेव ने अपने भग्न-न्रत की श्रालोचना की और कालान्तर 
से मृत्यु धर्म को प्राप्त हो स्वर्गवासी हुआ | 


“-उपासकदसांग सूत्र ० ४ के भ्राधार से 


४्क्द्ूद 
चुल्लडतक 


झालम्बिका नगरी में चुल्लशतक नामक एक गृहपति रहता था । उसके पास 
अठारह करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और साठ हजार गायें थीं। भगवान्‌ श्री महावी र से धर्मो- 
पदेश सुनकर वह श्रमणोपासक वत गया। पौषघ-न्नत में देवता ने आकर कहा--- 
पौषध-ब्रत छोड़ दो, नहीं तो तेरी सारी सम्पत्ति इधर-उचघर फेंक कर मैं ब्वस्त कर 
देता हूं । वह देव को पकड़ने के लिए दौड़ा । देव अदृइ्य हो गया और उसके हाथ में 
खम्भा रह गया । चिल्लाने की आवाज सुन कर उसकी पत्नी वहुला आई और 
उस देव माया को समझा कर उसे पौपव-ब्रत भंग करने का प्रायश्चित्त करवाया । 


--उपासकदसांगसूत्र अ० ५ के श्राधार से 


:१७: 
दकडालपुत्र 


पोलासपुर नगर में शकडालपुत्र नामक कुम्भार रहता था। उसके पास तीन 
करोड़ स्वर्ण मुद्राएं व दस हजार गायें थीं। उसकी पत्नी का नाम अग्निमित्रा था । 
भंड-निर्माण का उसके वहुत बड़ा उद्योग था। बह श्राजीवक सम्प्रदाय के नायक 
गोशालक का अनुयायी था। एक दिन अश्रशोक वाटटिका में वह आजीवक मत के 
अनुसार बव्रत-साधना कर रहा था । उस समय एक देवता प्रकट हुआ और बोल[-- 
देवानुप्रिय कल यहां महामाहण' आने वाला है। वह जिन है और त्रिलोकपृज्य 
है। तुम उसे प्रणाम करना और उसकी सेवा करना । 
शकडालपुत्र सोचने लगा>मेरे धर्माचार्य मंखलीपुत्र गोशालक ही 'महा- 
[हण' और त्रिलोकपुज्य हैं । वे ही कल यहा आयेंगे । मैं उनकी सेवा करूंगा । 
दूसरे दिन वहां महावीर स्वामी श्रमण-समुदाय के साथ पधारे। सहस्नों लोग 
दर्शन झर व्याख्यान सुनने के लिए एकत्रित हुए । शकडालपुत्र के मन में भी कौतृ हल 
श्रौर जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह भी भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दन करने के 
लिए आया । भगवान्‌ श्री महावीर ने कहा---कल जो किसी देव ने श्राकर किसी 
महामाहण' के श्राने की सचना तुर्के जो दी थी, वह गोशालक के लिए नहीं थी। 
यहू रहस्योल्लेख सुन कर शकडालपुत्र बहुत प्रभावित हुआ और उसने श्रपनी 
दुकानों में निवास करने के लिए भगवान्‌ श्री महावीर को आमंत्रित किया । 
भगवान बहां आए और रहने लगे। शकडालपुत्र नितान्त नियतिवादी था । एक 
देन जबकि मिद्ठी के बर्तनों को सुखाने का काम चल रहा था, भगवान्‌ श्री महावीर 
शकटठालपुत्र से कहा-देवानुप्रिय ! क्‍्याये सारे बर्तन बिना प्रयत्त किए ही 


न 


यारह्ाएटे ? 


५ | हिए | # सकन- 5) 


5 


हा 


शयाटालपुव--प प्रयत्न से नहीं बने हैं । जो कुछ होता है, वह नियतिबण ही 


था | 
५ 
क् 
3५६ 


सांकेतिक कथाएं ३११ 


यह सुन कर शकडालपुत्र को समभ्यक्‌ ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने गृहस्थ-धर्म 
को स्वीकार किया | महावीर स्वामी विहार कर गए। 
एक दिन गोशालक शकडालपुत्र को पुनः अपने धर्म में आरूढ़ करने के लिए 
उसके घर आया | शकडालपुत्र ने उसे किचित्‌ भी सम्मान नहीं दिया । गोशालक 
ने और कोई रास्ता न पाकर भगवान्‌ महावीर स्वामी की प्रभावशाली स्तुति की । 
शकडालपृत्र बोला-- हे गोशालक ! तुमने मेरे धर्माचार्य की स्तुति की है, इसलिए 
मैं तुम्हें अपनी दुकानें रहने के लिए और शब्या संस्तारक आदि ग्रहण करने के लिए 
आमन्त्रित करता हूं। गोशालक दूकानों में रहा । शकडाल पुत्र को फिर से अपने 
सम्प्रदाय में लाने के लिए प्रयत्तशील बना, पर सफलता मिलती न देखकर वहां 
से श्रन्यत्र विहार कर दिया । 
इस प्रकार श्रमणोपासक पर्याय का पालन करते हुए शकडालपुत्र को चौदह 
वर्ष बीते । पन्द्रहवें वर्ष में जव॒कि वह एक दिन पौषध-ब्रत की उपासना में था, एक 
देवता आया और उसके पौषध-ब्रत को भंग करने के लिए एक-एक कर उसके तीन 
पुत्रों को उसके सामने मारा और उनके मांस-खण्ड तेल में तले । फिर वह देवता 
अग्निमित्रा भार्या को मारने के लिए उद्यत हुम्नरा। शकडालपुत्र उसे पकड़ने के 
लिए दौड़ा। देवता आकाश में उड़ गया और उसके हाथ में खम्भा आ गया। 
कोलाहल सुनकर अ्रग्निमित्रा उसके पास आई और वस्तुस्थिति का ज्ञान कराते हुए 
बोली--तुम्हारे पुत्र सकुशल हैं और मैं सकुशल हूं। पौषध-द्नत में मुझे बचाने के 
लिए उठे, इसका प्रायश्चित्त करो। तदनुसार शकडालपुत्र प्रायश्चित्त कर शुद्ध 
हुआ झौर कालान्तर से स्वर्गवासी हुआ । 


-5उपासकदसांग सूत्र अ० ७ के आधार से 


48, 
चेटक और कोणिक का संग्राम 


राजगृह नगर में श्रेणिक (विम्ब्रसार) राजा राज्य करता था। उसके ज्येप्ठ, 

पुत्र कोणिक ने उसे कारावास में डलवा दिया और स्वयं राजसिंहासन पर बठा । 
श्रेणिक अपनी विडम्बना के भय से विप-प्रयोग कर मर गया | कोणिक राजा के 
काल, सुकाल आ्रादि सौतेली माताओं से उत्पन्न ग्यारह भाई और थे। सवबरो छोटा 
भाई विहल्लकुमार था। श्रेणिक राजा ने अपने जीवन-काल में ही दो वस्तुएं उसे 
विशेष रूप से प्रदान की थीं। एक सेचानक नामक गन्धर हस्ती और एक अठारहसरा 
बंक्ूचल नामक हार। उस हार और हाथी के प्रयोग ने कोणिक की महारानी 
आयती के मन में ईप्या उत्पन्त कर दी। वह हठ लेकर बंठ गई । कोणिक ने उसे 
रामझाया कि ये दो वरतुएं उसे पिताजी के अनुग्रह से उपलब्ध हुई हैं । उन्हें हमें 
मांगने का कोई अधिकार नहीं है। महारानी भ्रपने हठ पर डटी रही अन्त में 
कोणिक को यह मान ही लेना पड़ा कि किसी भी प्रकार से मैं ये दो वस्वुएं तुम्हें 
प्राप्त करा द्वी दूंगा। कोणिक ने विहल्लकुमार से हार व हाथी की याचना की । 


पता चला कि कोणिक वलपूर्वक भी इन वस्तुओं को लेना चाहेगा। बह चतुरता से 
हार, हाथी वे अपने अन्तःप्र को लेकर विशाला नगरी में श्रपने नाना चेटक की 
घरण में चला गया। कोणिक राजा ने एक दत चेटक राजा के पास भेजा और उसके 
द्वारा राप भरे दब्दों में सन्देश कहलाया---हार व हाथी के सहित विहललकुमार 
को श्राप म्॒झ; सॉप दे । चेटक राजा ने दत से कहा--तुम कोणिक से कहना, जिस 
कार तुम चेलना के पत्र श्र मेरे दोहिते हो, उसी प्रकार बिहल्लकुमार भी चलना 
दंग पुत्र और मेरा दोहिता है। विहल्लक्रमार को अपने हिस्से का राज्य भी नः 
मिला शोर गत सुम उससे हार व हाथी भी लेना चाह रहे हो, यह श्रनुचित है 
दल ने जाकर कौशिक को सारे समाचार सनाएं। कोणिक ने सर्सन्‍्य अपने 
दस भाइयों दो बला लिया झौर राजा चैठक पर चढ़ाई कर दी । चेटक राजा ने भी 
धपने मित्र सब मह्यि बंदा के राजाड्ों को गौर नव लच्छछि बंध के राजाग्रों के 
बडा जिया और विशडाउुमसार विधवा बारता बता कर उ्ें युद्ध के लिए सहमत 
नाएँ यड् में था डटीं। तार संग्राम छीन लगा। जेटक 


सह होने या बरदान ग्रा था। काल, सुकाल गरादि दस 


कस 
हक 
+४ 
तक 

हा हे 
लक 
॥। 
लक 
६, 
के 
ञ्न्डँ 
दिए 


सांकेतिक कथाएं ३१३ 


भाई एक-एक कर सेनापति होकर आए और चेटक राजा के अमोघ वाण से 
घराशायी हो गए। कोणिक राजा ने तीन दिनों का तप कर अपने पूर्व भव के मित्र 
शक्रेनद्र और चरमेन्द्र की आराधना की। वे दोनों सहायक होकर युद्ध में उतरे । 
प्रथम दिन महाशिला नामक संग्राम हुआ और चेटक राजा के सैनिक उस देवी 
शिलापात से मरने लगे । दूसरे दिन रथमूसल संग्राम हुआ । उसमें मृशल-प्रह्म र से 
चेटक के सैनिक बड़ी संख्या में मरे। कहा जाता है कि इन दो दिनों के 
संग्राम में एक करोड़ अस्सी लाख मनुष्य मारे गए। इस देवी-शक्ति के सामने 
चेटक राजा नहीं ठहर सका और विशाला नगरी में जा घुसा । नगरी के दरवाज़े 

बन्द कर दिये गए। कोणिक राजा अपने समग्र वल से से भी दरवाजैों और प्राकार 
को गिरा कर नगरी में न जा सका। लम्बी अवधि के पश्चात्‌ एक कुलवालक नामक 
गुरु-द्रोही और अ्रष्टात्मा तपस्वी साथु की सहायता से वह नगरी में प्रवेश पा 
गया। हार देव प्रदत्त था; अतः वह देवों द्वारा अपहृत हो गया और हाथी नगर 
प्राकार की खाई के अग्नि प्रकोप में फंस कर काल-घर्म को प्राप्त हा गया । 

चेटक राजा ने एक प्रछ॒न्न स्थान में आम रण अनशन द्वारा अपना अन्त कर 

लिया। इस प्रकार विना किसी यथेष्ट परिणाम के यह नर-घातक युद्ध समाप्त हो. 
गया । 


-निरयावलिया सूत्र श्र० २ से १० के आधार से 


४ शै : 
समुद्रपाल 


चम्पानगरी में पालित नामक एक व्यापारी रहता था। वह जीव, ग्रजीव, 
पुण्य, पाप आदि का ज्ञाता और निग्नेन्थ धर्म का उपासक था। एक बार व्यापार 
करने के लिए वह जहाज द्वारा पिहुंड नगर में आया और वहां व्यापार करने लगा । 
थोड़े ही दिनों में व्यापार बहुत बढ़ा और वह नगर का प्रतिष्ठाप्राप्त व्यापारी 
बन गया । एक वेश्य ने अपनी लावण्यवती कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया । 
आनन्दपुर्वके समय बीतने लगा। कुछ दिनों पदचात्‌ अपनी गर्भवती पत्नी को साथ 
लेकर पालित श्रावक जलपोत द्वारा चम्पानगरी जाने के लिए बिदा हुआ्ना । 
पालित की पत्नी ने समुद्र में चलते उस जलपोत में ही एक पुत्र को जन्म दिया+। 
समुद्र में पैदा होने के कारण उसका नाम समुद्रपाल रखा गया। बालक बहुत ही 
ऋान्तिवान और जलप्रिय था । उपयुक्त वय में उसने योग्य गुरु से बहत्तर कलाश्ों 
व नीति-शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। युवावस्था में सुरूपा कन्या के साथ उसका 
विवाह सम्पन्न हुआ । रमणीय महलों में वह सांसारिक सुखों का भोग करके रहने 
लगा। 

एक दिन वह अपने महल के गवाक्ष में बेठा हुआ राजपथ की हलचल देख 
रहा था। इतने ही में उसने देखा---एक चोर को बधक जन बध्य भूमि की ओर 
लिए जा रहे हैं। उस चोर की स्थिति पर विचार करते हुए उसे वेराग्य उत्पन्न 
हुआ और वह एकाएक समस्त भोग-विलासों को ठुकरा कर साधु वन गया। अनेक 
वर्षों तक संयम का यथाविधि पालन कर मोक्ष को प्राप्त हुआ । 


--उत्तराध्ययनसूत्र श्र० २१ के आधार से 


४ २० : 
तप्रानन्द श्रावक 


वाणिज्य ग्राम नामक एक नगर था। आनन्द गृहपति वहां रहता था । उसके 
पास बारह करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और चालीस हजार गायें थीं। वाणिज्य ग्राम नगर 
के बाहर कोलाक नामक सन्निवेश था। वहां झानन्द गृहपति के भ्रनेक स्वजन मित्र 
रहते थे । उस सन्निवेश में एक वार भगवान्‌ श्री महावीर श्राएं। वहां जितशत्रु 
राजा वन्दन के लिए गया। संवाद पाकर आनन्द गृहपत्ति भी वहां गया। सभी ने 
शान्‍्त चित्त प्रवचन सुना । प्रवचन के पश्चात्‌ राजा तथा अन्य लोग अपने-अपने 
स्थान गए । श्रानन्द वहां रुका रहा और उसने पांच अणब्रत और सात शिक्षात्रत 
रूप श्रावक-धर्म श्रंगीकार किया । 

चौदह वर्ष तक वह श्रावक-पर्याय पालता रहा पन्द्रहवें वर्ष में अपने ज्येष्ठ 
पूत्र को अपना सारा दायित्व सम्भला कर पौपधशाला में रह कर एकादश श्रावक- 
पडिमा की आराधना करने लगा । शरीर में शेथिल्य का संचार होते देखकर उसने 
झामरण अनशन ग्रहण कर लिया। उस झामरण अनशन से उसे सुविस्तृत अवधि- 
ज्ञान प्राप्त हुआ । जिससे वह उत्तर में चूल हेमवन्‍्त पर्वत तक, दक्षिण, पश्चिम 
झौर पूर्व में पांच सौ योजन लवण समुद्र तक, ऊपर सौधमम देवलोक तक और 
अधो प्रथम नरक के लोलुच नरकावास तक देखने और जानने लगा । 

उन्हीं दिनों भगवान्‌ श्री महावीर उद्यान में श्राएं। गौतम स्वामी तेले की 
तपस्या पूर्ण कर भगवान्‌ श्री महावीर से आज्ञा लेकर भिक्षा के लिए नगर में 
आए । नगर में आनन्द श्रावक के आमरण अनशन की जव चर्चा सुनी तो देखने 
का भाव उनके मन में उत्पन्न हुआ । वे आनन्द की पौपवशाला में आए। आनन्द 
ने शारीरिक असामर्थ्य के कारण लेठे-लेटे ही वन्दना की श्र चरण स्पर्श किया। 
झ्ानन्द ने कहा, भगवन्‌ गौतम, क्या आमरण अनशन में गृहस्थ को भ्रवधिज्ञान 
उत्पन्त हो सकता है ? 

गौतम--हां, हो सकता है । 

झानन्द--मुके अवधिज्ञान प्राप्त हुआ है और वह पूर्व और पश्चिम आदि 
दिशा्ं में इतना विश्ञाल है । 

गोतम--आ॥्ानन्द, गृहस्थ को इतना विद्याल अवधिज्ञान नहीं मिल सकता। 
पघनशन में तेरे से यह मिथ्या सम्भाषण हुआ है; अतः तू इसकी आलोचना या 


३१६ | अहिसा विवेक 


प्रायश्चित्त कर । 
आनन्द--प्रभो ! महावीर प्रभु के शासन में सत्याचरण का प्रायश्चित्त होता 
है या असत्याचरण का ? 
गौतम--अ्रसत्याचरण का । 
आनन्द--प्रभो ! आ्राप ही प्रायश्चित्त करें । आप ही से अ्रसत्याचरण हुआ्ना है। 
आनन्द की इस दढ़तापूर्ण वार्ता को सुन कर गीतम स्वामी सम्भ्रान्त हुए। वहां 
से चलकर महावीर प्रभु के पास आए झौर वह सारा वार्तालाप उन्हें कह सुनाया । 
भगवान्‌ महावीर ने कहा-गौतम ! तुम्हारे से ही असत्याचरण हुआ है। 
तू आानन्द के पास जा और उससे क्षमा-याचना कर। 
गौतम स्वामी तत्काल आनन्द के घर श्राए और कहा--आननन्‍्द ! भगवान्‌ 
महावीर ने तुझे ही सत्य कहा है । मैं वृथा विवाद के लिए तेरे से क्षमा चाहता हूं। - 
+-उपासकदसांगसूत्र अ० १ के आधार से 


कक 5 
अश्रणिक का नरक-गमन 


भगवान्‌ श्री महावीर बृहत्‌ श्रमण-समुदाय के साथ राजगृह नगर में पधारे। 
श्रेणिक राजा राज-परिवार और सेना के साथ बड़े ठाद से वन्दन करने के लिए 
थ्राया | विशाल परिपद्‌ में धर्मोपदेश हुआ्ना । देशना के अनन्तर श्रेणिक राजा ने 
खड़े होकर विनम्र भाव से भगवान्‌ से पूछा--भगवन्‌ ! आपके निम्न॑न्थ प्रवचन 
में मेरा पूर्ण विश्वास हैं और उसे ही मैं यथार्थ मानता हूं | श्रापके प्रति मेरी अगाव 
श्रद्धा है। आप बताएं मैं यहां से काल-घर्म को प्राप्त होकर किस योनि को प्राप्त 
कहूंगा ? सारी परिषद्‌ जानने को उत्सुक हो उठी थी । श्रेणिक के मन में शअ्रपूर्व 
उत्साह था और निश्चय था--भगवान्‌ मेरे लिए कोई विशिष्ट गति का ही निरू- 
पण वारेंगे। 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--श्रेणिक ! यहां से आवुष्य पूर्ण कर तू पहली नरक 
में पंदा होगा । 

श्रेणिक स्तव्ध रह गया । सारी परिपद्‌ विस्मित हो उठो। भगवान्‌ ने कहा--- 
शेणिक ! डरो मत । विराट सुखों की ओर जाते हुए तुम्हारा यह नरकावास 
चहुत ही लघु है। उस नरक योनि को पार कर तू फिर मनुष्य-योनि प्राप्त करेगा 
और मेरे ही जैसा भावी चौवीसी का प्रथम तीर्थंकर होगा । 

श्षेणिक---भगवन्‌ ! कित कर्मो के परिणाम स्वरूप मुझे यह नरक का भोग 
मिला ? 

भगवान्‌--तू ने आाहुंदु-धर्म प्राप्त करने से पूर्व शिकार सेलते समय एक 
गर्भवती मृगी को अपने बाण से मारा था और उस हित्ता-कृत्य पर गवित हुआ था 
कि मैंने कसा लक्ष्य साधा है कि एक ही बाण से हिरणी और उसके गर्भस्थ वच्चे 
चींध गए। उस अकृत्य की अतिशय शलाघा से यह निकाचित (नहीं टूटने वाला ) 
कर्म वन्‍्ध हुआ और वह तुझे अनिवाय रूप से भोगना ही पड़ेगा । 

वृद्धावस्था में यही श्रेणिक राजा राज्यलोलुय पुत्र कोणिक के द्वारा कारावास 
में डाला गया | माता चेलणा के द्वारा कोणिक दुल्कारा गया तो उसे अपने कृत्य 
पर पश्चाताप हुग्ना और वह पिता को मुवत करने के लिए कारवास की ओर गया । 
'वेणिफ ने समझा, यह दुप्ट पुत्र मेरी और भी विडम्बना करना चाहता होगा। 
अच्छा है, मैं अपने श्राप मर जाऊं। राजा के हाथ में दिप मुद्रिका थी और बह उस 
माध्यम से बझात्म-ह॒त्या कर मर गया और दरकगामी हम्ा । 


ह“-मिरवावलिया सूत्र श० १ के बावार से 


: २२: 


ब्रह्नमदत्त चक्रवर्ती और चित्तमुनि 


चित्त नामक मुनि थे। ब्रह्मदत्त नामक चक्रवर्ती था। दोनों ने ज्ञान-बल से 
अपने पिछले पांच भवों को देखा । पिछले भवों की सहवर्तिता के कारण इस छठे 
भव में भी दोनों का अनुरागपूर्ण मिलन हुआ । चक्रवर्ती को अपने भाई की त्याग- 
दशा पर दया आई। उसने बहुत प्रकार से उसे काम-भोगों के लिए श्रामन्त्रित 
किया, पर मुनि का मन जरा भी विचलित नहीं हुआ प्रत्युत मुनि ने कहा---सर्व 
गीत विलाप रूप हैं | नाटक विडम्बना रूप हैं। सर्व प्रकार के आभूषण भार रूप हैं 
और सर्वे काम-भोग दुःख के देने वाले हैं। जिस प्रकार सिह मृग को पकड़ कर मृत्यु 
के मुख में पहुंचा देता है उसी प्रकार निश्चय ही मृत्यु अन्त समय में इस जीव को 
परलोक में पहुँचा देती है। उस समय माता-पिता और बन्धु उसे रोक नहीं सकते। 
इसलिए राजन्‌ ! तू ही काम-भोगों को छोड़ कर संयम ग्रहण कर। चत्रवर्ती ने 
कहा मैं--मानता हूं, मुनिवर तुम जो कह रहे हो, वह सब सच है, पर मैं ग्रपने 
झसवित भाव को छोड़ कर संयम-पथ पर चल सक, ऐसा मनोबल नहीं रखता | 
अन्त में दोनों एक-दूसरे से अलग हुए और अपने-अपने रास्ते से जीवन भर चलते 
रहे । इस मनुष्य गति को छोड़ कर दोनों दो उत्कृष्ट गतियों को प्राप्त हुए, मुनि 
मोक्ष गति को और चक्रवर्ती सप्तम नरक को। 


--5त्तराध्ययन सूत्र अ० १३ के ग्राधार से 


5 र्‌ डे हि 
नन्‍दन मणिहारा 


राजगृह नगरी में नन्दन नामक मणिहारा रहता था। वह धन वानन्‍्यादि से 
सम्पन्त और नगर के प्रमुख लोगों में से एक था । कालान्तर से वह जन श्रावक वन 
गया। नाना ब्रत नियमों की आराधना करने लगा। एक वार ग्रीष्मकाल में उसने 
तीन दिनों का पौपध-ब्रत किया । भयंकर गर्मी पड़ी | प्यास से उसका मन आकुल- 
व्याकुल हो उठा । परिणामों की स्थिति विषम हो गई। वह सोचने लगा, धन्य है 
वे लोग जो कुग्रां, वावड़ी आदि बनवाते हैं। मुझे भी ऐसा ही धर्म करना चाहिए। 

प्रात: काल भोजन आदि से निवृत्त होकर राजा के पास गया और भूमि-याचना 
की । राजाज्ञा पाकर उसने एक विशाल पुष्करिणी तैयार करवाई। उसके चारों 
ग्रोर चार वाग लगवाए | पूर्व के बाग में चित्रशाला, दक्षिण के बाग में दानशाला, 
परद्चिम के वाग में श्रौषधशाला श्र उत्तर के बाग में अलंकारशाला वनवाई। 
सहस्रों लोग वहां आते झौर इच्छित सुख-सुविधा प्राप्त करते। नगर में नन्‍्दन 
मणिहारे की श्लाघा फल गई। 

श्रन्त में नन्दन मणिहारा के शरीर में एक साथ कुप्ठादि सोलह रोग 
उत्पत्त हुए । नाना उपचारों से भी वे शान्‍्त न हुए । अपनी प्रवित्तियों में ग्रासकत 
नन्‍्दन मणिहारा मरा और उसी पुणष्करिणी में दर्दुर रूप से उत्पन्त हुआ । आते- 
जाते लोग नन्‍्दन मणिहारे की प्रशंसा करते । वह सब सुन कर उसे जातिस्मरण 
ज्ञान हुआ। उसने अपने श्रापको पहिचाना। अपने मिथ्याचरण का पद्चात्ताप 
किया। फिर से श्वावक के वारह ब्रत पालन करने लगा। भगवान्‌ धरी महावीर 
राजगृह में पधारे। पुष्करिणी पर जल भरने के लिए आाती-जाती स्त्रियों के मुख 
से यह संवाद उस ददुं र को भी मिला । 

नन्‍्दन दर्दुर यह संवाद पाकर बहुत प्रसन्‍न हुआ । फुदक-फुदक कर वह भी 
भगवान्‌ के दर्शनों के लिए चल पड़ा । राजमार्ग पर श्रेणिक राजा का भी श्रागमन 
हो रहा था। अ्रकस्मात्‌ वह दर्दुर राजा श्रेणिक के घोड़े के पैर से कुचला जाकर 
घायल हो गया । राज-मार्ग के एक ओर हट कर उसने भगवान्‌ श्री महावीर को 
वन्‍्दन किया और झामरण अनशन कर लिया। वह शुभ ध्यानरत वहां से मरा 
ओर प्रथम देवजोक में ददु रावतंशक विमान में देवरूप से उत्पन्न हुआ । 


“ज्ञाताधमंकथांग सूत्र अ० १७ के आधार से 


55 कह: 5 
पाठर्व प्रसु और धरणेन्द्र पद्ावती 


तेईसवें तीर्थंकर पाश्वेनाथ प्रभु जब कुमारावस्था में थे, एक बार वन-क्रीड़ा 
से नगर की श्रोर जा रहे थे। देखा, रास्ते के एक ओर एक जटाधारी तपस्वी धुनी 
तप रहा था। नगर के अनेकानेक प्रमुख लोग उसकी तपस्या से प्रभावित होकर 
उसके चारों ओर एकत्रित हो रहे थे। पाइवेकुमार ने कहा--तपस्विन ! यह 
तुम्हारा कसा तप ? अनगिन जीवों को भस्म कर तुम अपना कल्याण चाहते हो ? 
तपस्वी--राजकुमार ! तुम/धर्म के रहस्य को क्या समभते हो, दृधमुंहे 
बच्चे हो । क्या मेरी इस घुनी में कोई जलता हुआ्आा जीव तु नजर भी झा रहा है ? 
पाइर्वकुमार--तुम्हारी धुनी में जो बड़ा लक्कड़ जल रहा है, उसके श्रन्दर 
विशालकाय सर्प और सर्पिणी जल रहे हैं । यह मैं तुम्हें अपने ज्ञान-बल से बताए 
देता हूं । 
तपस्वी ने कहा---तुम्हारा ज्ञान मिथ्या होगा | देखो में श्रभी इस लक्कड़ 
को चीर देता हूं। 'प्रत्यक्षस्थ कि प्रमाणम्‌” यह कह कर उसने तत्काल कुल्हाड़ी 
उठाई और उस लक्कड़ को चीर डाला । उसी समय एक सर्प श्लौर सरविणी तिल-' 
मिलाते हुए वाहर आए। वे मरणासन्न स्थिति में थे। पाइवकरुमार ने उतको नवका- 
रमन्‍्त्र सुनाया और चार शरण दिए । वे वहां से मर कर घरणेन्द्र और पद्मावती 
हो गए। परिपद्‌ में उस कमठ तापस की भत्संना हुई। लोग धिक्‍्कारने लगे झ्ौर 
कहने लगे यह कैसा धर्म ? तापस पाइर्वकुमार पर बहुत कुद्ध हुआ, पर करता भी 
दया ? 
पाइवंकुमार ने प्रब्रज्या ग्रहण कर ली और तपस्या, कायोत्सर्ग श्रादि करने लगे । 
हू कमठ दापस भी नाना तपस्या करता हुआ सरा और साथारण-सी देवगति में 
उत्पन्न हुत्रा । एक दिन पाइवबनाथ प्रभु को कायोत्सर्ग मुद्रा में देख कर उसके मन 
में प्रतिशोध जगा और वह मूसलाधार पानी वरसाने लगा। उत्ती समय धरणंद्ध 
भर पद्मावती के सिहासन डोल उठे । पद्मावती ने उपस्थित होकर सिंहासन 
हंवे विदृद्णा को और बरणेन्द्र ने पास्वप्रभु के ऊपर छत्र धारण क्रिया । कमठ की 


पुनः; पनत्त हाता पड़ा । 


बज 


+पाग्वचरित्र के श्रावार से 


*र२ए: ु 
राम और सुग्रीव का उपकार सम्बन्ध 


राम का जीव किसी एक भव में महापुर नामक नगर में एक श्रेष्ठि-पुत्र था। 
उसका नाम पद्मरुचि था। वह धर्म तत्त्व का ज्ञाता, द्वादश ब्रतधारी श्रावक 
था। एक दिन महापुर नगर से एक गोकल गुजरा । एक वृषभ अशक्‍्त होकर 
रास्ते पर ही गिर पड़ा। गोकुल आगे चला यया। अ्रसहाय वृषभ अपनी अन्तिम 
बासे गिन रहा था। श्रेप्ठि-पुत्र पद्मरुचि वहां सहज ही पहुंचा। उसके मन में 
वृषभ की मरणासन्‍्न स्थिति पर करुणा आईं। वह सद्भावपूर्वक वहां ठहरा। 
वपभ को चार शरण दिलाए, नवकारमन्त्र सनाया | वषभ उस सदविचार के साथ 
मरा और उसी पुण्य-प्रभाव से उसी नगर के राजा छत्नछाय के घर पुत्ररुप में 
उत्पस्न हुआ | माता-पिता ने उसका नाम वृषभध्वज दिया । 

एक दिन राजकुमार क्रीड़ा करता हुआ वहीं पहुंच गया, जहां अपने वृषभ के 
भव में वह मरा था । स्थान को देख कर उसे जातिस्मरण ज्ञान हो गया। भ्रपने पूर्व 
भव का सारा वृत्तान्त उसे याद आ गया। उसे अपने उपकारी से मिलने की और 
उस पर प्रत्युपकार करने की प्रवल इच्छा हुई । उसने वहां एक देहरा वनवा दिया 
और उसकी दीवारों पर उस घटित घटना का चित्र वनवा दिया। वहां एक आर- 
क्षक नियुक्त किया और उससे कहा, जो कोई व्यक्ति इस चित्र के हा्द को सम- 
भने वाला आए, उसे मेरे पास ले झ्ाग्नो । वह मेरा परम उपकारी है। 

किसी दिन श्रेष्ठिकरुमार पद्मरुचि जो अव स्वयं श्रेष्ठि के नाम से ही विछ्यात 
हो चला था, वहां आर गया । उसने चित्र देखा। सारी घटना तत्काल स्मति में 
आई। श्रारक्षक से उस देहरे का वत्तान्त जाना, तो उसने समझ लिया कि इस 
नगर का राजा वृषभध्वज ही मेरे द्वारा उपकृत उस वृषभ का जीव है। आरक्षक 
के साथ वह राजदरवार में पहुंचा । परिचय पाकर राजा उसके चरणों में गिर 
पड़ा और बोला, यह राज्य आपकी ही देन है| झ्त: घ्राप इसका उपभोग करें। 

राजा ने नगर में सेठ को अपना ज्येप्ठ-वन्ध घोषित कर दिया ।॥ राज-काज 
भी उसके परामर्स से चलाने लगा । तात्पयं, नगर के लोग दोनों को ही राजा की 
बुद्धि से देखते । दोनों का प्रेम अन्त तक निभा। जन्मान्तर से वे ही दोनों मित्र 
राम शोर नसमग्रीव हुए । सेठ दाग जीव राम, वृषन का जीव सुग्रोव । सेठ ने दपभ 
का उपकार किया था | अत: सुग्रीव ने 
कदला चुकाया । 


दाका रखा कर अपने उपक्रार का 


+>-रामचरित्र गौति ५० छे धभ्राघार रे 








परिशिष्ट २ 


पारिमाषिक डाब्दकोष 


अंग 


श्रचित्त 


शद्धेरो 
प्रट्ाई द्वीप 


झणगार 
अणादार 


पघतिवार 


अदत 


झपमे 


पारिमाषिक डाब्दकोष 


+-सं० हिं० अंग 

तीर्थकरों के उपदेशानुसार गणधरों द्वारा रचित शास्त्र । 
--सं० हिं० श्रचित्त 

चित्त विज्ञानं तेन रहितमचित्तम्‌ ) 

जिर्जीव पदार्थ । 

-+सं० हि० आश्चर्य 

अभूतपूर्व व अनहोनी घटना । 

-+हिं० अढ़ाई द्वीप 

तियेग्लोक के प्रथम भ्रढ्ाई द्वीप--जम्वू, धातकी व पुप्करार्ध । 
--सं० हि० अनगार 

नास्त्यगा रमस्य अनगार: । 

जिसके किसी प्रकार का श्रागार (अपवाद) न हो । साधु। 
-+सं० हि० भ्रनाचार 

सर्वधा ब्रतख़ण्डनमनाचार: । 

सर्वेधा ब्रत-भंग करना । 

-+सं० हिं० अतिचार 

ब्रतमद्भं विधातूं सामग्रीसंकलनं, एक देशेन वा ब्रतखण्डन- 
मतिचार:। 

ब्त-मंत्र के लिए सामयी एकत्रित करना या एक देश से ब्रत- 
सण्डित करना । 

-+सं० हि» अदत्त 

अदत्तादानं स्तेयम्‌ । 

दिना दो हुईं वस्तु को ग्रहण करना । 

+-सें० हि? भ्रधर्म 

झात्मशुद्धिदाघकों धर्म: । 

प्रात्म-एद्धि का दाघक 


हा ं 


र्‌६्‌ 


अनन्तकाप 


अनशन 


झनाये 


अन्तराय 


भ्रन्यतीर्थोी 


अभयदान 


शअरिहन्त 


अ्रवधगिनानी 


श्रन्नत 
श्रशुभ कर्म 


अस ख्यात 


अहिसा विवेक 


--सं० हि० अनन्तकाय 
अनन्त जीवों वाली वनस्पति 
>-सं० हि० अनशन 
आहारपरिहारोध्नशनम्‌ । 
आमरंण ग्राहार-प रित्याग । राजस्थानी भाषा में संथारा | 
“>सं० हिं० अनाये 
शिष्टासम्मतव्यवहा रचचानाये: । 
जिसका आचार शिष्ट पुरुषों द्वारा सम्मत नहीं होता। 
--सं० हिं० अन्तराय 
दानादिलब्धो विध्नकरः अन्तराय: । 
दान आदि में बाधा डालने वाला कर्म । 
--सं० हिं० अन्यतीर्थी 
जैनेतर धर्म को मानने वाला | 
+>सं० हिं० अभयदात 
हिसानिवृत्ति रभयदानम्‌ । 
हिंसा-निवृत्ति । 
-सं० हि० अभ्ररिहन्त 
चतुर्णा घनघातिकर्मणां हन्ता, प्रातिहार्याद्यतिशयवांश्च । 
चार घनवाति कर्मों का नाश करने वाले व प्रातिहाय भ्रति- 
शयों से युक्त । 
-+सं० हिं० अवधिज्ञानी | 
आत्मात्रापेक्षं रूपिद्रव्यगो च रमवधि: । 
इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना केवल आ्रात्मा के द्वारा 
रूपी द्रव्यों को जानना अ्रवधिज्ञान है। जो इस ज्ञान से युक्त 
होता है, उसे अवधिज्ञानी कहा जाता है। 
+-सं० हि० अव्नत 
अत्यागरूप कर्मागयमन का द्वार । 
“सं० हिं० अश्युभ कर्म 
पाप । 
-+सं ० हि० असंख्य 
न विद्यते संख्यामानमिति अ्रसंख्यम्‌ । 
संख्यातीत । 


पारिभाषिक दब्दकोप ३२७ 


श्रसंजमजीतव 


प्रसंपती 


श्रागन्पा 


अभ्ागम 


श्रात्तम 


थ्रार्तध्पान 


अआालव 


दइविरतो 


+-सं० हिं० असंयम वी वितज्य 

अन्रती जीवन 

--सं० हिं० असंयति 

ग्संयतो विरत: । 

जिसके किसी भी प्रकार की विरति न हो । 

+-सें ० हिं० आज्ञा । 

अहंदुपदेश झाज्ञा। 

अरिहन्त का उपदेश । 

-+सं० हिं० आगम 

आप्तवचनादर्थज्ञानमाग म: । 

आप्त वचन से जो श्र्थ-ज्ञाब होता है, उसे श्रागम कहा जाता 
है। झागम, सूत्र आदि एकार्यवादी हैं । 

--सं० हि० आत्मा 

गतति, संसरति इति आत्मा । 

जो संसार में पर्यटन करे । 

---सं० हि० भ्रात्तेध्यान 

प्रियाप्रिय वियोगसंयोगे चिन्तनमात्तम्‌ । 

प्रिय के वियोग एवं श्रप्रिय के संयोग में चिन्तित रहना । 
-+से ० हिं० श्रास्नव 

कर्माकर्षक श्रात्मपरिणाम झआख्व: । 

कर्मो को ग्राकपित करने वाले आत्म -परिणाम । 

+>सें० हिं० अविरति 

प्रप्नत्यास्यानमधिरति:। 

अत्यागवृत्ति 

-+सें० हि? इन्द्रिय 

प्रतिनियता्ंग्रहण मिन्द्रियम्‌ । 

जिनके हारा शब्द भ्रादि नियत विषयों का ज्ञान हाता है। 
+सें० हिं० उदय 

वेद्यावस्या उदय: । उदीरणाक रणेन स्वभावरूपे ग वाप्टानामपि 
कर्मणामनुनवावस्या उदयः 

उदीरणा के द्वारा गयवा स्वानाविक रूप से ग्रादों कर्मों वग 


पनुनयव । 


र८ 


उपकार 


उपचरस 
उपांग 


एकेन्द्र 


करण 


काउसग 


काय 


केवली 


अहिसा विवेक 


++सं० हिं० उपकार 

सहयोगदानमुपकार: | लौकिकों लोकोत्त रचच । आत्मविकास 
कृललोकोत्तर:, तदितरस्तु लीकिक: । 

सहयोग देना उपकार है। वह लौकिक ओर लोकोत्तर दो 
प्रकार का है । झात्म-विकास करने वाला उपकार लोकोत्तर 
और इसके अतिरिक्त लौकिक--व्यावहा रिक कहलाता है। 
+>-वदेखें--तप 

->सं० हिं० उपांग 

अंगों के विषय को स्पष्ट करने के लिए श्रुतकेवली या पूर्वंधर 
ग्राचार्यों द्वारा रचे गये श्रागम | 

--सं० हिं० एकेन्द्रिय 

एक स्पर्शन इन्द्रियं येषां ते एकेन्द्रिया: । 

जिन प्राणियों के केवल एक स्पर्शनेन्द्रिय ही है। 

-+सं० हि० करण 

कृतका[रितानुमोदनरूप: त्रिविधयोगव्यापार: । 

कृत, कारित और अनुमोदन रूप योग-व्यापार । 

--सं ० हिं० कर्म 

आत्मन: सदसत्‌ प्रव॒त्याकृष्टास्तत्प्रायोग्यपुद्गला कर्म । 
श्रात्मा की सत्‌ व असत्‌ प्रवृत्तियों के द्वारा-आहृष्ट एवं कर्म- 
रूप में परिणत होने योग्य पुदुगल । 

--सं० हिं० कायोत्सगे । 

शरीरकपायादे: परित्यानो व्युत्सगे: । 

शरीर एवं कषाय आदि का उत्सगे । 

--सं ० हि० काया 

चीयते इति काय: । | 

यह काय शब्द की निरुक्ति है। इसका पारिभाषिक श्रथ॑ है, 
शरीरावयवी। सादृश्य की अपेक्षा जिसमें प्रदेश-अवयव होते 
हैं, उसे काय कहा जाता है । 

--सं० हि० केवली 

निखिलद्रव्यपर्यायसाक्षात्कारि केवलम्‌, तद्ान्‌ केवली । 

समस्त द्रव्यों और पर्यायों का साक्षात्कार करना केवलज्ञान है। 
इस ज्ञान से युक्त व्यक्ति केवलज्ञानी या केवली कहा जाता है। 


पारिमापिक दब्दकोप _ २ 


अफ़वर्ती 


आरित्र 


चौदबीसी 
चौमासी प्रायद्धित 


झछदमस्थ 


जमीफन्द 


ईजनफलल्‍पी 


जिन-पर्म 


जिनराय 
जीव 


सीन 


जय 
हब 


(?2 


--प्तं० हिं० चक्रवर्ती 

चक्ररत्न के घारक बलाव्यपुरुप । 
+सं० हि० चांरित्र 

भोक्षार्भ क्रियमाणं प्रकृप्टमाचरणं (त्याग:) चारित्रम । 

मोक्ष के लिए किया जाने वाला प्रकृष्ट आचरण--त्याम । 
अवसपिणी या उत्सपिणी में होने वाले चौबीस तीर्थकर । 
+--सं० हि० चातुर्मासिक प्रायश्चित्त 

देखें, प्रायश्चित्त । 

--सं० हिं० छद्मस्थ 

अकेवली छद्मस्थ: । 

अकेवली । 

>-यूमि के अन्दर जड़ में लगने वाले अनन्तवगयिक फल 
विद्येप 

“+सं० हि० जिनकल्पिक 

जिनेन तीर्थकरेण कल्प: सदृश: आचारो यस्य मुने: स जिन- 
कल्पिकः । 

तीर्थंकर के समान श्राचा रवान्‌ मुनि । 

“-+सें० हि? जिन-धर्म 

जिनने वीतरागेन प्ररूपितों धर्म: --जिनधर्म:। 

वीतराग पुरुषों द्वारा प्ररपित धर्म 
--सीर्थकर 

-+से० हि० जीव 

उपयःमलक्षणों जीव: । 

ज्ञानादि उपयोग लक्षण युवत पदार्थ । 

>सेंं० हिल ज्ञान 

तमानन्‍्य विशेपार्मकम्य वस्लुन: सामान्यथ 


ई 
ज-+ 
/ नम 
हट 
70% । 
हट 
बनी 
ध्य्व 
£)| 
2 
न 


दिशेयाणां ग्रह शानम्‌ । 


<क्ल ५ सनक ह१ ८२७४ +7० प्ले से सामान्य कार दर्ज 
सामान्यायउशेपात्मक यसतु के सामान्य (एछाकार) पर्मो को 
कि कल डी >क | दा इजचपई +>आत २६३० फ्ग्न 

गाय दार लर्भप वग्याव ) घना पा घहप करना । 


किष्क 


ज-में० हिल गए 
सपः घदशनादि 


५: 
दर मशजफए जज > 7४7 "७४५ 
बुखाए, सना रत 5 


तिरछा लोक 


तीथंकर 


तेउकाप 


तेजुलेश्या 


दया 


दान 


प्र 
| 


अहिसा विवेक 


तप कहा जाता है। एक दिन का यह तप उपवास, दो दिन का 
बेला, तीन दिन का तेला आदि कहलाता है। 

“+सं० हिं० तियेक्‌ लोक 

उध्वेलोक और अ्रधोलोक के बीच में श्रठारह सौ योजन का 
क्षेत्र। 

--सं० हिं० तीर्थंकर 

तीयेते संसारसमुद्रोयेनेति तीर्थ प्रवचनाधारइ्चुतविध: संघ: 
प्रथम गणधरो वा, तत्करोतीति तीर्थंकर: । 

जिसके द्वारा यह संसार-समुद्र तेरा जा सके, उसे तीर्थ कहा 
जाता है। तीर्थ-प्रवचन और उसका आधार चतुविध संघ या 
प्रथम गणघर को भी तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ का प्रवर्तन 
करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं । 

--सं० हि० तेजस्काय 

तेज: कायो येषां ते तेजस्कायिकाः । 

जिन प्राणियों का श्रग्ति ही शरीर है, उन्हें तेजस्कायिक कहा 
जाता है। 

-“सं ० हिं० तेजोलिश्या 

एक उष्णता-प्रधान संहारक लब्धि (शक्ति) विशेष । 

-+सं० हि० त्रस 

हिताहित प्रवृत्तिनिवृत्यर्थ गमनशी लास्व्रसा: । 

हिंत की प्रवृत्ति और अहित की निवृत्ति के निमित्त गमन करते 
वाले जीव । 

-+सें० हि० दया 

पापाचरणादात्मरक्षा दया । 

पापमय आाचरणों से अ्रपनी या दूसरों की आत्मा को बचाना । 
करुणा, अनुकम्पा श्रादि इसी के पर्यायवाची शब्द हैं । 

-+सं० हि० दान 

स्वपरोपकारार्थ स्वकीयवस्तुनों वितरणं दानम्‌ । 

अपने एवं दूसरे के उपकार के लिए अपनी वस्तु का वितरण 
करना । 

--सें० हिं० दीक्षा 

दीक्षा तु ब्रतसंग्रह:। 


पारिभाषिक दवब्दकोप * ३३१ 


दर्शन 


देशचारित 


प्रमंध्पान 


नरदा 


दफ्कार 


नंद शोटदि 


द्रत-संग्रह--सा धुत्व । 

“-+सं० हिं० दर्शन 

दर्शनम्‌ तत्त्वश्रद्धा । 

तत्त्व के प्रति हादिक श्रद्धा 

-सें ० हि० देव 

केवलज्नानवानहंन्‌ देव: 

केवल ज्ञानी सर्वज्ञ अहन्‌ को देव कहा जाता है । 

--सं० हि देश्चारित्र 

संयतासंयतो देश विरत: । 

कुछ संयत और कुछ अ्रसंयत; श्र्थात्‌ श्रेंश रूप से ब्रताराधना 
करने वाला । संबतासंयत, देशविरत, देशचारित्र व श्लावक ये 
पर्यायवाची शब्द हैं । 

+-में ० हिं० हेप 

दुःखाभिप्रायों हेप:। 

दुःख का अ्रभिप्राय । 

+-सं० हि० द्रव्य 

गुणपर्यायाश्रयों द्रव्पम्‌ । 

गुण और पर्याय का आाश्रव । 

++सं० हिं6 धर्म 

आत्मशुद्धिसाधन धर्म: । 

आत्म-शुद्धि का सावन । 

+सें ० हि धर्मध्यान 

आजश्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्मम्‌ । 

ग्राज्ा, अपाय, विपाक एवं संस्थान का निर्णय करने के लिए 
किया जाने दादा चिन्तग । 

-+संण० हिल मरक 

घोर पापाचरण करने वाले जीव झपने पापों का फल भोगने के 
लिए अ्रघोजोवः के जिन रयानों में उत्पस्त होते हैं; थे स्थान । 
न-्े० हिल नमस्कार (मंत्र) 

जेस-परग्परा या प्रमुस मंत्र । 

“मं ० हिए सदकोडि 


दम पएरण द तान याय पर्स | 
5 


३३२ 


'मिरवद्य 


निरवाण 
'निर्जरा 


'पच्चवसाण 


'पंचेच्द्री 


'परिग्रह 


'परितसंसार 


'परीषह 


'पाप 


के पु -+ यपं 


पुर्वेघर 


अहिसा विवेक 


“+संयमोपर्धक निरवद्यम्‌ । 

संयम की वृद्धि करने वाला कार्य । 

देखें, मोक्ष । 

-+सें० हिं० निर्जरा 

तपसा कर्म विच्छेदादात्मनैर्मल्यं निजेरा । 

तपस्या के द्वारा कर्म-मल का विच्छेद होने पर होने वाली 
आत्म-उज्ज्वलता | ४ 
“-सं० हि० प्रत्याख्यान 

त्याग । 

“--सं० हिं० पंचेन्द्रिय । 

पांच इन्द्रिय वाले प्राणी । 

“+सं० हिं० परिग्रह 

मूर्च्छा परिग्रह: । 

पदार्थों के प्रति अन्तर में रही मुर्च्छा । 

--सं० हिं० परीत्तसंसार 

परिमितः संसार: परीत्तसंसारः । 

जिनका संसार पर्यटन सीमित हो गया है। 

->सं० हिं० परिषह | 

कर्मणां निज॑रार्थ क्षुधातृषादि कष्टानि परिसह्यते इति 
परिषह: । ' 
कर्म-निर्जरा के लिए क्षुधा-तृषादि सहन करना । 

++सें० हिं० पाप 

अशुभ कमें पापम्‌ । उपचारात तद्हेतवोषि तत्‌-शब्दवाच्या: । 
अशुभ कर्मों को पाप कहा जाता है श्रौर उपचार से पाप के 
हेतु भी पाप कहलाते हैं, जो प्राणातिपात आ्रांदि श्रठारह हैं। 
उसे ० हि० पुण्य 

शुभं कर्म पुण्यम्‌। उपचाराच्च यद्‌ यन्निमित्तों भवति प्रुण्य- 
वन्धः, सोषि तत-तत्‌ शब्दवाच्य: । 

शुभ कर्म को पुण्य कहा जाता है। उपचार से जिस निमित्त से 
पुण्य का बनन्‍्च होता है, वह भी पुण्य कहा जाता है, जो अन्न 
पुण्य आदि नी प्रकार का है । 
--स्ं० हिं० पूर्वंधर 


पारिभाषिक शा 


पोषा 


प्रज्पा 


प्रसाद 


प्राण 


प्रयध्चित्त 


कक 


घ्लदद 
धार हूघ 
छाजमसरण 


जाई 


काप 


न्श्णै 


न्प्जो 
पं 


तीर्थ का प्रवर्तन करते समय अरिहन्त जिस अर्थ का गणघरों 
को सर्वप्रथम उपदेथ देते हैं, या गणघर सर्वप्रथम जिस अर्थ को 
सूत्ररुष में गुंथते हैं, उस समग्र ज्ञान को पूर्व कहा जाता है। 
पूर्वो के ज्ञान को घारण करने वाला पूर्वंधर कहलाता है । 
+-सं० हि० पोपषध 

उपवासेन सह अहोरा् परापपूर्णप्रवत्तीनां परित्याग: पोपधो- 
पवासः । 

उपवास के साथ एक दिन-रात के लिए पापकारी प्रवृत्तियों का 
परित्याग । 

-+स ० हि पर्याध्सि 

भवा रम्भ पौदगलिकसामथ्ये निर्माण पर्याष्ति: । 

जन्म के प्रारम्भ में होने वाला पौदग लिक शविति दा निर्माण । 
+सं० हिं6 प्रमाद 

अ्रनृत्साह: प्रमाद: | अरत्यादि मोहोदयात्‌ आध्यात्मिक फ्रियाया- 
मात्मनोधनृत्साह: प्रमाद: । 

प्रति आ्रादि महोदय से आत्मा दा घामिक क्रिया में अनुत्साह 
“-+म्ें० हि? प्राण 

तदपेक्षिणी जीवनशक्ति: प्राणा: । 

पर्याप्ति की पश्रपेक्षा रसने वाली जीवन-शदित । 
झौर रात्व ये भी पर्वायवाची हैं । 

+>सें ० हिं० प्रायटिचत 

प्रतिचार विधद्ध येष्नप्ठानं प्रायश्चित्त म 

दोप गी विद्यद्धि के लिए किया जाने वाला गनुप्ठान प्रायश्चित्त 


कटलाओा ह। बह दस प्रदार जी का हाता हूं । 


जाव्‌ 


उनमें एव प्राय- 
ब्ादि वा संयवध- 


३३४ अ्हिसा विवेक 


बोध-बीज --सम्यक्त्व 
सनपरज्या +सें ० हिं० मनःपर्यव 
मनोद्रव्य पर्यायप्रकाशि मनःपर्याय: । 
मनोवर्गणा के अनुसार जो मानसिक अवस्थाग्रों को जानता है, 
उसे मनःपर्यव ज्ञान कहा जाता है । 
मतिगिनानी -+सं ० हिं० मतिज्ञानी 
इन्द्रियमनो निमित्तं संवेदनं मति:। 
इन्द्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मतिज्ञान 
कहते हैं | जो इस ज्ञान से युक्त होता है, उसे मतिज्ञानी कहा 
जाता है। 
सहान्नत -+सं० हि० महातन्रत 
सर्वेथा हिसाअतृतस्तेया«्ब्रह्मपरिग्रहेम्पो विरति महाक्नत॑म्‌। 
हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नह्मचर्य और परिग्रह को सर्वथा 
त्यागना। 
माहण --मंत मारो । साधु को सम्बोधित किया जाने वाला शब्द । 
भिथ्यात्त -+सं० हिं०-मिथ्यात्व 
दर्शन मोहोदयात्‌ आत्मनः अतत्त्वे तत्त्वप्रतीति: मिथ्यात्वम्‌ । 
दर्शन मोह के उदय से आत्मा में विपरीत तत्त्वश्रद्धान अर्थात्‌ 
अतत्त्व में तत्त्व-प्रतीति । 
मिथ्यात्ती “सं ० हि० मिथ्यात्वी 
तत्त्वं तत्त्वांश वा मिथ्याश्रदधधानो मिथ्यात्वी, भिथ्यादृष्टीति 
यावत्‌ । 
तत्त्व पर या तत्वांश पर मिथ्या विश्वास रखने वाले को 
मिथ्यात्वी या मिथ्यादृष्टि कहा जाता है। 
सिश्र-धर्म ->सें ० हि० मिश्चधर्म 
एकस्यामेव प्रवृत्त्यां युगपत्‌ पुण्यपाप-धारणा मिश्र धर्म: । 
एक ही प्रवृत्ति में एक साथ पुण्य और पाप की घारणा। 
मुक्ति, मुगति, मोक्ष --सं ० हिं० मुक्ति, मोक्ष 
कृत्स्नकर्मक्षयादात्मन: स्वरूपावस्थान मोक्ष: 
समस्त कर्मों के क्षय से आत्मा अपने ज्ञान, दर्शतमय स्वरूपों में 
अवस्थित होती है, उसे मोक्ष कहा जाता है । 
मोहकर्म -+सं ० हिं० मोहकर्म या मोहनीय कर्म 


पारिभाषिक थधव्दकोप 


योग 


पोजन 


रजोहरण 


राग 


सचब्पि 


देय 
(/« प्‌ 


जोकिफ दया 


३7 
>श्ए 
शा 


दर्णनचारित्रधातात्‌ मोहयति आत्मनमिति मोहनीयम्‌ । 

दर्शन और चारित्र का घात कर आत्मा को व्यामृढ़ बनाने 
बाला कर्म । 

++स॑ ० हि० योग 

मनोवावकायव्यापारों योग: । 

मन, वच और घारीर की प्रवृत्ति । 

--सं० हि० योजन 

चतु: फोशं तु योजनम्‌ । 

चार कोश परिमाण भूमि । 

--सं ० हिं० रजोहरण 

साधूनां प्रमार्जनोपकरणं रजोहरणम्‌ । 

साधुग्रों का भूम्यादि प्रमार्जन उपकरण | 

--स्ष० हि० राग 

राग: सांसारिक: स्नेहोनुग्रहलक्षण: । 

प्रनुम्न हयुवत सांसारिक स्नेह । 

--सं ० हिं० लब्धि 

ज्ञानावरणादि कर्मक्षयोपद्ममजन्य: सामर्थ्यविधेषो लब्धि: । 
शानावरणादिक कार्मो के क्षयोपशम विशेष से प्राप्त होने वाले 
सामर्थ्य विशेष को लब्पि कहा जाता है। इस शवित विशेष 
को धारण फरने वाला लब्धिधर कहलाता है । 

--सं० हि लेश्या 

योगवर्ग णान्तगंतद्र व्यसा चिब्पादात्मपरिषामो नेद्या । 
योगवर्गणा के श्रन्तर्गत पुदुगलों की सहायता से होने वाला 
प्रात्म-परिणाम । 

++में० हिल लौकियादया । 

धरीरेण सह प्राघानां यः संयोगरतस्य देशनः स्दतों या रक्षण 


गौर के साथ प्राों दा जो सम्बन्ध है, उस ही झांशिंश रूप 


१.9 है| 
से था पूर्ण झपनसे रक्षा करना । 


इन के लि नल 4 ८ पप्क समन न 
इपदासुरद् वा उपर काने रंापए एर राए्य दारने दाजा | 
अचभल+ रत> फिर दिर-न 

अर कु, को इक 8 कक 


५ 
दे 
5 कर 
५ स््थि 
के [६५ 
न्‍ 
३५ हब 
कर 
ह 





हुए 
+ 


4 


ड़ 


े 
कं 
क्हप 
छत 
5 
5 र्‌ 
+ 
द 
3 





हे 


ब९ 





कल 
कच 


न 


ाड 











हु 

] 

छः 

००5 
* हड 

डे 
हर 

हि ऊल 

बन 52 
दर हल < 
नि ड़ हर 
7 + १४ 
क चर के. 


























कै 
क्तः 


ऊन 
जज 





द्रशा 











ही 


हनन 














६ 
2000 
५ हट 
27 
का 
९ 
2५ लड़: 
कं गा 
गा ५ 
४५१ ४ कक 
प न 
न 
हो रे 
दर 
छः 
बट 5 
१२४ 
रे 
क्र कक 
हे 
का 
ध रे 2 
5 १ 
का 
७ ड 
प 
हर $ ९ 
.. ॥« 
पल 2० 
के ५ क-« 
जै4 अ> 





पारिभापिक शब्दकोप 


सचित्त 


समकित 


समदृष्टि 


समवसरण 


रागारी 


साथय 


सिद्धगति 


सुधर्मी सभा 


संयम 


९ 
न्प्षं 
(३ 


--सं० हिं० सचित्त 
सह चित्तेन जीवभावेन वर्तेते तत्‌ सचित्तम्‌ । 
जो पदार्थ जीव युक्त होता है, उसे सचित्त कहा जाता है। 
+-सं० हिं० सम्यवत्व 
यथाय॑ तत्त्व श्रद्धा। सम्यग्दर्शन, श्रद्धा, वोधिवीज आदि 
एकार्थक हैँ । 
न-सें ० हि० सम्यक्‌ द्प्टि 
तत्त्वों पर सत्य श्रद्धा रखने वाला । 
समदण्टि, सम्यग्दप्टि व सम्यवत्वी एकार्थवाचक हैं । 
-+सं० हिं० समवसरण 
तीर्थकर परिपद्‌ अथवा वह स्थान जहां तीर्थकर का उपदेश 
होता है । 
--सं ० हिं० सागारी 
ग्रागार सहित । 
-+सं० हिं० सावद्य 
ग्रव्चेन सहित॑ं सावथम्‌ । 
पापयुवत कार्य । 
--सं० हिं० सिद्धगति 
सर्वया कर्म-क्षय कर लोकाग्र रिथत सिद्धि (मो) को प्राप्त 
पारना । 
“सं० हि सुधर्मासभा 
इन्द्र सभा । 
+>सं० हि संयमजीदितब्प 
द्रती जीयमस । 
बज्ज्यल हर भोग 
पित्णिधिना सम भोग: संभोग: । 


समान समायारो सादे साधभशां रा सम्मिलित झाहार प्रादि 


अज -[+चक्कफका- लक मक्का + *। हट जज 

क हर कोल प्ल्न्र 
सच्ाजशःयदपार रच न्यम, । 

डरा बज कप -3+ अफाक का जन जी शक गार हा 
शरद प्रपार हाउयल डा क्र थे बरत हानाः 4 


वियावच्च 


विराधक 
वराग्य 
शासन 
शीतल लेब्या 


शुक्ल ध्यान 


शभ योग 


भद्धा 
श्षमण 


शावक 


कशषतिगिनानी 


अहिसा विवेक 


विकलानि--अश्रपूर्णानि इन्द्रियाणि येषां ते विकलेन्द्रिया 
द्वीन्द्रियादयों जीवा:। 
असम्पूर्ण इन्द्रिय वाले द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीव । 
--सं० हिं० वैयावृत्त्य 
सेवाद्यनुष्ठानं वैयावृत्त्यम्‌ । 
सेवादि अनुष्ठान विशेष । 
--सं० हि० विराधक 
गृहीत ब्रतों का पूर्णरूप से आराधन नहीं करने वाला । 
-+सं० हिं० वैराग्य 
पांचों इन्द्रियों के विषय-भोगों से उदासीनता--विरक्ति । 
+सं० हि० शासन 
जन संघ 
--सं ० हिं० शीतल लेश्या 
एक शीतलता-प्रधान लव्धि (शक्ति) विशेष । 
“सं ० हिं० शुक्लध्यान 
निर्मल प्रणिधानं शुकलम्‌ । 
निर्मल समाधि-श्रवस्था । 
“से ० हिं० शुभयोग 
हरहितः सद्धयानाहँन्‍नुतिगुरुवन्दना दि रूप: शुभव्यापार: 
शुभयोग: । 
मोहरहित सच्चिन्तन, ग्रहत्‌-स्तुति, गुरुवन्दन आ्रादि शुभ कार्य । 
+>देखें--प्तम्यक्त्व 
++सं० हि? भ्रमण 
अपने श्रम से श्रपना उत्थान करने वाला--साथु । 
० श्रावक्र 
श्रद्धापूर्वक झास्त्र-त्वण करने वाले जैनवर्म के गृहस्थ- 
श्रनयायी । ह 
++सं० हिं० श्रतज्ञानी 
तदेव द्रव्यश्षुतानसारेण परप्रत्वायनक्षमं श्रुतम्‌ | 
द्रब्य-श्ृत के अनुसार दूसरों को समभाने में जो समथ हो, ऐसे 
मतिजान को ही श्वतजञान कहा जाता है। जो इस ज्ञान से युवत 


गाता है, उस धतजानी कहा जाता है 


59 


पारिभाषिक शब्दकोष ३२७ 


सचित्त 


समकित 


समदृष्टि 


समवसरण 


सागारी 


सावद्य 


सिद्धगति 


सुधर्मा सभा 


संजमजो तब 


संभोग 


संयम 


संदर 


--सं० हि० सचित्त 

सह चित्तेन जीवभावेन वर्तेते तत्‌ सचित्तम्‌ । 

जो पदार्थ जीव युक्त होता है, उसे सचित्त कहा जाता है। 
नस ० हि० सम्यकत्व 

यथार्थ तत्त्व श्रद्धा। सम्यन्दर्शन, श्रद्धा, वोधिबीज आदि 
एकाथ्थेक हैं । 

--सं० हिं० सम्यक्‌ दृष्टि 

तत्त्वों पर सत्य श्रद्धा रखने वाला । 

समदृष्टि, सम्यर्दृष्टि व सम्यकत्वी एकार्थवाचक हैं । 

--सं० हिं० समवसरण 

तीर्थंकर परिषद्‌ अथवा वह स्थान जहां तीर्थंकर का उपदेश 
होता है। 

--सं ० हि० सामारी 

आगार सहित । 

-+सं० हि० सावद्य 

अवच्येन सहितं सावद्यम्‌ 

पापयुवत कार्य । 

--सं० हि० सिद्धयति 

सर्वथा कर्म-क्षय कर लोकाग्रस्थित सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त 
करना । 

--सं० हिं० सुधर्मासभा 

इन्द्र सभा । 

+सं० हि० संयमजी वितव्य 

ब्रती जीवन । 

--सं० हिं० संभोग 

यथोक्तविधिना सम॑ भोग: संभोग: । 

समान. समाचारी वाले साधुओों-का सम्मिलित आहार आदि 
व्यवहार । ह॒ 

+सं० हिं० संयम 

सर्वंसावद्व्यापार विरति: संयम: । 

सव प्रकार के सावद्य व्यापार से विरत होना । 

++सं० हिं> संवर 


ज्ड्रे८ 


स्थाद्नर - , 


हरिणगमेषीदेव 


हिसा 


अहिसा विवेक 


आख्रवनिरोध: संवर: । 

आखव का निरोध.। 

+>सं० हिं० स्थावर .. 
हिताहितप्रवृत्तिनिवृत्त्ययंमगमनशीला: स्थावरा: । 
हित की प्रवृत्ति और अ्रहित की निवृत्ति के निमित्त गमन करने 
में श्रसमर्थ प्राणी । 

-+सं० हिं० हरिणेगमेषी देव 

इन्द्र का एक प्रतिनिधि देव । 

सं०"हिण्हिसा , , 

असतृप्रवृत्त्या प्रणव्यपरोपणं हिसा | असत्प्रवृत्तिवां । 
असत्प्रवत्तिजन्य प्राणी-बध और स्वयं असत्प्रवृत्ति । 


परिद्िष्ट ३ 
राजस्थानी टब्दकोष 





राजस्थानी दब्दकोष 


शअटकलां 
अणगल 
अगहुंतो 
अथाय 
आरूडु 
आधाई 
आ्राघो नहीं काढता 
आणिये 
आणे 
आन्तरियो 
आमना 
आवटकूटो 
इतरी 
उकरड़ी 


उटंका 
ठ्ण 
उणरे 
उथपती 
उपाड़ 
जउराणे 
उवे 
उणायत 
कसठाणा 
कामभा 
कांय 


अन्दाज से 
वनछाना 
निरर्थक 
बहुत 
ठसाठस 


« अपनी ओर से 


विलम्व न करते 

करे 

करे 

अन्तिम समय ' 

अभिषप्राय 

आरम्भ-समा रम्भ 

इतनी 

कृड़ा-करकट डालने का स्थान । संस्कृत 
ताम--अवस्कर 


- गप्पें 


वह 
उसके 
जाती देखकर 
उठा कर 
यों ही 
वे. 
कमी 
मकानादि वनवाना 
कार्य 
कुछ भी 


३४२ 


किणविध 
कुब्द 
केडायत 
केडे 
केम 
केयक 
खन्त 
खुवार 
गधिया 
गरढ़ा 
गावड़ 


गांलां रा गोला 


गिर-गिर 
गिलाण 
गींडोला 
घमसाण 
घोचो 
चकचूर 
चलाय 
चालो 
छुछुकार 
छोड़ा-मेला 
जबून 

जात 
जीपण 
जीवड़ा 
जुध 

जोड़ 
टलूबल 
ठरले 

ठाय (म) 
डंक मारना 


रा 


अहिसा विवेक 


किस प्रकार 

कुबुद्धि 

परम्परागत - 

पीछे 

किस तरह 

कुछ एक 

क्षमा 

नष्ट - 
एक प्रकार का जन्तु 
वृद्ध 

गर्देन 

कपोल कल्पित 
पकड़-पकड़ कर 
रुग्ण 

एक प्रकार का जन्तु 
संहार 

तीर 

चूर-चूर 

चलित 

प्रपंच 

छिछुका रना 
छोड़ना-रखना 
निदक्ृष्ट 

प्रकार 

जीतने के लिए 
जीव 

युद्ध 

रचना 

रेंगना 

शोचार्थे ' 
स्थान 
दंसना 


राजस्थानी शब्दकोष 


डाभ 
डावड़ो 
डोरी 
डोहली 
ढ़ांढा 
तठे 
तलफल 
तांगी 
ताली 
तिके 
तिणने 
थकां 
धांभो 
थाप 
थाय 
दगचाल 
दार 
दाभतां 
दीकरा 
धकाय 
धन उदके 
घाकल्यां 
धुकावे 
नसार दे 
नाड़ो 
नाणो 
निरदावे 
नीको 
नूर 
न्हसावे 
पचरहना 
पारखा 


२४३ 


तारियल 
बालक 

रस्सी 

दोहद 

पच्ु 

वहां 
तड़फड़ाहट 
चक्कर भआाना 
प्रीति 

वे 

उसके 

से 

खम्भा 

स्थापना करना 
हो सकता है 
खुल्ले हाथों 
विल । 
जलते हुए 
लड़का 
ढकेल कर ;: 
घन निकालना 
ललकार देने से 
जलाना 

भगा दे. ,« 
तलाई . ., 

धन 
तटस्थ 

अच्छा 

चेहरा 

भगाना 

लीन हो रहे हैं 
परीक्षा-. 


पीहर 
पश्मरा 
पेलां 
पेला 
पोते 
फक 
फड़हो 
वकवाय 
बड़ाले 
विगोया 
विटल 
विड़द 
बिख्ञ्ा 
बूहो 
भवियण 
भागल 
भिड़ी 
भेलापो 
मंजारी 
मकरो 
सच्छ गलागल 


मे 

मफारो 
मणकला 
मणसा भोजन 
समाई 


अहिसो विवेक 


रक्षक 
फूंहारा (एक प्रकार का जन्तु ) 
प्रथम 
दूसरा 
अपनी 
नितान्‍्त 
उद्घोपणा 
वकवास 
बीच में 
डुवोया 
नीतिशभ्रष्ट 
दायित्व 
विरूप 
वहकर 
भविजन 
व्र्तञ्नष्ट 
सहायक 
मिला-जुला 
बिल्ली 
मत करो 


: मात्स्य न्याय। क्रमशः बड़े मच्छों द्वारा 


छोटे मच्छों का नियला जाना। 'जीवो 
जीवस्यथ जीवनम्‌' । 

मध्य 

सध्य 

टुकड़े 

इच्छितं भोजन ु 
कड़ाह में तेल गर्म किया जाता है। 
उसके ठीक ऊपर एक जीवित मनुष्य 
को लटका दिया जाता है। उस मनुंष्य 
के शरीर में पेनी धार वाले अंस्त्र से 
स्थान-स्थान पर टठांचे लगा दिएजाते 


राजस्थानी शब्दकोप 


भाका 
माका 
माटे 
माठी गति 
मातरा 
मार 
माला 
मई 

मोय 
रांगण 
रासडिया 
रीजक-रोटी 
रेलो 
र्ंसो 
लाहो 
लिगार 
वपराय 
वागरे 
वासण 
विकल 
शिरभागो 


इन 


हैं। खोलते हुए तेल में रक्त टपकता है। 
उस तेल में अ्रन्य वस्तुएं मिला कर एक 
झौपधि विशेष तैयार की जाती है, जो 
कुछ रोगों के लिए उपयोगी होती है । 
उस मनुष्य के शरीर से रक्त उतना ही 
निकाला जाता है, जितना आवश्यक 
होता है। अन्त में उसे नीचे उत्तार कर 
उसके घावों पर मरहम-पट्टी कर दी 
जाती है, जिससे वह पुनः स्वस्थ हो 
जाता है। इस सारी प्रक्रिया की ममाई 
कहते हैं। 
मकोड़े 
वड़ी मवखी- 
मटका 
नीच गति 
प्रख्वण 
दुःख 
घोंसला 
मर गई 
मुर्फे 
चमड़ा रंगने का काम 
रस्सी 
पट्टा-परगना 
घारा 
रहस्य 
बहुत लाभ 
अंशमानर 
उपजा कर 
कहते हैं 
वर्तंन 
ग्रथिल 
भाग्यशाली 


नारिया 





रे४६ 


शिरे 
सताब 
सहल 
सांगधारी 
सांचववा 
साई 
साजे ( भे) 
साजो 
सानी 
सिराड़े 
सुगली 
सुगाल 
सुलसल्या 
सुलिया 
सुसियो 
सूंस 

सोरी 
हांकल्या 
हाय-विराय 
हुचके 
हेला 


' हल्ला करना 


' अहिसा विवेक 


श्रेयस्कर - 
ठाट बाट 
सहज 
वेशधारी 
रीति निभाने के लिए 
स्वीकृति 
करे 
'ठीक 
संकेत 


' शिखर 


फली 

सुकाल 

वान्य में उत्पन्त होने वाला जन्तु विशेष 
सड़े हुए 

शशक 

प्रत्याख्यान॑ 

शोर करना 

ललकारने से 

हाय-तोबा 

उछलना 


गम * 


परिद्रष्टि 8 


पदानुक्रमणिका 


पदानुक्रमणिका 


श्र 
ढाल गाथा 
भ्रकाले जगत ने मरतो देखियो रे १० ४६ 
भ्रगन पाणी छ काय मुई त्यांरा पर ५३ 
अग्यानी रो ग्यानी कीयां थकां है €्‌ 
प्रटवी में भूला नें भ्रत्यन्त दुखी देख १ र्८ 
अढाइ दीप मिनपां तथणे' १२ २५ 
श्रढ़ीदीप तणा मिनपां भणी . १२ २६ 
अनुकम्पा आणी जननी तणी डे श्प्‌ 
अनुकम्पा इह लोक नी र्‌ १ 
'अनुकम्पा उणारी आण २्‌ र्‌ 
श्रनुकम्पा किया डंड आवे २ पर 
अ्रनुकम्पा ने आदरे १ १ 
अनुकम्पा में आगन्या १ भू 
भ्रनेरा नें दीयां पुन नीपजे श्र ३६ 
भ्रनंत चोबीसी तो आगे. हुइ रे १० ४७० 
'अ्रभयकुमार रो मित्री देवता १ १५ 
भ्रभय दान न ओलख्यो दर ३ दुह्ा 
अरणक श्रावक ने डिगायवा ३ पर 
अरणक श्रावक रा गुण देख नें इ्‌ १७० 
भ्र्थ अ्रनर्थ धर्म रे काजे & प्र्छ 
भ्रर्थ भ्रनर्थ हिसा कीधां & है 
असंख्याता दीप समृद्र में १२ श्३े 
असंख्याता समदिष्टि देवता १२ ट्‌ 
असंजती गोसालो कुपातर २ ६ 


अगसंजती जीवां रो जीवणो 


की 

नए 
प्र्‌ 
७ 


२३५० 


असंजती ने कीयो संजती 
असंजती नें जीवां बचावियां 
असंजती रा जीवणा मे 
अ्रसंजती रो मरणो जीवणो 


असंजमजीतव नें बाल मरण - 


आक दूध पीधां थकां.. 

श्रा दया चोखे चित्त पालियां 
आरा दया तो पहिलो ब्रत छे 
ग्राप डवे अनेरा प्राणी 
अ्रापणोइ वांछें तो पाप 

आप सूं मरता जीव जाणी. नें 


आहार पाणी साध वेहरी .श्राणे 


आहिज दया केवलियां पाली 
आहिज दया चोखे चित पाले 


आहिज दया छे महावरत पहलो 
आहिज दया लब्दबार॒यां पाली 


इण दया सूं पाप कर्म रुक जावे 


इण साधां रा भेप में जी 
इतरी समभ पड़े नहीं 


इत्यादिक गहस्थ रा श्नेक उपध सं 
शत्यादिक साथ साथ रे अनेक वोलां रो 


इम अवस उदे मोह श्रावियो 


इम किह कहि नें सचवादी हुव॑ रे 


इम कही भोला लोकां भणी 
कहे मिश्र परूपतां 

इम कह्यां जाब न ऊपजे 

शम बांबे बंबा हुवे राजी 

टम टहिसापर्मी अनाय॑े त्यांने 


श्रा 


१२ 
श्र 


9 ए # ०9 ठी «७ 


वी 0ी /22 


2 >ऐ द््ञा 


अहिंसा विवेक 


२० 

& 
धरे 
श्८ 
३६ 


हे डुंही 

४ दहा 

२ .5ही 
१६ . 
१४ 


है. ६ ६ ०. 
११ ० 
१० 


श्र 


श्‌, 


पृदानुक्रमणिका 


इविरती जीवां रो जीवणो वांछे 
इह लोक नें परलोक 


उंची उपाड नें उंधी न्हांख नें. 
उत्तराधेन अठावीस में कह्यो 
उपगार करे कोइ मोष रो 
उपगार-करे कोइ मोप रो 

उपाडे नें जो छाया मेले तो . 

उवे जीव वचावण रो मुख सूं कहे पिण 

ए्‌ 

ए.अभय-दान दया कही 

एक कुसील सेव हरष्यो थको 

एक गाड़ो भरथो जमीकंद सूं.. 

एक गोसालो वीर वचा वियो रे 
एक चोर चोरे घन पारको 

एक जीव हणें तसकाय ना 

एकण ग्रेहणो देह आपणो 

एकण ने धर्म कहितां लाजे नहीं 
एकण नें पापंडी मिश्र कहै 

एकण रे दे रे चपेटो 

एकण सेवायो आश्रव पांचमों 

एक तो दया लोकीक री 

एक दोय बोलां मे मिश्र कहे 

एक पग हेठ जीव बचाव झग्यानी 
एक पग हेठे जीव मरे ते वत्तावे 

एक पोते बच्यों ते मरवा थकी 

एक वेश्या सावद्य कामो करी 
एकीका जीव ने झनंती वर बचाया 
एकीका समदिष्टी देवता 

एकेंद्री थी पंचेद्री नां 


२ 


११ 
१३ 


*७ 6 ल्‍थद ॥ 


ना >ाछ 


22 >>) 


डा 6 #॥ 6 >ए 6 ७ 6 #८< 


२०२ 


१७ 
१३ 


११ 
२ दुह्म 
. हे ऊहा 


५ दुह्ा 


३५२ अहिसा विवेक 


कक के 


ए च्यार उपगार छे मोटका डे ह श्र 
ए छ कारण छ काय नें मारे & ४६ 
ए तो चोर तीनूं समझ्यां थकां डा ७ 
ए तो न्याय न जाणियो ७ ४ दुह्ा 
ए तो पुत्रादिक जायां परणियां ७ ४७ 
ए दया अनुकम्पा जाणता डरे ४१ 
ए पग-पग जाव अ्टकता देखे पर ३२ 
ए पाप ने धर्म रो मिश्र परूपे पट पड 
ए प्रतख वात मिले नहीं जी ६ शेर 
ए प्रदनां रो जाब न ऊपजे ७ प््ह 
ए विवरा सुध बतावियो जी दर २१ 
ए सगला ने सतगुर मिल्या ५ ्क 
ए सात दिप्टंत धुर सूं चले 9 १० दुहा 
ए सातूंइ बोल न सेव केवली रे १७० २० 
ए सातूंइ सावद्य रा थानक कह्मा रे १०. १६ 
एहवा किरतव सावद्य जाण ८ ७ 
एहवी उंची परूपणा करे अनायें & ५१ 
एहुवी करणी कियां धर्म नीपजे कु ३७ 
एहवी करे पहपणा जी ! दर २ 
एहवी दया बतावे अग्यानी ८ प्र्प्‌ 
ञ्रो 
गो तो पुरुष भ्रनर्थ करे जिसो 7 ३४ 
ग्रोर बसत में भल हुवे पिण €& ७? 
ओरां ने मारयां धर्म परूपे € ५६ 
कक 

फरमा कर ने जीवडा ३ 2 दुह्ीं 

काने मित्र जतर काटा ने काटा दर घट 

बर्म कटे इण सावय धर्म मं १२ १2 
पाप्ट साग्या हर में बा ३ 4 दा 


सबक फू जाकन.. जाननक--+ शा '् का >० 
एडओ दाह 7 हद लद हे हप् £ 


४६ 


पदानुक्रमणिका 


कहि कहि नें कित रो एक कहूं 
कहे कृत्रा वाव खणावियां 

कहे ढ़ांढ़ां खोल बचावसां 

कहे भगवंत दीख्या लीयां पछे 

कहे राय श्रेयक तो समकती 

कहे श्रेणक फडहो फेरावियो 

कहे साध नें उंदर छोडावणो जी 

कहे साध बचाव जीव नें 

काच तणा देखी मिणकला 

काचा था ते चल गया 

काचा पाणी तणा माठा भर्‌या 

काम ने भोग सारा गृहस्थ नां 

कांयक जायगां में उंदर घणा 

किणरा वाला काढ़े किणरा कीड़ा काढ़े 
कणरे तिसणा लाय लागी घट भितर 
किणरे वाला कीड़ा ने लटां जुंग्रादिक 
किणरे लाय लागी घर बल छे 
किणहीक ठोड़े जीव वतावं 

किण ही काले अन्न बिनां 

किण ही जीव ने खप करने बचायो 
किसनजी नेम वंदण ने जातां 
कीड्यां मकोड़ा ने लटां गजायां 
कुण कुण उपगार छे मोप रो 
कुपातर जीवां नें बचावियां 

कुपातर ने वचाग्नो वीर सराग थी रे 
कुसले रह्यो तिणरे इवरित घटी नहीं 
कुहेत लगाय लोक नें 

कूड कपट करे नें पापीये रे 

केइ झग्याती इम कहे 

केइ इसड़ो घर्म धारे ने बेठा 

केइ कहे म्हे हणां एकेंद्री 

केइ बहे म्हे हिसा कियां में 


2» 


?रिर॒ (22 


रेश्रे 


रन 
€ दुह्ा 
डरे 
शेर 
२६ 


१६ 
न ठुंहा 


डरे 


श्र 
१५ 
रे 
९४८ 
श्र 


ड0 
१६ 


५ दुहया 


शे4४ 


केइ कहे. सांध जीव बचावे 
केइ जीव खवायां भे पुत परूपे 
केइ जीव मारयां माहें धर्म कहे छे 
केइ तो कहे सांधां नें बिचे न पड़णो 
केइ दया ने हिसा री मिश्र करणी कहे 
केइ भेषधारी भागल इसड़ी कहै रे 
केइ समण-माहण अनाये पापी 
केइ साध रो घिड़द धरावे लोकां में 
केवल महोछव करवा भणी 
केशीकुमर दिष्टंत करड़ा कह्या 
कोइ अ्रनुकम्पा आणी घर मंडावै 
कोइ आ्राखो चोमासी उपदेस देवे तो 
कोइ आंधो पुरुष गामांतरे जातां 
कोइ कहे भगवंत तो घर छोड़यां पछे रे 
कोइ गृहस्थ श्राय ने कहै जी' 
कोइ जीवता सिनपष तिर्यचनां 
कोइ टाबर पाले नें मोटा करे छे 
कोइ तो जीवा नें मार खवावे 
कोइ तो पेला-रा कांम भोग बधारे 
कोइ दलदरी जीव नें धनवंत्तः कर दे 
कोइ दुष्टी जीव जूं ने मारतो थो 
कोइ द्रवे लाय सू बलतो राखे 
कोइ नाहर कसाइ मार नें : 
कोइपांच थावर नें सहल गिणो नें 
कोइ पेला रो घन गमियो बतावे 
कोइ वेटा ने रूड़ी रीत समभाए 
कोइ मरता जीव नें जीवां बचावे 
कोइ मरता जीव नें सूंस कराबे 
कोइ मात-पिता नें रूड़ी रीते 
कोइ मिनप आंतरीयो छ तिण काले 
कोइ शूढ़ मिथ्याती इम कहे 
कोइ लाय सू वलता ने काढ़ वचायो 


: # # ७ 2 /७ 


22. /?2 


“अहिसा वि 


शेशू 
६० 
४३ 
७२ 
छत 
२६ 
४ 
हा ६ 
१० 
२६ 
१६ 
रो 
२६ 
१६ 
६ 
४७ 


ल्‍्दी >> 
बी. ० /#?2 ही 


| 


ब््ः >> 
पे 


पदानु क्रमणिका 


कोइ वेदगरो करे करे ने लोकां रो 
कोउ.रांगण दीवादिक सिनान नें 
कोणिक भगता भगवान रो 


ख़्‌ 
खाणो पीणो गेहणों कपड़ादिक 
खात भीनीं उकरड़ी लठां -घणी 

गण 
गजसुकमाल ले नेम री आग्या 
गाड़ा नीचे आवे डावड़ो 
गाय भेंस झाक थोर नों 


गुल खांड आदि मिसटान में 

गृहस्थ नहीं देखे आ्राटो दुलतो 

गृहस्थ नां सरीर ममता में 

गृहस्थ ने ओपघ-मभेषद देइ नें 

गृहस्थ भूलो उज्जड़ वन में 

गृहस्थ भूलो उजाड़ वन तो 

गृहस्थ' रा पग हेठे जीव-आवबे तो 
गृहस्थ रा पम्र हेठे जीव आवे तो 
गृहस्थ री साता पूछयां ने वीयावच कीषधां 
गृहस्थ रे तेल जाये मूंण फूटां 

गृहस्थ रे लागी लायो 

गृहस्थ रो न वांछणो जीवणो मरणो 
गोसाला दुष्टी ने वचावियां रे 
गोसाला दृष्टी ने बचावियां रे 
गोसाला दुष्टी नें वीर वचावियो रे 
गोसाला नें नहीं वचावता तो 
गोसाला ने बचायां धर्म कहे तके रे 
गोसाला नें वचायां रो कहे घमम छ रे 
गोसाला नें वचायो वीर सराग थी रे 
गोसाला नें वचाय नेंजी 


न्‍्छ ह “७ ॥॥ 


ना 


>ए वी ८ «& ७ 


नस 
नौ ७० यम 


ड़ 


| 


१० 
१० 


२० . 
२० - 


१२० 


ली 


४९६ 
24 
डर 


डर 


२१ 
रे 


३० 
१२ 

4 
र्षड 
२७ 


पर 


व्रेण 


£ 26 


डुहा 


३५६ 


गोसाला नें बचावियां में 

गोसाला नें बचावियां में 

गोसाला नें बचावियो तो 
गोसाला नें वीर बचायो जिण विधे रे 
गोसाला नें वीर बचायो तठा पछे रे 
गोसाला नें वीर बचायो तिण दिने रे 
गोसाला नें वीर वचावियो 

गोसाला नें वीर बचावियो 

गोसाला नें वीर वचावियो जी 
गीसाला पापी नें वीर वचावियो रे 
गोसाला पापीड़ो बचियां पछे रे 
गोसाला पापी दुष्टी रे कारणे रे 
गोसाला रे कारण जी 

गोसाले तेज लेस्या मेलने रे 

गोसालो तो अधर्मी अवनीत थो रे 
गोसालो दावानल श्रीजिणधर्म नो रे 
ग्यान दरसण चारित तप बिनां 

ग्यान दरसण चारित तीनूं तणो 
ग्यान दरसण चारित ने तप 

ग्यान दरसण चारित ने तप 

ग्यान दरसण चारित ने तप 

ग्यान दरसण चारित ने वले तप 
ग्यान दरसण चारित मांहिलो 

ग्यान दरसण नें देस चारित श्रावक मे रे 
ग्पान दरसण म्हांरा बरत ने 


घट में ग्यान घाल ने पाप पचखावे 
घर हाट-हवेली मेहलायतां 

घर छोड़तो जाणे सो कोरसा ऊपरे 
घर रो धन दे ने जीव मराया 


है| 


2 


अहिसा बिवेक 


€ 
श्प 
१७ 
३४ 
३० 
२१ 

७ 


् 


द्‌ 


भ्त 


३९१ 
४० 


१.< इे 
४४ 


ढुहा 
ढुंहा 


४५५० * आर अननन लि नम नकन+ ८4 >०+ ३० हल ० 


पदानुक्रमणिका 


च्् 
चम्पा नगरी नां वाणियां रे 
चारित लियो कम काटवा रे 
च्यार कोस मांहें तस थावर हुंता पर 
च्यारूं इ आहार अचित नीपाय नें १२ 
चूलणीपीया नें पोसा मे रे 
चूलणीपीया नें सूरादेव नां ३ 
चेडा नें कोणिक री वारता ३ 
चोर हिसक नें कुसीलिया ५ 
चोवीसमां जिणवर हुआ १२ 
चोसठ इंद्र महोछव आवीया ३ 
छ 
छ काय घरे साता हुई भर 
छ काय जीवां नें जीवां मारे ने & 
छ काय जीवां री हिसा कीधां ८ 
छु काय जीवां रो घमसाण करने 8 
छ काय नां सस्त्र बचावियां १२ 
छ काय नें हणे हणावे नहीं € 
छ काय मार्‌यां मांहे धर्म परूपे & 
छ काय मार्‌यां मांहे धर्म बतावे ६ 
छ काय रा जीवां नें हणें संसारी & 
छु कांय रा सस्त्र जीव इविरती & 
छ काय रा सम्त्र जीव इविरती ह्‌ 
छ काय रा सस्त्र जीव इविरती & 
छ काय रा सस्त्र जीव इविरती ११ 
छ काया रो वांछे मरणो-जीवणो पर 
छ काय हणावे नहीं ८ 
छुदमस्थ चूक पड्यो तिको जी द्‌ 
छद्मस्थ घकां पिण श्री भगवान ने रे १० 
उ लेस्यथा हुंती जद वीर में जी द्‌ 


वि । 
(धो 


/्ज्पि 
जज 


न्छ ही ल्‍0छ 
ल्‍ ०0० (0 


डेएछ 


रेश्य अहिसा विवेक' 


छोड़े साथ सुतर में कहे चाल्यो २ है 
हि 
जंभीक गाम नें बाहिरे श्र २ दुह्म 
जगत तणा सगला चोरां थकी रे १० दर 
जगत नें मरता देख ने जी द्‌ २० 
जग नें वाड़े हरकेसी आया १ १३ 
जद आरत ध्यान तू ध्याय नें रे. ३३ 
जब आये कहे थांनें मारयां पाप छे & १4 
जनम मरण री लाय थी काढ़े २ ७ 
जनम मरण री लाय थी बारे काढ़े ११ १३ 
जब कहे गोलो म्हें हाथे ल्यां तो & ६ 
जब कहे म्हांने तो हाथ न फेरणो रे १० ३७ 
जब कहे म्हें स्थानक करावां तिणमें ६ ६७ 
जब कहे हाथ न फेरणो जी ६ 4 
जब तो कहे म्हांरो कल्प नहीं छे दर १३ 
जब तो कहे म्हें साध छां जी ६ २५ 
जव पाषंडीयां हाथ पाछो खांच्यो € ६२ 
जब साथां रो नाम तो अलगो मेले ८ ३९ 
जमीकंद खवायां पाणी पावीयां ७ ११ 
जांवजीव सगला श्रावकां भणी १२ ४8 
ज्यां जीवां नें मार्‌यां धर्म परूपे € श्२ 
जिण धर्म हुवे सोनइया दीयां १२ १ 
जिण मारग री नींव दया पर & ७४ 
जिणरखिये अ्रणुकम्पा कीघी १ १६ 
जिणरी बुध छे निरमली ७ ६ दुह्ठा 
जिणरो खाणों पीणो गेहणो अग्रत में ११ २० 
जिणरों खाणों पीणों गेहणो अत्रत में छे ११ २१ 


जितरा उपगार संसार नां हि १८ 
जितरा उपगार संसार तणा छे ११ ्प 
जीव जीव तणो भक्षण करे १२ २४ 

७ ६० 


जीव जीव काल ग्रनाद रो 


पदानुक्रमणिका २५६ 


जीव जीव ते दया नहीं ५ * ११ 
जीवणो मरणो त्यांरो नहीं;चावे ८ श्र 
जीवणो मरणो नहीं चावे र्‌ है 
जीव दया रे ऊपरे प्र १ दुह्ा 
जीव नें जीव मारे छे तिण सूं ११ ६32 
जीव नें जीवां बचावियां १२ ६० 
जीव नें जीवां बचाबे तिण सूं ११ डरे 
जीव बचायां अभय दान हुवे १२ दृ 
जीव वचावणो नें सावद्य दान में १२ श््ड 
जीव मारे जीव राखणा ७ र्‌५्‌ 
जीव मारे भूठ बोल नें ७ २१ 
जीव मार्‌यां मैं धर्म परूपे & श्र 
जीव हिंसा छे अति बुरी & १ दुह्ा 

' जीवां नें जीवां बचावियां हुवे श्र ष 
जीवा नें मारे जीवों नें पौधे. € २५ 
जीवां री हिसा छठे महा दुखदाई & श्प 
जीवां री हिसा में पुन परूपे ९ र्८ 
जीवियां जीवायां मलो जाणियां प्र र्ड 
जे अनुकम्पा साधु करे २ २ दुह्म 
जे जीव मारयां में धर्म कहे ते & ६५ 
जे बालक लेवे उठाय नें ६ ३६ 
जो अग्न उठे तो लाय लागे छ प्‌ १६ 
जो अनुकम्पा साध करे तो १ २६ 

जो उधम करे एक देवता १२ श्श्‌ 
जो एकण नें अधर्म कहे | ३० 
जो एक में मिश्र कहै ७ र्८ट 
जो एक श्रावक श्लावकां रा नहीं करे तो ८ छह 
जो जीव वचायां जिण घधमम हुवे १२ प्‌ 
जोतूंधर्म न छोडसी डे हर 
जो धन थकी धर्म नीपज २ ६ दुह्दा 


जो धर्म सरधे वचिया तिको 
जो धर्म हुदे तो देवता 


हे 


>> 

+( 
न 

फ 


३६० 


जो धर्म हुवे मछला नें वचावियां 
जो धर्म हुवे श्रावक नें पोपीयां 
जो धर्म हुवे सावद्य दान में 

जो धर्म होसी गोसाला ने बचावियां रे 
जो बालक नें लेवे उठाय नें 

जो लाय बुभायां जीव बचे तो 
जो साताइं में मिश्र कहे 

जो सातां में मिश्र कहै नहीं 

जो हिसा करे जीव राखियां 

जो हिंसा कियां थी मिश्र हुवे तो 
ज्यां जीवां ने मार्‌यां धर्म परूपे 
ज्यूं आणंद श्रावक ने घरे जी 


ठाम ठाम अचित्त पाणी तणा 


डाभ मूंजादिक नीं डोसे 


ढांढ़ां नें तो खोलतां जी 


तपसी श्रावक उपासरे जी 

तसकाय छोड़ायां धर्म कहे 

तिणनें वीर बचायो बलतो जाण नें रे 
तिण साल बिरख हेठे आविया 

तिल रो प्रइन पूछयां भगवंते कह्यो रे 
तीन बेटां रा नव सूला किया 

तीन विकलेन्द्री तिर्यच ने 

तीथँकर घर में थर्कां 

तीर्थंकर साथे दीख्या लीये 


८ &5 ७ 


>ती /27 /?2 


१२ 


जप 


१५० 
१२ 
१० 
१२ 


१७ 


ग्रहिसा विवेक 


१६ 
्रे 


१२ 


३३ 
४० 
न६ 
१४ 
१३ 


जे 
है 


७३ 
रे२ 
श्ड 


शेर 


३४ 


दुहा 


पदानुक्रमणिका 


तीर्थंकर साध छदमस्थ थकां 

ते छावणा-लीपणा ना पड़े 

तेजुलेस्था मेल योसाले वाल्या 

तेजू लेस्था सीखाइ गोसाला भणी रे 

ते भूठ वोले छे सुध-बुघ वाहिरा रे 
ते तो भीड़ आये कोणिक तणी 

ते रुकीया नहीं कर्म आ्रावतां 

तो गोसाला दुष्टी नें वीर वचावियो रे 
तो श्रेणिक सीख्यो किण श्रागले 
त्याग कीयां विण हिसा टाले 

त्यां गोसाला न चेलो कीयो 

त्यां घर छोडे संजम लियो 

त्यांने आरम्भ करवा दे नहीं 

त्याने पूछयां कहे म्हें दयाधर्मी छां 
त्यांनें बताय वताय नें जीव वचावणा 
त्यांने भोगवाव धर्म जाण नें 

त्यांसूं सरीरादिक रो संभोग टाले नें 
त्यां हिसाधर्मी नें श्राय॑ पूछयो 
त्रिविधे च्राइ छ काय रा साध 
निविधे त्रिविधे छ काय जीचां नें 
त्रिविधे त्रिविधे छ काय न हणवी 
त्रिविधे त्रिविधे छु काय मारण रा 
त्रिविधे त्रिविधे छ काय हणबी नहीं 


घारी अगन करी मिथला वबले 

घांरो हाथ वाल तिणने पाप लागे तो 
” थोड़ा सा बलदों ने हाकल्यां 

थोड़ी दूर बतायां थोड़ो धर्म हुवे तो 


१० 
श्र 


१० 


न्ीर 
2 602 रि 7 ३ _#ए 


८6. /?? 


न 


७ 2? 


है ॥। 


रे 


नी 


९ 


४ दुह्दा 
१० 
२७ 
११ 
३६ 
१ 
रेप 
४३ 


ल्‍्त 


३ दुह्द 
२ दुह्ा 


१२ 
ध्ड 
११ 


२५ 


३६४ 


'परमाद न सेव्यो कहे भगवान नें रे 
'पाट बाजोटादिक साध बारे मेले 
पाप गिणे मइथुन में 

पारसनाथजी घर छोड़े काउसग कीघो जब 
'पंखी चूगे उकरली ऊपरे 

'पंखी माला में मेलतां 

पांच थावर नां आरम्भ सेती 
'पुजणीक नाम दया रो भगोती 
पृथ्वी पाणी श्रग्न वाय नें 

पृथ्वी पाणी तेउ वाउ मभे 

पेट दुखे छे सो श्रावकां तणो रे 
पेट दुखे तलफल करे 

पेट दुखे सो श्रावकां जी 

'पेहलां कहिता जीव बचावणा 
पोते हणे हणावे नहीं 

पोह माह महीने ठारी परे 

प्राण घात हिंसा छे खोटी 

प्राण भूत जीव नें सतव 


'फड़हो फेर्‌यो हणो मती 
फल-फूल श्रनंत काय नें 
'फोड़वी लब्द अनुकम्पा आणी 


ब 


बचावण वाला बिचे तो उपजावण वालो. 
बचावण वालो नें उपजावण वालो 
वलदेवादिक मोटा राजवी 

चले इल्यां सुलसलियां सहीत आटो छे 
चले कहे छे भगवंत तो घर छोड्यां पछे रे 
चले नाहर सिंघादिक चीता वधेरा 

चले वेषधारी विहार करता मारग में 


न्।् 
2 


न्*।3 >> 
८5 ७० ७ 


डी  छ «७ छ&छ «0 


११ 


श्श्ः 


१० 


छ 4 /? <&0 ०८ *“<ः४ &छ 3 


अहिसा विवेक 


१३ 
है.है.8 
प्र्ष 
२७ 

& 
२७ 
१३ 
श्डे 


्ट 
प्‌ 


२१ 
३० 


पे 
#ूी ७9 3३ >णए 6 


४१ 
४२ 
्प 
२६ 


६० 
२१ 


दुह्म 


पदानुक्रमणिका 


बले लेस्या मेली छे पापी वीर नें रे 
बले सरणों लेइ श्रेणक त्णों 

बात उथपती जाण नें 

बारे वरस नें तेरे पख मभ्के 

बारे वरस ने तेरे पख्र मे रे 

वीसां भेदां रुके कर्म आवत्ां 

वेटां ने मारता देखिया 

ब्रह्मदत्त चक्रवत तेहनें 


भगता हिरणगमेषी नी सुलसा 
भगवंत अनुकम्पा आण नें 

नगवंत आहार कीयो छ जाण नें रे 
भगवंत कह्मो हुवे इंद ने 

भगवंत ने झूठा पाड़ण पापीये रे 
भगवंते मोटा मोटा राजवी 
भारीकर्मा जीवां ने समझ पड़े नहीं रे 
भेपधारी सहजांइ साथे जातां 

भेस्‍्यां हाकल्यां नाडा मांहिलां 

भोल ई मत भूलजो 


मच्छ श्रावा सूं मछ छोड़ावियां 
मच्छ भागा सूं मछ छोडाय नें 
मछगलागल मंड रही 

मछंगलागल लग रही 

मछगलागल लग रही 

मछगलागल लोक में 

मछलजा वचावे एक दिन मश्दे 

मत मार कद्यां उपरो रागी 

मत मारण रो क्यो नहीं 

मत हथो मत हो क्यो ग्ररिहंतां 


१ 


0 


१० 
१० 


>ा. “5 


ज्श्छ ४७ 


छः छ 


> 


दी 2। 


जछ 


[#प] 


न््त 
 + 


३६५ 


श्र 
३१ 
१७ 


है. ६ 
प्र्० 


कप 


३७ 


कक ०9७ “9  +आऊ ,९ ह दब 5 
नस बस एैर >»स ८0 €छ( 7 ही 58 


* त 
कप 
हे 


डुहा 


दुह् 


३६६ 


मरता देखी सो रोगला ७ 
मात तियादिक राखवा 
मात-पिता री सेवा करे. दिन रात ११ 


माथे पाल बांधी माटी तणी ह .३, 


मार्‌यां मरायां भलो जाणियां ४ 
मांका ने आगा पाछा करे 5 
मांडलो एक जोजन रो कीधो 
मिनकी धाकल उंदर वचाःय ले 
मिन्री सूं मित्रीपणो चलियो जावे 
मिनका सीयाल खांधे वेसांण नें 
मुसादिक नें कारणे जी 

मुसादिक बचावतां जी 

मन साध रह्या ते संत 

मूला खबायां पाणी पावियां 

मूला खबायां मिश्र कहे 

मुला खबायां मिश्र कहे 

सूला गाजर सकरकंद कांदा 

मूला जमीकंद खवावीयां 

मसला पाणी अग्न नों 

मेघकुमार गर्भे हुंता जब 

मेघकुंमर हाथी ना भव में 

मोंने हरष नहीं मिथला रह्यां 

मोह अनुकम्पा जे करे 

मोह करम उदय सूं सावद्य सेवियो रे 


नर 
नप्ए >> ७ “७ 


नए ७ ० &ढद 6 /7 छठ छ 6 >0 (व ,८0 


७० ,, 
9. ०0 


यां छ कारणे छ काय नें मार्‌यां & 
यामें तीन दिंष्टंत करड़ा कह्मया 


यू कीयां जिण धर्म नीपजे 082० 


रजोहरण लेई नें ऊठिया ४ 


| 


अहिसा विवेक 


१७ 
ड्ढ्८ 
श्८ 
श्८ 
२ दुंह् 
श्३्‌ 
है| 
ह्ड 
४ 
रे 
३१ 
३० 
 र१ 
डरे 
१ 
२० 
रद 
२ दुह्य 
६ दुहा 
४: 


१५ 


३ डुंहा 
"रटं 


डछ .. 
. -७ दुह्म 
* प्‌ & डर 


पदानुक्रमणिका 


रतन हीरा ने माणक पता 

रासडीयादिक सू तस जीव वंब्याछे - 
रित वरसाला ने समे जी 

रोगी गरढ़ा गिलाण साध री वीयावच 


ल 


लट गींडोलादिक कुसले रहे 
लब्दधारी तो साध पघार्‌या देख नें रे 
लब्दधारी नां खेलादिक थी 

लाड्ओां साटे उपवास बेला करे 
लाड्ग्रां साटे पोषा करे 

लाडू घेवर आदि पकवान ने 

लाय लागी जो गृहस्थ देखे तो 

लाय लागे तो ढ़ांढ़ां खोल नें 

लाय सृ" बलृता जीव जाणी नें 

लोग धड़धड़ लागा घूजवा 

लोक विलबिल करता देख नें | 
लोकां सू' मिलती बात जांण नें 

लोह नो गोलो अगन तपाए 


वरजी अनुकम्पा साध नें 
वरत पचखाण न हुवे देवता थकी 
वायरोी विरपा सी ताप 
वासुदेव चक्रवर्त मोटका 
वांडिे मरणो जीवणो 
विविध प्रकार नां भोजन करे 
व्याधि कुष्टादिक रोगीलो सुण ने 
श 
शब्णदिक पास्पादे रागे करी रे 


पक न हू भरते ६50 7 कर 
धाषक ग्रासड ने पड़ मरतो हुई रे 


श्र 


मल । 


ब्ः्क 
ले 


न लए 9 ८6 ० 


१० 
१० 


श्र 
३७ 
प्र 


४ दुह् 
६ दुह्द 
१५ 


न्पए -ए 
0 


तक 
डी 


हर 
रच » 
44) 


ड्रैद्८ 


श्रावक ने बचायां धर्म गिणे नहीं रे 
श्रावक नो खाणो पीणो छे सर्व इविरत सें 
श्रावक नो खाणो पीणो छे सर्वे इविरत में 
श्रावक बंठो करे नहीं जी 

श्रावक रे संभोग तो श्रावक सूं छे 

श्रावक रो खाणो पीणो सरवथा 

श्रावक श्रावकां ने न बतायां पाप लागो कहे 
श्रावकां नें उज्जड़ पड़ीयो जाणे 

श्रावकां नें वस्त दे चावती 

श्रावकां रे संभोग साधां ज्यं हुवे तो 

श्री केशव केरो बंधवो 

श्री नेम जिणेसर जाणता 

श्री वीर जिणंद चोबीसमां 

श्रेणक नें करे मुख आगले 

श्रेणक राय फडहो फैरावियो 


संगम देवता भगवंत ने 

संवत अ्रठारे तेपने समें रे 

संवत अठारे ने बरस चमाले 
संवर ना भेद बीस कह्या जिण 
संसार तणा उपगार कीयां में 
संसार तणा उपगार कीयां में 
संसार तणो उपगार करे छे 
संसार नां उपगार सब ही फीका 
संसार ने मोष तणा उपगार 
संसार नें मोष रो मारग श्रोलखावण 
संसार नों उपगार करे जिण सेती 
संसार रूपणी अ्टवी में भूला नें 
सकेन्द्र नें इसाण इंद्र छे 
समदिष्टी तणो कोइ नाम ले 
समुद्रपाली सुखां में मिल रह्मो 


| 


दू &छ वज्ए ७ >एणए 8 >05 


१० 


११ 
११ 
११ 
११ 
११ 
११ 
११ 
११ 
११ 


ए 


अहिसा विवेक 


३६ 
१०, 
११ 
२६ 
अ 
प्र 


२९ 
श्र 
७० 
१ 
३७ 
३६ 


ड्रेद 
- हरे 
रे 
रब 
रद 
6 
डरने 
डढ 


पदानुक्रमणिका ३६६ 


समें परिणामां वेदना सही ३ ३० 
समोसरण ते एक जोजन मांडला में ८ ३५ 
सर द्रह तलाव फोडण तणो ५ १३ 
सागव्यंजण विविध प्रकार नां १२ ३१ 
सागारी ग्रणशण कीयो ३ हा 
सात प्रकारे छम्मस्थ जाणीये रे १० १७ 
साता पूछयां तो साध नें पाप लागे छे ११ ७ 
सातां वोलां रोए विस्तार २ १६ 
साध तिरण-तारण हुआ एहना 4 २० 
सांध तो आपरा व्रत राखण नें ८ ड़ 
साध तो जीवा ने क्यांनें बचाव & ३६ 
साध तो सांधा ने जीव बतावे पर डर 
साध न लब्द न फोडणी पे ११ 
साध पधार्‌या देख ने जी प्य डे 
साध पीहर वाजे छ काय ना ६4 १५ 
साध वैठो नावा में भ्राई २ श्८ 
साध बारे नीकल्या जी इ श८ 
साध ध्रावक दोनूं तणी १ ३ दुह्ा 
साध श्रावक नीं एक रीत छे ३ ४६ 
साध श्रावक रो धर्म छे विरत में १२ ७ 
साधां ने विचे पड़णो बत्रिविधे निपेध्यो & १44 
साधां रा पय हेठे जीव मरे ते दर ४१ 
साधां रा मुख भ्रागले २२ 
साधु बिना अनेरा सर्वे जीवां री १ २१ 
सांनी कर साध जतावे र्‌ २० 


सिप वाघादिक मंजारी : 
सिघंत रा बल विण दोजे पम्यानी झ् इ० 
सील झादरियों तेहनी 

से वप राय सारा लोक में 
लिया पान तणी दिगलो परयो 


रा 
ढक 
9 


हद 
डी 


4. 
रा (्द 
श्कां 
हर 
ड़ 


2 हे 
सूप्रीद रू उपगार टोयो राम लक्षमण मर र्६ 


है| 
कम 
कम्ज्कय 
गा 
जल 9 
् 
“)| 
ञ 
हे 
# 2 
प्र है 
हे; 
व 
5, 
न 


है 
हि 
है 


३७० 


सो घर रे आंतर कोइ लेवे संथारो 
सो जणा दुरभख काल में 

सो मिनपषां नें मरता राखिया 

सो साध ग्रिषमकाल उन्हालें 
सो-सो मिनष सगले बच्या 
स्थानक करावे छ काय हण ते 


हणवा सूंस कीया छ काय नां 

हणे जीतब नें परसंसा रे हेते 

हिवे कोइक श्रग्यानी इम कहे 

हिंवे सात दिष्टंत री थापना 

हिवे साध कहे तुमे सांभलो 

हिसा में धर्म तो जिण कद्यो नांही 
हिंसा री करणी में दया नहीं छे 


5 


(22 ८ >> ८6 ७०6 


72 #>८&< €&छ ८ (8?72 ८4 


/२2 


अहिसा विवेक 


११ 

4 
२० 
१६ 
६६ 


१६ 
है 
१६ 


श्द 
३१ 


* 30204 % ४ 


परिशिष्ट ४ 
डाब्दानुक्रम 


श्र 


घंगुत्तर निकाय, ७८ टि० 
श्रंग्रेजों की हत्या, ११६ 

भ्रगेड़ के सारगोन, ११८ 

धरिन, ६६, ६४, ६८, १०० 
अचौये (भ्रस्तेय), ४१, ५६, ७७ 
भ्रतिशय, पहंत्‌ के, ७ 

भथर्व वेद, १२ टि 


' धध्यवसाय, ६४ 


अध्यात्म (मूलक ), ५४, ८२, ८७ प्र०, 
८५८, ६०, ६८, १०३ 

झध्यात्म विचारणा, ४० टि० 

झनगार पर्म, ८७, ८८ 

अ्नन्तानुवन्धी, ४५ 

घ्रनवद्य (निरदय ), २२, २३, २४, २६, 
६०, ६४५ 

पभनशन,छ४, ६८ 

इनात्मवादी, ३ 

धनासवित, ३ 


प्ष्ध प्र७, ६२, ८७, ८८, ६ ०, ६ ३े 

प्रनुकम्ण चौपई, ६३ टि०,६६ टि०, ६७ 
टि०, ध्८ दि०,७४ द्ि०, ७५ टि० न 
७६ टि०, प८ टि०, ६१ टि०, ६३ 
टि०, ६४ टि०, ६५ टि०, ६६ 
टि०, ६७ टि०, २०४५ टि०, 

गन्नाहार, १०६ 

अपरिग्रह, ५६,७७ 

अपवाद, अहिता के, ४० प्र०, ६ 
जैन-परम्परा में, ४२ प्र० 
वेदिक-परम्परा में,४० प्र ० 

अ्रव्नह्मचयं, ४८ प्र०, ६२, ६५, १००, 
१०३ 

बग्रभय, ७४० 

भ्रभिग्रह, २०,२४५ 

प्रभिधम संगीति-दशास्त्र, ३० 

अ्मरिका, १०८,११९३ 

झमारो पडह (घोषणा), १०० प्र०, 
(०४ 

अमितगति, झाचाये, ५५ 

प्रमितगति घादझादार, ५४ दि० 


इाशदचारमाः 


बेछर 


अरिष्टनेमि, भगवानू, १०,११,१२,१७ 

अरिहन्त, ३४ 

अर्जुन, ३५,१०७ 

आवसपंण, १ 

श्रद्योक, २६,१०२ प्र०, १०३,१०४ 
सम्राट्‌ के शिलालेख, ३ १ प्र०,१०४ 

अशोक के घर्मलेख, ३१ टि०, ३२ टि०, 
१०२टि०, १०३ टि०, १०४ टि० 

असंयति (असंयम ), १९,२३,२५,५१, 
५२३,५५,६४,६५, ५९६, ६०, ६८, 
११२ 

असत्‌ प्रवृत्ति, २८, ६४ 

असत्य, ६५ 

असहयोग (आन्दोलन), १०५ 

अहमदाबाद, ११६ 

अहिसा, अनवद्य, २३ 
आचार्यश्री भिक्षु की, ६२ प्र०, 
६८,९६६, १००,११५ 
आत्मोन्‍नायक, २६ प्र०, २९ 
ईश्वर-गीता में, १३ 
उपनिषद्‌ में, १२,१६४ प्र० 
और उपयोगिताबाद, १११ 
और राजाज्ञा, १०० प्र ० 
का आगमिक स्वरूप, १ प्र०,२४ प्र० 
का प्रयोजन, ६० प्र०, €८ प्र० 
का विवेक, ६८,६६ प्र०,६७,१०२ 
की व्याख्या, १३, १३ टि०, २७, 
७७, ११२. 
के अपवाद, ४० प्र०, ६६ 
के एकार्थक शब्द, २५,२६ 
गांधीजी की, ५६, ६६, ८४, ८९, 
६६, ६5५,१००,१०१,१०४५ प्र० 


अहिसा विवेक 


तत्त्व निरूपण, ११३ प्र० 
परमो धर्म: १०७ 
पादव की, ११,२७ 
प्रागू-आाये सभ्यता में, ५ प्र० 
बुद्ध की, १३, १३टि०, २६ प्र० 
महाभारत में, १२ टि०, १३, 
१०७ प्र० 
महायान में, २९ प्र ० 
महावीर की (जैन-धर्म में) 
१२,१३, १३ टि०, १७ प्र०, ४०, 
६१टि०, ११२ 
योग दर्शन में, १२, १ ३टि०, १४ प्र० 
रामायण में, १०७ प्र० 
स्व और पर की श्पेक्षा में विधि- 
पक्ष, २५ तश्र० 
अहिंसा, ५६ टि०, ७१, टि०, ७२ टिं० 
अ्रहिसा के श्राचार और विचार का 
विकास, १७टि०,३ ६टि०, ५६ टिं० 


त्रा 


आकाश, ४१ 

आगमवादी, ६५ 

आगमिक (जैन-श्रागम), १,२३,२५प्र०, 
४८,५१,५६,५७,६५/७ १,१०१ 

आगार-धर्म, 5७,८८ 

श्राचारंग सूत्र, १ ट०,२ टि०, १५ टि०्, 
५०, ५० टि०, ६४ टि० 

आचाये बुद्धघोष, १६ 

श्राचाय भिक्षु और महात्मा गांधी, ७१ 
टि०,७२टि०,११४ टि०,११६टिं० 

आज्ञा, भगवान्‌ की, ६३ प्र० 

आत्मवाद, १२,८१ 


अधिनसा-प्बविल्लण का शब्दानुक्रम 


आत्म-पतन, ६२ 

आत्म-गद्धि, ६२,७ 

आत्मा, ८८, ६२ 

आत्मानुकम्पी, २४,२४ टि० 

प्रात्मोन्नयन, १६ 

आदिनाथ, प्रभ,->देखें ऋषभनाथ 

आधाकर्म दोप, ४३.४४ 

आधिभौतिक, ७० प्र० 

आध्यात्मिक, ५६,७०२ प्र०,.७८,८१,८७, 
प८,८६ प्र ०, १०७, १२१२ 

आनन्द श्रावक, २६,२५ 

आरम्भ, ६८ 

आार्य,ई टि०, ३, ४, ५, १०, ११, ११७, 
११८,२११६,१२०, १२२, १२३ 

प्रावश्यफ निर्युविति, ६५,६४५ टि० 

ग्रावश्यक सूत्र, ३४टि० 

शाश्रव, ४६,७३१ 


+ 


रा] 


डट, ई 
इस्वाकु बंध, ६,३१० 
इन्द्र, ४ टि० १०,१२,६११६,१२० 
शख्दियवाद ६७ 
टजीन सम्यता, ११७ 


१४ 


जनक. जमा 

उ. >+ 
खउसर- हिला 55 ४८:5८ 
७) ०२१) ५१०६ लक ! 


न 


3३ 


उत्तराष्ययत्त सूक्र, १७ टि०, १८ टि+०, 
प्र टि> 

उत्सपंण 

उद्गम, भारतीय संस्कृति का, ११७ 

उपकार, ३४, ७५, ७६ 

उपनिपनत-सन्दोह, १२ 
उपनिषद्‌, २६,२८,२६,३३,४०,५७, 
२३,११ टि०, १२ दि० 

उपयोगितावाद, १११ 

उपवास, १०४,१०६ 

उपासक्षदज्ञांग सत्र, १८ टि०, २० टि०, 
१०१ ४टि०, १०२ टि०, १०४ 


तर ३ 


११६,१० टि०, ४१ टि० 

ऋग्वेद संहिता, ११८ टि०, १२०, १२१ 
टि०, १२६८ टि० 

ऋतचा, चेदिक, ४ टि० 

ऋ्त, ४१ 


ऋष्वेद, 


ऋग्त्वर्प, ७० 
ऋषभ चरित्र, ५५ टि० 


ऋषपभन नि दे 
म््प्‌ ना 2, ३६०३ 5 २,२७,५५,१२ टि० 


श्ड्४ड 


२३२,६६, ६८, ठर, छरे प्र ०, ८७, 
८८,६१,९४ | 
अनवद्य, २२,२४ 
दानपरक, १६ प्र० 
लौकिक, ३३ 

कत्तेग्य, ७१,७७,८२,८३,८६,६६,६७, 
६८,१०६ 

कम, अन्तराय, १०१ 
आयुष्य, ५२ 
गोत्र, ५२ 
तीर्थंकर नाम (गोत्र ), ५२,१०० 
बन्ध, ६३ 
(महा) मोहनीय, १०१ 
सातावेदनीय, ५३ 

कममे-तत्त्व, २८,७ १ 
योग (मार्ग), ३०,३४, ३४५ प्र०, 
प०, ६४, ७२ 

कमंयोग द्ास्त्र, ७० टि० 

कल्पवृक्ष, २ 

कल्पसूत्र, ४८ टि० 

कंषाय-विजिगीषा, ६२ 

काकिणी रत्न, ३ टि० 

कानून, १०३,१०४ 

कालिदास, महाकवि, ७८ 

क्रिया-कांड, 5३,१२० 

कुल-धर्म, ७२ 

कृष्ण, वासुदेवश्नी, १० प्र०, ३३, ३५, 
प्८०,६४,१०७ 

कंनेडी, १०८५,१०६ 

केलिफोनिया, १०८ 

केवली-प्ररूपित, ३४ 

कोकण-देश, ४६ 


अहिंसा विवेक 


कोपरनिकस, ११८ 

कोशाम्बी, ३० 

कौशल, १२३ 

कौशाम्बी, धर्मानन्‍्द, ११,२७,२८ 
क्रोध, ११५ 


ख 


खंधक, ४८ 
खादी, ५६,१०४ पग्र० 
खेती, ५६,११० 


गे 


गंगा, १२३ 
गांधी और गांधीवाद, ६९ टि० 
गांधी (जी), महात्मा, ३५,५४५,५६, 
६६,७०,७१,६९०,६६,६८,१००, 
१०४ प्र० 
और आचाये भिक्षु, १०५,११३, 
११४, ११५, ११६ 
की आलोचना, ११३,११४ 
की स्पष्टवादिता, ११४ प्र० 
खादी, १०४५ प्र० 
खेती, ७१,११० प्र० 
चाय, १०४ प्र० 
चीनी, १०४ प्र० 
जीव-जन्तु की हिसा,१०८,१०६ 
प्र०, ११३ 
दया, ८& 
दान, पढें 
धर्म, ११६ 
प्लेग के चूहे, ७२,११३ 
बन्दर की हिसा, ७१ 


प्रहिसा-पर्यवेक्षण का शब्दानुक्रम 


मांचाहार, १०१, १०६ 
मृत्युदान, ११५ 
रामायण झौर महाभारत, 
१०७ प्र० ४ 
सत्याग्रह, १०४ प्र० 
सांप की हिंसा, ६६ 
गांधीजी, खण्ड १०,प्रहिसा, १,४५६ टि०, 
द६6६ दि०, ० ठदि०, १०० टि०, 
२१०६ टि० र०ण्८ द्वि० २०६ हदि० ५ 
११०४ि०,१११टि०,११२टि०, 
११३ टि०, १६१४ टि० 
प्रहिता, २, १०४५ टि०, ११४ 
टि०, ११ प्र्टि० 
श्रहिसा, ४, ११३ टि० 
गांधीवाणी, ८४ टि० 
गजसुकुमाल, ४८ 
गभिणी, ६८५, १०२ 
गीता-दर्शन, ३५ प्र ०, ७३ 
गोता (नगवद्‌ ), २५,३०,३४ प्र०, ३६, 
४०,५०,७०,१०७, ३४५ टि०, ३६ 
टि०, ३७ टि०, ४१ टि०, ६४ टि० 
गीता-भाप्य, ३५ टि० 
शांक्र भाष्य, ३८ टि० 
रामानुज भाष्य ३८ टि« 
भीता-रहत्य,७२,७३,२६टि०,३३ टि०, 
७२ टि०, ७३ टि० 
गृणस्थान, २५ 
गयात्मवा परिवर्तन, ८० 
गेलिलियों, ७६ 
गौतम सयामी, ६६ 


गौशालर, २०,४८,६ 


रत 


जे इतिहास, ६६७ 


३७४ 


घ्‌ 


घोर आ्रांगिरस, ११ 


च 


चक्रवर्ती, १०४ 

चट्टोपाध्याय,पं० के० ११६,१२१टि०, 
१२२ टि० 

चण्डकीशिक सर्प, ४८ 

चातुर्मासिक प्रायश्चित्त, देखें प्रायश्चित्त 

चातुर्याम धर्म, १२, २८ 

चाय, १०४ प्र० 

चित्त, वित्त, पात्र, ३२ 

चीन, ११५ 

चीनी १०४ प्र० 

चुलनीपिता १८, २५ 

चूणि, ४3७, ४६, ६६ 

चूणिकार ४४, ४७ प्र०, ४६ 

चेट्टर्जी एम० के० १४३ टि० 

चोर बाजारी, १०३ 

चौरासी लक्ष जीव-योनि, ८० 


छद॒मस्थ, ४८, ६६, ११" 
| 


छान्‍्दोग्य उपनिषद 


"5 


हु 
आपके 3 26 ३ $ >> 


है 
जम्ददीपप्रश्प्ति सूत्र, ६ टि० 


हक 





33 रकम 
जम्दस्दामा, र१ 
ग 


३७६ 


जलियांवाला बाग काण्ड, १११ 
जाति-धर्म, ७२ 
वाद, १२२ 
जिनकलपी, २४, २४टि० ' 
जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण, ११२ 
जिनाज्ञा री चौपई, ६४ टि०, 
जीओ और जीने दो, २३ प्र० 
जीमूत वाहन, १४ 
जीवन, ७९६, ८० 
और मृत्यु, २३ प्र०, ५६ 
जीव-रक्षा, १७, २० प्र०, २३, ६७, 
८प प्र०, ९३ प्र०, १०२, १०६९ 
(अहिसा ) आत्मोपचायक, २४ 
प्र०,२६ प्र०, २६ 
(अहिसा ) देहोपचायक, २४ प्र०, 
र६ श्र०, २६, ८६ 
जीवो जीवस्य जीवनम्‌, ७०, ११० 
जैन-आचाये, ५४ प्र० 
-धर्म,२६, ३ ३, ३४,४८, ५०,७ २, 
११६ 
धर्म में अहिसा-चिन्तन, .१७ प्र० 
“परम्परा, ३४, २६,५०,५१,५४, 
-“# ४ “९, ७३, १२३ 
-पुराण साहित्य, १४ 
“रामायण, १०७ 
श्रमण, (साधु), ४४, ४७, ४८ 
जेन-सिद्धान्त दीपिका, श्री, १३ टि०, 
५१ टि० 
जन दर्शन और श्राधुनिक विज्ञान, ८० टि० 
ज्ञान, १०६, ११२ 
और कम, गीता में, ३७ प्र० 
-दान, २६ 


अहिसा विवेक 


मार्ग, ३४, ३५, ३७ प्र०, ७६ 
ज्ञान-प्रकाश, ६८ टि० 
ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र, १६ टि० 


झ 
भालावाड़, ११८ 

ट 
टिड्डियों की हिसा, ८१ 

ठ 


ठाणांग सूत्र, ११ टि०,२४ टि०,२५टि०, 
2ने टि० 


त्‌ 


तत्त्वाथे सूत्र, १५, १४ टि० 
तक॑, ६५, ७८ प्र०, ७६ 
तामसी, ७० 


तालपुट जहर, ५६ 


तिलक, लोकमान्य, २६, ३३, ३५, 
२ प्र० 

तीर्थंकर, १, २, ३, ७, ६, ११, १२, 
१७, २७, ६६ 

तीथ॑-यात्रा, पढें 

तुलसीदास, १०७ 

तेजोलेश्या, ९६ 

तेरापंथ, ६२ 

त्रस, २१ 

त्रिपिटक, ५७ 

त्रिमुख मूर्ति, ६ प्र० 

त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, २ टि०, ३ 
टि०, ४ टि०, ५४५ टि० 


अहिसा-पर्यवेक्षण का शब्दानुक्रम 
न्ीरिद्रिय जीव; ४४ 
द्‌ 


दण्ड, मृत्यु-+४५, १०४ 
विधान, १०३, १०४ 

दया, २४ प्र०, २६ प्र०, २६, २€, ६२, 
६६, ७६, ८३, ८४, ८५५, ५७, 
८६ प्र०, ६०, ६३, ११२ प्र०, 
११६ 

दर्शन, ५७, ६०, ८६ 
जीवन-, ५७-, ७८ प्र०, ११६ 
भारतीय, ६०, ८०, 5८ 
समाज-, ८० 

दशबंकालिक सूत्र, १ टि०, १३ टि० 

दशाश्रुतस्कन्ध १०१ 

दान, ११, १६, २२, २५, २६, २२, ३७, 
११, ५३, ५४५६, ६२, 
८३, पढें प्र०, ८५५ प्र०, ८६ प्र०, 


षट्‌ हूं. 2० 
४५ 3९३ 5 रे # 


८७, 5८५६, ६५, १००, १०३, 
१०४ 

अनुवम्पा, ५१ प्र ०, ३ प्र 
अ्रभवय-, ५४५ 


असंयति, ५१ प्र ०, ५४ 
के दस प्रकार, ५३ 
दास और दस्यु, ११६, १२० 


दिगम्वर, ५४५ 


4 

2४ 
आर 
कि] 

री 


>> 
8 १0०, रे 
कल हलक न रत 
५६०४६ रक्षा) हे , २ 
उु-दमन, म्छ्‌ 

दया, ३६ 


९4/) 
द 
्छ 


2 । 


बिड़, 
द्रावड़ी प्राणायाम, ११५ 
द्वात्रिशद्‌ दाजिशिका, ५ १ टि० 
द्वादश-न्नरत, ८८ 
द्वीन्द्रिय-जी व, ४४ 
टेप, १५ टि०, ६५, ६६, ७८, ८८ 

घ 
धर्म, श्रहिसा-,२, ३, १०, ४३,६८,८८१, 
६१, ६४, ६५, १००, १०१, १०२, 
१०६, १०६, ११०, ११२ 
आचरण, ४१, ६२, १०४ 
आधिभौतिक, ७० प्र० 
आध्यात्मिक, ७० प्र० 
उपदेश (क)३१,३५,८७प्र०,६२ 
शोर राजनीति, १०३, १०४ 
आर समाज, ८२ 
का अवतार, १०७ 
वा प्रयोजन, ६० प्र०, ६३ प्र० 
की परिभाषा, ७१ 
के प्रकार, ७२, ७६, ८३ 
परिवतंन, ११५ 
मिश्र, €३ प्र० 
धब्द का प्रयोग, ७० प० 5२, 5३ 
सूत्र, ७० 


धरम रत्न प्रशरण, ५ 


जा 


२० 


८ 

कि 
ते 
ण्घ 
ह 


4 
ल्‍ 


श्र 4 
बम 5 
शाप, ६२, 


इ७छ८ 


ननन्‍्दन मणिहारा, १८ 

नय, निश्चय, ५५ मु 
व्यवहार, ५६ 

नर-हत्या, ६ ६ 

नवजीवन, ११३ टि० 

तमि राजपषि, १८, २५ 

निरवच्य, देखें श्रनवद्य 

निव्तक, ( निवृत्ति रूप,नका रात्मक ) 
अहिंसा (धर्म ) २२, २३, २६, २७ 
श्र० ३२३, २४, ३५, २६, ४०,४५७, 
४८५, ५९, ७०, ७६, ८५२ 

निरामिषता, १७ 

निश्वीथ सूत्र, ४५, १७ टि०, १८ टि,० 
१६ टि०, ४३ टि० 
सभाष्य चूणिका,४रेटि०,४५ टि० 
चूणिका, ४४ टि०, ४५ टि०, ४६ 
टि०, ४७ टि० 
भाष्य, ४४ टि०, ४६ टि० 

निर्गुण साधना (पन्‍न्थ), ५८ 

निजेरा, १९, २५, ५१, ५२, ५४ 

निर्वाण, २१, २२, २६ प्र०, ६०, ८० 

नीति, ७१, ७२, ८२, ८६, ८८, ६८५, 
१०१, १०२, १००५ 

नीलकण्ठ शास्त्री, के० ए०, १२१ टि० 

नृतत्त्व विज्ञान, ११७ 

नेमिनाथ, देखें अरिष्टनेमि 

नेतिक, पर 

न्यूटन, ७६ 


पंचारिनि, १७ 
पंजाब, १२३ 


अहिसा विवेक 


पंच क्लेश, १५, १५ टि० 
पंच महाभूत, ४१ 
पंचाशक, ५१ टि० 
पंचेन्द्रिय जीव, ६७, ६७ 
पण्डित गोपीनाथ- कविराज, २६ 
पतंजलि, मह॒पि, १५, १२३ 
प्मासन, १२१ 
परम-निः:श्रेयस, ३५, २८ 
सत्य, ७७ 
परमात्मा, १०० 
परानुकम्पी, २४ 
परिषह्‌, ४८, ३ टि० 
परोपकार, ३६, ८५२, फ३े, पर... 
पशुपति, शिव, ७, १११, १२१ टि० 
पाण्डे, जी० सी०, ११७ प्र० 


« पानी ६५, ६७, ६४, ६८५, १०१, १२१ 


पाप, ३७, ४२, ५२, ५४, ६०, ७०, 
७२, ७३, ७६, ६१, ६२, €३, 
६४, ६५ 

पारलौकिक, ७२, ७७ 

पारसी धर्म, ७२ 

पाददे चरित्र, १७ ट० 

पाइदेनाथ का चातुर्याम धर्म, ११ टि० 

पारवेवाथ, भगवान श्री ११, १७, 
२७, र८ 

पिग्गोट, ११९६, १२२ 

पुण्य, २२, ४६, ४० प्र०, ५० प्र०, प््ड 
प्र>, ६५०, ७१, ७२, ८३े, ८5४, ८५, 
८६, ६२, ६४, ६७, ६६ 


'पुन्जेन्म, ६, १० ११, १२ 


पुरातत्त्व, १०, १९७, ११६ 
पुरुषार्थ, ७०, ८९ 








द्द्र 
५ 
49 
श 
० हि 4९३ हे 
" हि 5] | 
५ हि । ३ बच ५ चर 
ब्/॑ छठ कर पे हे रे ः 
७. » ४७१ ९३९ 5१ शप ५ पे ? 
(शक ल्‍ रह ९) क्‍ 
ब 4) ते हे 2 हि हि | 
0 पी ०७ ६३२ ता कर हे 
+ ० हू, है दे है थे *्ड हे 
4) ५ न तु 43 4१% जल का ! ' ह 
५ ः च्पे न नर मच बे ६६ १ गज ३५ हे 
* न हे ( है रु 6 6 क्‍ 
ह हा पथ बन पा दः ४४ 0७:८६ की हे 0४ 
पु यु | ] | ' ' द 
० हम ५; 2] री है॥ ४४ $ हैः ७ ॥हि * )+ ५ 
/्ः ढक 5 ० ६026 7: प्र प १६ ब5 ५ « तु ४4. ५ हित 
(के 5 हक 0. ७४ पे व जज! ह है 
च 0" जड़ रु (224 पं 8 १६५ बा 2 4 का 2 की रे 
िः मे प5 00 हट +. ४ ७ | +,. १ » (९ ५ 
पर | | ७३ 0१ का ५ ५ हू हर रज १७ * 
कब कि _ आल! + अकब १७० (४ | ' | 
पा दर पे रु (क् कक 5 (९ प * रे श ५ 
ग पर है ७ $७ कं ५ न 0१ « पं ] 
४ | ५६ ह है #' ८ ॥।॒ रु हा || ६ हु? 
७0) ० हु 
। | पद ॥॥॒ ०० |, 
थ ॥ ८ 
प्रा ७१ के (९ " | , 
छः ५४ बह 4१ है ७४४ है हे 
श्र हा +- 5६ 0४ «०४ 
पर? ०८ ५१' (३ , ०. १0९ ६०५ पा हि 
| शक थे ः 
| । ह प हू 4 | 
0 |] 9 ० हिट हक ५ ५ कम / । 
तिः ७८ हे 2 3 ३) + * के ह 
७३ रि न “ ' ' 
७056 कक] हर न ॥। फ | ॥ < | के 
हा वि ब् 95९ जे ७ आर (४ [ ध ॒ । 
छः ऐड तप ले पा हा. पं के ५ । थ 
ही - | 
- । रे १४ हा, गा बे अब ४. ॥+ ५७१ [९ ॥+) १के ३१ हब 
४ ; मर ० 5 ९ १५ 
9 छल ब 5 न ( ४ ॥। “अर 
छ ई हु घ सि ९६. ॥॥९ * लि ६११ 27 शत 5 0 ह नि १४ 
्‌' ३ १० हू की प + 4 कंय 0) |] 
भज.. (मि ०० टि ५0 पा ि (१ 20 58% 7 न "' 
प्रा हेल्थ ० (९ प्रा है पा पे टी च्ञ ॥* | ह रे रे । हे । ४ ढ 
कनन * + > -« (£॥ धं १ ६ फू | | ' । 
हो - ल्‍ 
[ः छ ० गा 5 ७ >.. हि प के ९ ।है ॥ ि भर ५ है ६... ४ ० ९० प 5 । 
पं लि ० 85 प्र रि रे कि हे 5 || भय ई पु ७. १ 
पु रा फ्ि दा गए हत 2 २३३०० ०४ ५) » 0 ५) ' ५ । 
हम ॥ [ ह 
हि (८8 ८ पं. फ्ि पक ण पड: न. ७ पु जी पु 
7५ 7* नि हा रे 5 हक औ ही कह । कक 0 
प्रा छः || हा कं जे ५ | छः 
85; या ] पं ; | ! ४ 2 ड़ 
5] (धर ्म । (: / ह है 
५ 3 ५ न + । 
45 हि 7 इ : 
॥] ५४ 





भ 


"भक्ति (तत्त्व), ६,३३ 
जैन और बौद्ध में, ३४ 
नमार्ग, ३३,३४ प्र० 
'भगवती सूत्र, १६ टि०, २१ टि०, ४८ 
टि०, ५२ टि०, ५३ टि०, ५४ 
भगवान बुद्ध, १० टि०, शेड टि० 
'भट्टाचायें, के० सी०, १५ 
भरत, चक्रवर्ती, ३,२६ 
'भव-तितीर्षा, ६५,६३ 
"भागवत धर्म, ३३ 
भारत-ईरानी, ११८ 
'भारत-वर्ष (हिन्दुस्तान), 5३,१०१, 
१०६,१९१७,१२०,१२१,१२२, 
श्र३ 
भारतीय, ८०,११५, ११६ 
भारतीय श्रार्थ भाषा और हिन्दी, 
१२३ टि० 
भारतीय वाडःमय, ५७ टि०, ८ टि० 
भारतीय संस्कृति ओर अरहिसा, ४ टि०, 
१०६टि०, ११ टि०, २८ टि० 
'भारमलजी स्वामी, ११४ 
भावना, १११ प्र ० 
भाषा-विज्ञान,४ टि०,११७, ११६९६, १२२ 
'भाष्यकार, ४७ प्र ०, ४६९ 
'भाष्य, जैन आगम पर, ४७,४९,६६ 
पातंजल योगसूत्र-, १३ प्र० 
ब्रह्मसूत्र शांकर--, १३ प्र ० 
+भिक्‍खु दृष्टान्त,६७ टि०,७७ टि०,१०० 
टि०, ११३ टि०, ११४ टि० 


अहिसा विवेक 


भिक्षु--आाचायश्री, ६२ प्र०, ७१, ७३, 


७६,८८,८६,६०,६१,६५, १०४, 
१०५,१०७,११३,११४, १ १५,११६ 
के दृष्टान्त, ७३,७४,७५,७६,६१ 
प्र० €८प्र०, ६६ प्र ०,१००,१०१ 

भिक्षु जसरसायन, छ७टि०, ६६ टि० , 

भिखारी, ८६ 

भीखमंगी, ८३ 

भूमध्यीय, १२० 

भोगवाद, २६ 

भौतिक सम्यता, १२१ 

अमणशील साधु, १२४ 


म््‌ 


मंगल-प्र भात, ५६ टि० 

मद्यपान, १०२, १०३ 

मध्यम मार्ग, २९ 

मनु स्मृति, ४१,४१ टि० 

मन्त्र न्त्र-प्रयोग, ४४,४५ 

ममाई, ६४ 

महाभारत, १४,४२, १०७ प्र ०,४० टि०, 
४१ टि०, ४२ टि० 

महामंगल सूत्र, २९ 

महायान, २६ प्र ०,३८,३९,४०, ५०,६० 

महावीर, भगवान्‌ श्री, €,१०,११,१२, 
१३,१७ प्र०, २७,२८,२६,४०, 
४२,४८,४९,५०,६०,६२,६४,६६, 
८पछ७,८०,११४,१२४ 

महाशतक श्रावक, १०१ 

मांस, ४३,४४,७ १,६९४, १० १ प्र ०,१०२, 
२०४ 

माता-पिता की सेवा, २९,३१,३२,५५, 


श्रहिसायरय॑व्रेक्षण का घब्दानुक्रम 


७५,७६,७७,८७, १०३ 
मात्स्य न्याय (मच्छ गलागल ),६७,७० 
माधुकरी, ८८ 
मार्धल, सर ज्होन, ११६,१२१ टि० 

१२२ टि० 
मित्र-धर्म, ७२ 
मिधभिला, १८ 
मिलावट, १०३ 
मिश्र धर्म ६३ प्र०, ६८ प्र० 
मूनि, १२४ 
मुसलमान, €६, ११६ 
मुहम्मदी धर्म, ७२ 
मृत्युदान, ११५ 
मूल-प्रास्ट्लोइट, १२० 
मेयस मूलर, ४ 
मेघरथ राजा, १४ 
भेतार्थ मुनि, ४८ 
मेत्री, १५ ट०,४२, ४८ 
मंप्रेयी, १२ 
मोक्ष, १०, १९, २१, 


3 ४७ ५६७ ५ 
३०, २३४, ३६, ४०, 
८ 

चर 


तु हक दर 
५०, ७४०, ७२, ७३, ७५, ८२, 


र्‌ ञ्‌ डर श्‌ € प्र ० है 


॥!] छा एड 
4.०, ५८, न 


ल्‍्चैण 
| 
न््त्फि 


१ ॥ 


हिसा-प्रधान, १०, १२, १७, २८ 

यज्ञार्थ कम, ३६, ३७ 

याजवल्क्य, ४ टि०, १२ 

युगल, 

युद्ध श्रोर अहिसा, ७० टि० 

युरोपीय महासमर, १११ 

योग (जैन) ६१, ६८, ७१ 

योगसूत्र (दर्शन), पातंजल, ७, १३, 
१३ टि०.१४, १४ टि०,१५,१५ टि० 

योगी (योग ),२८ टि०, ३५, ३७, १२१ 
१२२, १२२ टि०, १२४ 


पं 


रंगपुर, ११८ 

रखत-दान, ६५ 

राक्षस, १२० 

राग, २५,५७,६०,६१, ६६ टि०,६५० 
६६, >प प्र० ८२, ८ 

राजगृह, प्रथम बोद्ध संगीरि 


+ 


राजपधम, ७3२ 


<+ 
कल 
(१2 


राजसी, ४० 

राम, ६, ४८, ८५, १०७ 
रामानुज, इ३८ 
रामायण, ६८५, २०७ प्र ० 
रादण, १०७ 


राप्टोय छागति, ५८ 


अकड 


पद 


मैयर 


लिपि, ब्राह्मी, २ 
-प्रागू-आरये, १२१ 
लेश्या, ६४ 
लोकेजी की हुण्डी, ५६ टि०, ५७ टि० 
लोक-धारणा, ११३ प्र० 
लोक-पुरुष, ११५ 
लोक संग्राहक दृष्टि, गीता में, ३४ प्र० 
* ४० 
पर तिलक, ३३ प्र० 
महायान में, ३० प्र०, ४० 
लोंकाशाह, ५६ प्र० 
लोक॑षणा, ३३, ४०, ५०, ५१, ५२ 
लोकोत्तर (धर्म), ५७, ७३ प्र० ७६, 
छछ७, ७८५, ७६, ८५२, ८६ 
लोकोपका र, ३० प्र०, ५४, ५६, ६६, 
७४, ८५९६, ६४ 
लोह-वणिक्‌, ५६ 
लौकिक, ५६,५७,५८५,५६,७६,७७,७८, 
७९६,८५२,८३,८प८ 
- अभ्युदय, ३७,५० 
दया, ८५९ 
धर्म, ६८,७३ प्र० 
वनस्पति, ६५,६७,६६,६८, १० १, 
१५०७प्र० 
वरुण, ११ 
वायु, ४१ 
वासना, बौद्ध-धर्म में, ३३ 
वासुदेव, १०४ 
विज्ञान, आधुनिक, ७६ 
विदेह, १२२ 
विद्याधर, १० 
विनयविजयजी, उपाध्यायश्री, १६ 


अहिसा विवेक 


विनोवा भावे, आचाये, ८४ 
विनोबा भावषे के विचार, ८५ टि० 
विरत-इविरत की चौपई, ६३ टि०, ६५ 
टि०,७३ टि०,८५३ टि०,१०१ टि० 
विवेक ६८,६६ प्र ०, ७६,८४,६७, १०२, 
१०४,११५ 
रक्षा का, ८८ प्र० | 
विश्युद्धिम्ग, १५ टि०, १६ टि० 
विशेषावध्यक भाष्य, ११३ 
विश्व-बन्धुत्व, ८१ 
विश्वा मित्र, मुनि, ४२ 


वेद, ३,३टि०, ४ टि०,१२ टि०, ११८, . 


१२२,१२३ टि० 
वेदान्त, ३५ 
वेदिक पंथ, ३३,७२ 
-परम्परा, ३४, ४० प्र०, ४८, ७१, 
श्र्४ 
मन्त्र, १२ 
संहिता, ६,१२० 
बैशाली, द्वितीय बौद्ध संगीति, २६, ३० 
व्यावहारिक धर्म, ७२,७३,७६ 
व्यापक धर्म भावना, ६६ टि०, ७२ टि० 
व्यास, १२२ 
व्हीलर, ११८, १२१ टि०, १२२ टि० 


श 


' - शंकराचाय, ३५,३१८ 


शकडाल पुत्र, २०, २५ 

दतपथ ब्राह्मण, १२३, १२३ टि० 
शरण, चार, ७४ 

शांकर भाष्य, १४ 

शान्तसुधारस, १६, १६ टि०, ५५ टि० 


अहिसानपरयबेैक्षण का धब्दानु क्रम 

घान्ति (नाथ) जिन, 

घाम्मबी मुद्रा, १९२९,१२२ टि० 

दिमलसा, ११८ 

पिलालेख, अशोक के, ३१ प्र० 
वोगाक-ओोई के, ११८ 

लिय, ७,5८5, १२५ 

लशिवि राजा, १४ 

मिबंपणा, ५१ 

भिम्न-देव, १२१,१२१ टि० 

शुभ योग, २७,५१,५३ 

घोपण, पो४ 

श्रद्धा, ७८ 

प्रमण, ३४,१०३,१२४ 

सभावया, ३ टि०,१८,१६,२०,६ 
१०१ 

प्रेणिक, राजा, १०१,१०४ 

ध्पेताम्यर, ५७ 


प्‌ 


परद्कायिक जीव, २१,२२,६३ 


थ्पर ग5 र्‌ 7 5 ४ 
४०, ६५ ०,४७०,८९,६०,६२, 
5 5 कल 
१०2 दि 
डक स+ पक ई>लजपक्क 4 5६ ई>- 5 
ह% ९ - ६०१९: ४ 4७4, ७४ ६८.० ६ ३ 7 'हछ 
इध्राजाए ६७5 
*+ हक बे 





८घ,१००, 


जश्छ 
१8| 


>थह 


जैन, छथप 
द्राविड़, १० 
प्राग-ग्राय,१०,११,१२, ११७ प्र ० 
ब्राह्मण, १० 
भारतीय, ११७ 
वैदिक, ३ प्र०,४ टि०,१०, ११,६९८ 
श्रमण, दे प्र ०, १० 
सिन्धु, ११८ 
सत्प्रवृत्ति, १०,५२,६२,६ 
सत्य की खोज में, १२ टि० 
सत्य,१४टि० ४१,७७,७८, १०८, १६१३, 
११५ 
सत्याग्रह, १०४ प्र० 
सदानी रा (नदी ), १२३ 
सम्यता ईजीन, ११७ 
द्राविष, १०,१२० 
प्रागू-धाय, २,३०,१६१७ प्र 
मानव, २ 
योगलिक 
बंदिय, ५,११६ 
सिन्‍्दु, ११७ प्र 


समाज-दल्याथ, ८६ प्र 
पर 
4 


ब्य्यर्र  # 8 ही के श> ब्न्पी ७०१, 
व्ययस्घा,5७,८०, ६१, ४६, ८४०, 
८६,८३७ 
शारत्र शार्दी), ८४१, ८०, ८४ 
न ज्ड हर 
ड़ 4 ऊ+ 8/6 पछ, ८5५५ ््‌ 
हे 
घर, ६० 
म्त्जतक गोज्पा ब्र्क ल्‍् 
०१-०५ [| नहर अल 3 
5४: कमी 
कक जिकाक-फ बल्‍क जब 0 जप 2275 
बु१०१६ न ३ ६१ ७१३३५३५ ब्घा ड़ 
ल2वल्किीयएज 5 
हज 48% 8४ 4. "हे 
भा, पाटिल कीजिलनइल कप £ 
३ कर 5 की 70% 70० ७ ५ 
हि 
कक न 
इाश््एजण-फा रद | ४; 


झ५८४ं 


दर्शन, ४५,५४५ 
नवोध, २७, ६४ 
सर्वेकल्याणका री दृष्टि, ३९,५६,१११ 
सर्वानुभूति मुनि, ४८ 
सर्वोदिय, ८४ टि० 
सर्वोदिय दनिक जीवन में, ८४ टि० 
सहयोग, ८५७ 
सांसारिक उपकार, ७४७५ 
सात्तिविक, ७० 
साधन (-शुद्धि), ८६ प्र०, ६५ 
साध्य, ८९ प्र०, ६५ 
साध्वाचार, ६६ 
सापेक्षवाद, ७९ 
सामवबेद, १२ टि० 
सामाजिक इतिहास,भारतवर्ष का, ११७ 
सावद्य, ६५,६९३ 
साहित्य, आगमेत र, ४५ 
सिद्ध, ३४,३६ 
सिन्धु-सभ्यता, ११७ प्र० 
का काल-निर्णय, ११५, ११६ 
सीता, ८५ 
सुख, ७७ 
सुखलालजी, पण्डित, २७,३९,५८ 
सुत्कागन-दोर, ११७ 
सुधर्मास्वामी, २१ 
सुनक्षत्र मुनि, ४८ 
सुमेरियन, ४ 
सूत्तनिपात, १३ टि० 
सूत्रकुृतांग सूत्र, २१, २४, २३ टि०, २४ 
टि०, २७ टि० 
सेन, ए० सी०, १० 
सेवा,२६ प्र०,३०,६२,७६,८२,८३  प्र०, 


अहिसा विवेक 


८७,६६० 

सोमपान-विधि, ४ टि० 

सौराष्ट्र, ११७ 

स्थविर कल्‍पी साधु, २४ 

स्थविरवादी (बौद्ध), २६,३६ 

स्थावर, २१,६६,६८, ६३ प्र०, 5१. 
८६,६'७,€८ 

स्वतन्त्रता की श्र, ७७ टि०, ७८ टि०: 


ह्‌ 


हंस तेल, ४४ प्र० 

हठयोग, ५७ 

हड़प्पा, ६,७, १ १६,१२३ 

हरदयाल, डा०, ३० 

हरिजन, ७१ टि० 

हरिजन बन्धु, ७१ टि०, पे टि० 

हरिभद्र सूरि, ११२ 

हरिभाऊ उपाध्याय, ७७, ११६ 

हरिवंश, १० 

हाजरी, जयाचार्येक्नत, ६५ टि० 

हिंसा, ३६,४३,४५,४६,४८,४६,५६,६०,. 
६१,६२,६६,६८,६६,७०,७ १,८१,. 
८२,६३,६४ प्र०,६७,१० ९१, १०२, 
१०३, १०६, १०८, १०६९, ११०, 


१११,११२,११४, ११५, ११६ 
हिन्दस्वराज्य, ८६ टि०, ६६ टि० 


हिन्दी साहित्य, ५७ 
हिन्दू, धर्म, ८३ 

लोग, १००,११६ 
हिन्दुस्तान, ८६ टि०, १०१ टि० 
हीनयान, २९६,३३ 
हृदय-परिवतेन, ८८,६४५ 
हेमचन्द्राचार्य, ५५,११२ 


